मुगल शासन-पद्धति 
सर जठदनाथ सरकार 


शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड 
आगरा 
]964 


मगल शासन-पद्धति 


[पछ्ाग्वा एकष्मंणा ठ उ. पं. 82 :्च्चएाड 2ेव[लवा धान वरशा ] 


मूल लेखक 
सर जद्॒नाथ सरकार 


अनुवादक 
विजयनारायण चौवे, एम. एं., एम. एंड. 
राजकीय जुबिली इण्टर कलिज, लखनऊ 


डिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी [प्रा०) लिमिटेड 
पुस्तक-प्रकाशक एवं विकेता 


जयपुर #.. आगरा ७. इस्दौर 


प्रथम अंग्रेजी संस्करण १६२१ 
द्वितीयावृत्ति १६२४, तृतीयावृत्ति १६९३५, चतुर्थावृत्ति १६५२ 





प्रथम हिन्दी संस्करण १६६० 
द्वितीयावृत्ति १६९६४ 


प्रधान कार्यालय 


अस्पताल रोड, आगरा 
5 
शाखाएँ 
खजूरी बाजार, इन्दोर ७ चोड़ा रास्ता, जयपुर 


मूल्य : ६:२५ रुपये 


दुर्गा प्रिटिग चक्‍से, आगरा 


दो शूब्द्‌ 


किसी एक भाषा की पुस्तक का दूसरी भाषा में अनुवाद करना अत्यन्त 
कठिन कार्य है और फिर सर जदुनाथ सरकार ऐसे महान्‌ इतिहासकार के 
ग्रन्थ का अनुवाद करना तो और भी कठित है। मूल पुस्तक ('४णष्टा॥। 
300ांणं5४७४०॥) की रचना ऐसे स्रोतों के आधार पर हुई है जो मुख्यतः 
फारसी भापा में हैं और मूल पुस्तक में जिनका अनुवाद दिया हुआ है । इस 
प्रकार प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर है। इसमें मूल स्रोतों 
को आत्मा को लाने में मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ, कह नहीं सकता । फारसी 
शब्दों के अर्थों को समझने, उनको शुद्ध लिखने आदि में मुझे श्री शाह मुहम्मद 
वाकर, सहायक अध्यापक (उर्दू), राजकीय जुबिली इण्टर कालेज, लखनऊ से 
बड़ी सहायता मिली है और मैंने यह यत्न किया है कि मूल भावों की हत्या न 
हो और वे ज्यों के त्यों पाठक के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। एतदर्थ मैं अपने 
सहयोगी श्री वाकर महोदय का आभारी हूँ । 

इस कार्य को सम्पन्न करने की प्रेरणा मुझे श्री शारदाप्रसाद दुबे, सहायक 
विएे अधिकारी (पाठ्य-पुस्तक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ से मिली है और 
5. 3 महती अनुकम्पा से यह कार पूर्ण हो सका है । इसके लिए मैं उनका 
आजन्म ऋकपणी हूँ । 

उपयुक्त परिस्थितियों में इस पुस्तक का अनुवाद करने का दुस्साहस किया 
गया है। यदि किसी भी अंश तक मुझे इस कार्य को सम्पन्न करने में सफलता 
मिली, तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा । 


बसन्त पंचमी, २०१६ विजयनारायण चोवे 


प्रस्तावता 


प्रस्तुत पुस्तक के इस संस्करण को मैंने पूर्णतया संशोधित किया है। इस 
संशोधन-कार्य में मैने एनसाइकलोपीडिया आँव इस्लाम का समुचित प्रयोग 
किया है जिसे १६३८ तक की शोधों को एक सप्लीमेंट में समाकलित करके 
पूर्ण बना दिया गया है। इसका फल यह हुआ कि तृतीय संस्करण के कुछ भागों 
को फिर से लिखा गया और उनका विस्तार किया गया । इसमें (क) कुरान- 
विधि, व्यवहार (सामान्य विधि) तथा सरकारी निर्णयों की क्रमानुसार वधा- 
निक रीतियों तथा (ख) संगीत के प्रति 'शरा' के रुख का स्पप्टीकरण जोड़ 
दिया गया है। मीराते अहमदी की भलीभांति छानवीन की गयी है, और 
यत्र-तत्र छोटे-छोटे उपयुक्त विवरणों का समावेश कर लिया गया है। संन्य- 
विभाग तथा नगर-प्रशासन नामक दो नये अध्याय और जोड़े गये हैं। पुस्तकों 
की सूची को पुनः ठीक किया गया है और अन्त में एक परिशिप्ट (प7465) 
भी जोड़ा गया है.) 

अपने इस रूप में यह पुस्तक दिल्‍ली के मुगल सम्राठों की शासव-पद्धति 
पर एक पूर्ण विवरणात्मक तथा विवेचनांत्मक ग्रन्थ होने का दावा कर 
सकती है । 

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने इस वार अत्यन्त लाभप्रद फारसी 
पाण्डुलिपि के सम्पूर्ण पाठ की जाँच कर ली है जिसे मैंने “अधिकारियों. के 
क॒तेब्यों के रजिस्टर” (४0प0 ० 0#700४' 77088) की संज्ञा दी है । 
सन्‌ १६३५ तक (जिस समय तृतीय संस्करण मुद्रित हो रहा था) ज्ञात 
इसकी एकमात्र पाण्डुलिपि में शुरू के दो पृष्ठों की कमी थी जिनमें लेखक का 
नाम, पुस्तक का नाम तथा उसके लिखने की तिथि का उल्लेख था। अब इसे 
१७१५ ई० में हेदायतउतल्ला विद्वारी द्वारा लिखित हेदायेतुल कवायद की संज्ञा 
दी गयी है। 

इस पुस्तक का विकास जनवरी, १६२० ई० तथा फरवरी, १६२१ ई० में 
पटना विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के रीडर की हैसियत से मेरे द्वारा 
दी गयी छह-छह वक्‍तृताओं की दो मालाओं से हुआ है। १६२४ ई० में 


( २ ) 


प्रकाशित द्वितीय संस्करण में दो नये पाठ जोड़े गये थे, और अवैधानिक करों, 
संवाददाताओं, व्याय आदि भागों को इस प्रकार फिर से लिखा गया कि वे 
सर्वथा नवीन बन गये थे। अपने अध्ययन के आधारस्वरूप मैंने मुसल- 
साम्राज्य के अखबारात की मह॒ती राशि तथा फारसी में लिखें हुए दूसरे 
प्राचीन सरकारी दस्तावेजों का प्रयोग किया है। ये कागज जयपुर राज्य के 
रक्षालय तथा आर० ए० एस० (टॉड, पाण्डुलिपि) से प्राप्त हुए हैं। ये 
सिद्धान्त से भिन्न मुगल शासन-पद्धति की वास्तविक कार्य-प्रणाली का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं | ये दस्तावेज भारत में मुगल-शासन के सम्बन्ध में वही महत्त्व 
रखते हैँ जो कि मित्र के प्रारम्भिक अरब शासन-प्रवन्ध के अध्ययन में (वहाँ 
के) कागज (79०9977 ) रखते हैं । 
मैंने केवल मालगुजारी विभाग की वारीक बातों को छोड़ दिया है । 

१०, लेक टेरस, 


कलकत्ता-२६ जदुनाथ सरकार 
जनवरी, १६५२ 


जि9]89॥/(प्राध्षा धा॥॥0॥9५8 


विषय-सूची 


, अध्याय... विषय प्ण्ड 

१. सरकार, उसके लक्षण एवं उद्देश्य १-११ 
१. मुगल शासन-प्रवन्ध को रूपरेखा का अध्ययन ... 
२. वर्तमान में मुग़ल-शासन के चिह्न 


# न्‍टाि) 


की । 





मुगल राज्य के उद्देश्य _ ३ 
2४, मुगल शासन-पद्धति में विदेशी तत्त्व हु 
५. उत्पादक के रूप में राज्य ७ 
६, न्याय एवं व्यवस्था ८ 
७. राज्य द्वारा समस्त सामाजिक कार्यो की उपेक्षा & 
२. सम्नाद एवं विभागीय अध्यक्ष १२-२२ 
मुगल सम्राद्‌ की वैधानिक स्थिति तथा अधिकार १२ 
२. मुंग़ल सम्राट का देविक जीवन 77 १४ 
हे मुत्य विलय ख उनके प्रकत- «५. १६ 
४. वजीर या महामात्य (0॥0॥००॥०) «५. १७ 
५. बरुशी अथवा वेतनाध्यक्ष «०... शैदा 
६. खानसामा ६8: 5६ 
७. न्याय-व्यवस्था 5 है 
८. जनाचार-दोपवेचन (प॥७ 0शा5ह07 ० ;$ 
एकशाए जतक्ाशा5 ) अल हः 5 
३. राजकोष एवं राज-परिवार (प्र७७४०॥७०) विभाग २३-३६ 
१. दीवान अथवा राजकोप भहामात्य 
(ए॥भारणो07 ० ॥॥6 ] २ *».. ४३ 
२. दीवान के कार्यालय में पहुँचने वाले सरकारी 
दस्तावज र्ट 


मु (४ 
मई 


विभिन्न दीवानों की वंयक्तिक कार्य-संचालन पद्धति २ 
४: राज्य-भूमि के दीवान के कर्तब्य ३३६ 
५. दीवाने तनखा के कृतेब्य *" . ' कप 


नह 
3 


ब्छ 
०्<्‌ 


( २३२ ) 


अध्याय विपय पृष्ठ 
६. खानसामा [प्रांही। 6७४) के कार्य... ३४ 
७. वुयुतात के कर्तव्य कक. “हु 
प्रान्तीय शासन ४०-४५ 
१. ग्राम्य जीवन एवं ब्राम्य-हित के प्रति 
अधिकारी-वर्ग की अरुचि एवं उदासीनता -.... ४० 
२. सूवेदार और उसके कत्तंव्य के हाई 
३. प्रान्तीय दीवान के कर्तव्य ४... -हंए 
४. फौजदार और उसके कतंव्य 05४ * हे 
५. कोतवाल और उसके कतंव्य न््न. ४8 
६. संवाददाता «०... ४२ 
५. फरारोपण (]४5४0॥ ) २५-७८ 
१. कर संग्रह करने वालों के प्रति भारतीय 
कृपकों की स्वाभाविक शत्रुत्ता ००. ६ 
२. भुगतान का बकाया रखने वाले कृपक »»«. ७ 
३. किसानों पर राज्याव्यक्षों द्वारा निन्दित नियम- 
विरुद्ध कर बडे ५६ 
४. माल-विभाग के निम्नकोटि के निप्ठुर एवं 
निर्देय कर्मचारी ६५8६ हुई 
५. मालगुजारी से सम्बन्धित अधिकारी दस्तूरी 
क्यों लेते थे ? 4... ऑय 
६. करोड़ी अथवा जिले की मालगुजारी वसूल करने वाला ६३ 
७. अमीन और कानूनगों ६७४... हेड 
८. आववाब अथवा अवैधानिक कर ४३. हे 
६. औरंगजेब द्वारा हटाये गये आबवाब ४४ - है: 
(अ) पंदावार की बिक्री पर लगायी गयी चुंगी ६६ 
(व) जायदाद के वेचने पर ली गयी फीस ... . ७० 
(स) राज्य की फीस अथवा दलाली और 
अधिकारियों की दस्तूरी ७१ 


(द) व्यापारों एवं व्यवसायों पर लाइसेन्स टैक्स. ७ प्र 
(य) बल्नपूर्वक प्राप्त चन्दा, उपहार और सेवा. ७६ 
(र) हिन्दुओं पर लगाये गये कर 


जप 


' अध्याय 


विषय 


६. विधि एवं न्याय 


१७०. 


नर अ्ौेू ७ #&0 #ा 


री छ 


/72 


. न्याय-व्यवस्था एवं उसकी शाखाएँ कर 
« मुगल वादशाहों की न्‍्याय-प्रणाली 

. काजी और उनका कार्य 

. काजी, उसकी स्थिति एवं अधिकार 

« मुसलिम कानून, उसका स्वरूप एवं स्रोत... 
. अपराधों का वर्गीकरण सप 
. मुसलिम कानून द्वारा समथित दण्ड-विधान 
. व्यक्तिगत प्रतिकार, लोकापमान आदि 

. औरंगजेब के शासनकाल की दण्ड-संहिता 


(?#ऐश 0006) रि 


इस्लाम में संगीत का स्थान 


७. बादशाह के विशेषाधिकार 
८... घर्माष्यक्ष (पलात ण छेशाह्ां0०) के रुप में सम्राट 


न पी > 25 


-ण 


४. धामिक पथ-प्रदर्शक के रूप में अकबर की पूजा 
« सम्राट की धामिक उपाधियाँ 
- सुन्नी घामिक कट्टरता के नायक के रुप में 


७. 


, मुसलिम राज्य में सम्राट के धामिक कार्य 
- एक महान्‌ पथ-प्रदर्शक के अवतार की लोकेच्छा 
- अकवर द्वारा स्वयं को ईश्वर का अभिकर्ता 


घोषित करना 


औरंगजेब और शियाओं का अवदमन 
मुसलिम भारत में शिक्षा 


सामन्तशाही की स्थिति 


ज ; 
' 


१, 
कर 


>( 


अमीरों की सम्पत्ति की जब्त करना ५ 
मृत्यु के पश्चात्‌ व्यक्तिगत सम्पत्ति की जब्ती 
का कारण हि 


- अमीरों की सम्पत्ति की जब्ती के बारे में 


सम्राट्‌ के अध्यादेश 


. जब्ती के नियमों से सम्बन्धित सिद्धान्त 


कक 


कक 


9६-१०४५ 


१०६-११७ 
११८-१३० 
११८ 
११६ 


नी । 
छः 


न्ट रत. +# 5 
न 


जा ९ भा ्‌ 
 न#रृ( 


२१२५ 
१३७ 


( ४ ) 
अध्याय विपय पष्ठ 


५. जब्ती की प्रथा का प्रभाव ४७ अवध 
६. बैतुलमाल अथवा जब्त की गयी सम्पत्ति का गोदाम १४३१ 
७. सम्राट्‌ हारा जामिन (70998०8) के रूप में 


रखा गया अभीरों का परिवार ०५. शैड॒ॉर 
१०. राज्य व्यवसाय १४५-१४८ 
१. उत्पादक के रूप में शासन ००. श४४ 
7 रे) राज्य कारखाने व अन्य खजाने «०. १४६ 
५३. राज्य कारखानों के कार्ये का विवरण इड७.. 6 
&/ राज्य उद्योग के कुछ प्रमुख स्थान 5७ 
५. कारखानों की वर्गीकृत सूची »»«. १५४३ । 
११. औरंगजेब के मालगुजारी सम्बन्धी नियम १५६-१७६९ 


१. १०७६ हिजरी सन्‌ (१६६६ ई०) में 
गुजरात के दीवान मुहम्मद हाशिम के नाम 
जारी किया गया औरंगजेव का फरमान... १४५६ 
२. मालगुजारी-प्रदर्शका के रूप में रसिकदास 
करोड़ी को दिया गया सम्राद औरंगजेब का 
फरमान «१७२ 
१२. जल और थल सेना 


श्८०-श्८प८ 
१. वरुशी के कार्य--सम्राट्‌ सेना का एकमात्र 
सैनापति «००. १८० 
मनझ बदारी प्रथा नन. हरुमर 
“सशस्त्र सेना के अंग «०. हुंपर् 
“अनुशासन, युक्ति तथा युद्ध-साधन के रूप में 
५४ वास्तविक भूल्य १८६ 
१३. नगर प्रशासन १८६€६-१६४ 
१. किस प्रकार के नगर थे ? 30० हक 
२. आधुनिक नगर-जीवन की सुविधाएँ कहां 
तक उपलब्ध थीं ? ्ि १६० 
३. नमरों में करारोपण | १६९३ 


अध्याय विपय 


१४. सरकारी पत्र और मोहर 
१. सचिवों का पत्र-संग्रह करने की विधि 
२. हिन्दू मुंशी और उनके कार्य हा 
३. सरकारी पत्रों की शैली एवं उन पद मोहर 
लगाने का कार्य 
४. पत्रों के भेद और उनके नाम 
५. फरमानों को लिखने तथा उन पर हस्ताक्षर 
करने की सरकारी विधि 
६. एक राजकुमार (शाहजादे ) अथवा अमीर के 
सचिव (मुंशी ) की पत्र-पुस्तक की विपय-सूच्री 
, १. सुग़ल शासन की सफलता एवं असफलता 
ह १, मुगल सरकार के राजनीतिक प्रभाव 
२. वाह्य जगत से स्थापित सम्बन्ध 


# 


३. इस्लाम के कारण भारत में घाभिक परिवर्तन 


ण्द्‌ 


. समाज, भवन-निर्माण-कला एवं कला पर 
मुसलिम प्रभाव ; 

५. भारत में मुसलिम-स्थिति की शवित के तत्त्व 

६. नवागन्तुक मुसलमानों का भारतीय हो जाना 

७. राज्य के अन्तर्गत छिन्न-भिन्न करने वाली अबिद 

८. जनता का उत्तरोत्तर पतन 

8. हिन्दुओं के स्वाभाविक विकास की अवर्भाद्ध 

०, भारतीय मुसलमानों का अपकर्पण 

१. प्रगति एवं आत्म-सुधार की भावना # 
अभाव के कारण मुग़रल-साम्राज्य का पतन . , 

१६. जामकारी के स्रोत ; | 

१. आईने अकबरी की आलोचना 

 दस्तुरुल अम्ल और उनकी विपय-मूत्री 

., अधिकारियों के कर्तव्यों का रजिस्टर 
अन्य स्रोत हज 


२ 
5 


“्जै 


व्‌ 


अध्याय १ 
सरकार, उसके लक्षण एवं उद्देश्य 


१. मुग़ल शासन-प्रवन्ध की रूपरेखा का अध्ययन 


भारत में मुग़ल-साम्राज्य के इतिहास--कुल क्रमागत सम्राटों की ,लम्बी 
कहानी--दिल्‍ली के राजसिहासन के लिए उनका युद्ध, अपने विद्रोही सामन्‍्तों 
एवं स्वृतन्त्र पड़ोसियों के विरुद्ध विजयाभिमान तथा भारत की प्राकृतिक 
सीमा के वाहर उनके साहसिक अभियानों से हम लोग भलीभाँंति परिचित हैं । 
भारत में आये हुए वहुत-से यूरोपीय यात्रियों के लेखों के आधार पर हम मुगल- 
सम्राटों के निजी जीवन, उनके राजदरवार की सजधज एवं उत्सव तथा सड़कों 
की दशा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं । किन्तु मूल फारसी लेखों के आधार 
पर उनकी शासन-प्रणाली का विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है । 
यह कार्य निस्सन्देह वड़ा कठिन है। इसके दो कारण हँ--अंगतः समय की 
गति के प्रभाव के कारण बहुत-से लेख नप्ट हो गये हैं; और मुख्यतः केवल वे ही 
लोग जो आधुनिक भारतीय शासन-प्रणाली के वास्तविक संचालन में अनुभवी हैं, 
मुगल शासन-पद्धति को हमारे सम्मुख सजीव रूप में रख सकते हैं । रोमन 
साम्राज्य के पतन के महान इतिहासवेसा ने भी यह स्वीकार किया है कि 
अंग्रेजी सेना" के कप्तान तथा ब्रिटिश पालियामेण्ट के सदस्य के रूप में उसके 
निजी अनुभव ने ही उसे रोमन सेनानायकों के आक्रमण एवं प्राचीन रोम 
के सीनेट के वाद-विवाद को समझने के योग्य बताया । हम भारतीय इतिहास 
के अतिनिकट के विद्यार्थी इसके लिए पुराने दस्तावेजों एवं अतीत के 
हस्तलेखों का ही प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग केवल मुगल शासन-पद्धति के 
वाह्य रुप का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; उस पद्धति की वास्तविक कार्य- 
प्रणाली, उसके आन्तरिक स्रोत्त एवं प्रत्यक्ष प्रभाव को भलीभाँति वही समझ 


आज +5७3.. >2़+ अंक जलन अनिनगरगय न के नी अननरन जड पिफननाओ ऑजिनन-॑न्‍ना-न-य- 


3 जाधुनिक पैदल सेना के विकास एवं अनुशासन ने मुझे व्यूह एवं सैन्य- 


दल्व के सम्बन्ध में एक स्पष्ट विचारधारा दी है और रोमन साम्राज्य के 
इतिहासवेताओंं के लिए हैम्पणायर के गोला फेंकने वाले सिपाहियों के 
बष्तान निरर्थक नहीं हो गये हैं। [देखिए, गिव्वन की संक्षिप्त जीवनो ] 


२ मुगल शासन-पद्धति 


सकता है जो ऐतिहासिक फारसी पाण्दुलिपियों के ज्ञान के साथ-साथ दीर्घकालीन 
प्रान्तों के शासन में अनुभवी भी हो, अर्थात्‌ जो उत्तरी भारत के सिविल सर्विस 
के विद्वान सदस्य हों । 

आधुनिक यूरोपीय लेखकों ते मुग़ल शासन-प्रवन्ध के केवल दो विभागों, 
भूमि-कर (]शञत्त 707070०) तथा सेना, का ही विस्तृत अध्ययन किया है। इन 
दोनों विभागों के विपय में अंग्रेजी में अधिक सामग्री भी उपलब्ध है। अतः मैं 
इस पुस्तक में सैन्य-विभाग का संक्षिप्त विवरण दूंगा और भूमि-कर के सम्बन्ध 
में, पाण्डुलिपियों के आधार पर, जो मेरे पूर्बवर्ती लेखकों को अज्ञात थीं, 
अतिरिक्त सूचना देने में ही अपने को सीमित रखंगा । 


२. वर्तमात्त में मुग़ल-शासन के चिह्न 


हम लोगों के लिए मुग़लकालीन शासन-पद्धति शास्त्रीय आकर्षण की अपेक्षा 
और अधिक महत्त्व की है। मुग़ल-णासन के अधीनस्थ प्रदेश के बाहर की 
हिन्दू रियासतों ने भी इस प्रकार की शासन-पद्धति, व्यवस्था, कार्य-प्रणाली, 
ढांचा तथा उपाधियों को अपनाया था। यह देखकर आएचर्य न होगा कि 
जयपुर और वुन्देलखण्ड के राजसामन्तों ने मुगल-पद्धति का ठीक उसी प्रकार 
अनुसरण किया था जिस प्रकार इस समय बड़ौदा, ग्वालियर, इन्दौर तथा 
अलवर के दरवबारों ने ब्रिटिश शासन-पद्धति का अनुकरण किया है। किन्तु मुगल 
शासन-पद्धति भी तत्कालीन किसी स्वतन्त्र हिन्दू राज्य द्वारा अपनायी गयी 
पद्धति का ही प्रतिरुप थी। हिन्दू धर्मपरायणता के पक्के पुजारी शिवाजी ने 
भी सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इसी की नकल की थी और वाद में ही उन्होंने अपने 
दरवार में फारसी पदवियों के स्थान पर संस्कृत उपाधियाँ प्रयुक्त कर अपने 
शासन के ढाँचे को हिन्दुत्व के रंग में रँगने का थत्म किया था । किन्तु उनके 
राज्य में भी जहाँ पर मराठो भापा के उपयुक्त शब्द नहीं थे, बहुत-से विभागों 
के नाम, सरकारी लेख एवं अधीनस्थ कर्मचारी की उपाधियां इस्लामी ही रहीं । 
इस भ्रकार एक समय ऐसा था जबकि समस्त सब्य एवं संगठित भारत 
में मुश़ल-पढ़ति ही फैली हुई थी। इस समय भी इसका बिलकुल लोप 
नहीं हुआ हैं। इसके चिह्न अब भी अवशेष हैं। इतिहास का चैतन्य विद्यार्थी 
007 शासन सम्बन्धी भासाद के नीचे मुग़लकालीन शासन- 
द्वार के ढांचे का पता लगा सकता है ठारहवीं शताब्दी में जब अंग्रेर्ज 
सौदागरों और कणिकों ( कक हे जा 08 
। ' दल को यकायक एक अपरिचित 
भूमि एवं विदेशी जाति पर शासन केरना पड़ा, तव उन लोगों ने स्व॒त्त:ः उस 


डं मुगल शासन-पद्धति 


(मैं इस शब्द का प्रयोग अति व्यापक रूप से कर रहा हैं) समाज अथवा 
जातिगत भ्रातृत्व पर ही छोड़ दिये गये थे और भारतीय शासन के विद्यार्थी को 
उसे चुपके से टाल जाना चाहिए । 

एस प्रकार, शासन का उद्देश्य अत्यन्त सीमित, भौतिक एवं अत्यन्त निम्न 
कोटि का था । ह 

४. मुगल घासन-पद्धति में विदेशी तत्त्व 

सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य मौलिक साधनों के आधार पर भारत में 
मुगल-साम्राज्य के सूक्ष्म अध्ययन से हमें कुछ ऐसी बातों का ज्ञान होता है जो 
मुख्य रूप से इस शासन की विशेषताएँ हैं । 

सर्बेप्रथम, मुगल शासन-पद्धति अपने बादणशाहों के धर्म व जाति के रंग 
में रँगी हुई थी । वे विदेशी मुसलमानी राजवंश के थे, जो भारत के बाहर कुछ 
देशों में इस्लाम के प्रसार के आठ शताब्दी पश्चात्‌, भारत में घस गये थे। उन 
देशों में नवीन शासन-पद्धति का विकास हुआ था । 

हमारे तुर्की विजेता अपने साथ अपने नये देश में वही शासन-पद्धति लाये 
जो भारतेतर मुसलिभ देशों में आदर्श समन्नी जाती थी और जो शताब्दियों के 
अनुभव से अत्यन्त सफल सिद्ध हो चुकी थी; उदाहरणार्थ, इराक के अब्वासी 
खलीफाओं तथा मिस्र के फातिमी खलीफाओं की शासन-पद्धति । मुग्रल-शासन 
भारतीय एवं अभारतीय तत्तवों का मिश्रण था, अथवा दूसरे शब्दों में सचमुच 
यह भारतीय घातावरण में ईरानी-अरबी शासन-पद्धति थी । 

उनके शासन-सिद्धान्त, उनकी धामिक नीति, उनके कर सम्बन्धी नियम, उनके 

विभागीय प्रबन्ध तथा उनके कर्मचारियों की उपाधियाँ, भारत के बाहर 
से घवनी-वनायी लायी गयी थीं, किन्तु शासित जनता से परिचित एवं उस क्षेत्र 
में पहले से ही प्रचलित प्राचीन देणी पद्धति से समझौता कर लिया गया था । 
विदेशी पद्धति की विशेषताओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सुधार 
लिया गया था । उस समय की प्रचलित भारतीय पद्धतियों एवं व्यावहारिक 
नियमों को उस सीमा तक प्रतिप्ठा थी जहाँ तक वे समस्त मुसलिम 
राज्यों के मूल सिद्धान्तों के विपरीत न थे। समस्त अनावश्यक कार्यों, 
राजनीतिक कौतुकों* एवं प्राय: ग्राम-शासन तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों 


रे भूमि-कर वसूल करने से पहले लाई क्लाइव प्रति वर्ष म्शिदाबाद में 
पन्‍्याह नामक एक कृत्य किया करता था। यह एक हिन्दू भूमि-कर प्रथा 
है जो अत्यन्त प्राचीनकाल से ही, मुसलिम-युग से लेकर ब्रिटिशकाल के 
आरम्भ तक, होती चली आ रही थी। 


सरकार, उसके लक्षण एवं उद्देश्य भू 


में भारतीय रीतियाँ प्रचलित थीं, किन्तु दरवार (जो शाहंशाह के लिए व्यक्तिगत 
विपय था) और उच्चाधिकारी क्षेत्रों में (जिसे फारस तथा मिस्र से प्रोत्साहन 
मिला था) विदेशी आदर्श का ही बोलवाला था । 
मुग़ल-शासन में विदेशीयता का ज्वलन्त उदाहरण प्रान्तीय शासन से सुविधा- 
पूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। हैम्बर्ग के प्राध्यापकफ सी० एच० वेकर 
लिखते हैं कि “अरब राज्य के आदि में (मित्र में) दो राजनीतिक कार्य स्पष्ट 
रूप से पहचाने जाते थे, राज्याधिकार तथा कोप । राज्यपाल को अमीर कहते 
थे। इसी के अधीन सेना तथा पुलिस थी। इसी के समकक्ष कोपाध्यक्ष था, 
जिसे आमिल' कहते थे। ये दोनों अधिकारी एक-दूसरे पर कड़ी निगाह रखते 
थे। सैन्य एवं शासन-विभाग के प्रधान के नाते अमीर का प्रभुत्व में प्रथम 
स्थान था किन्तु वे दोनों पद की दृष्टि से समान थे और कोपाध्यक्ष का 
णाहंशाह पर अधिक प्रभाव था। [एनसाइक्लोपीडिया आंच इस्लाम, जिलल्‍्द २, 
पृ० १३| 
सूवेदार (प्रान्तीय शासक) और दीवान [प्रान्त का भूमि-कर अध्यक्ष) का 
पारस्परिक सम्बन्ध ठीक इसी प्रकार का था। दोनों के बीच अधिकार सम्बन्धी 
शत्रुता तथा अपने स्वामी से उनके परस्पर दोपारोपण का ज्वलन्त उदाहरण 
सरकारी दस्तावेजों पर आधारित सत्रहवीं शताब्दी के उड़ीसा के इतिहास में 
मिलता है क्‍योंकि प्रोफेसर वेकर के कथनानुसार “एक-दूसरे की कड़ी निगरानी 
करना उनका कतंव्य था ।” इन दस्तावेजों को मैंने अपनी “स्टडीज़ इन औ रंग- 
जेब्स रेन” नामक पुस्तक के अध्याय १४, अनुच्छेद १४ में प्रकाशित किया है। 
रोमन साम्राज्य में प्रान्‍्तीय शासक (जिसे लिगेटस (7,08&008) कहते थे) का 
भूमि-कर अध्यक्ष (प्रोवयुरेटर (?7००४४४००)--दीवान के तुल्य) से निरन्तर 
विरोध था और वह प्रायः उसकी शिकायत किया करता था। 'रोमनकालीन 
ब्रिटेन में रानी बौडिका (80000९७॥ 07 802070०७ ) के पतन के कुछ ही समय 
पश्चात्‌ प्रोक्युरेटर ने लिगेट्स को छलपूर्वक वापस बुला लिया था | 
इस प्रकार, मुसलिम देशों के आदर्श को भारत के वाहर भी शासन के: 
विभिन्न विभागों के विभाजन में अपनाया गया था । ु 
दूसरे, सरकार मूलतः फौजी थी और यद्यपि यह थोड़े समय में देशी 
वन गयी थी, फिर भी इसने अपने फोजी लक्षण को अन्त तक बनाये रखा। 
मुग़्ल-शासन के प्रत्येक अधिकारी को फौज में भरती होना पड़ता था। उसे 
मनसवदार [ वहुत-से घुड़सवारों का नाममात्र का नायक ) बनाया जाता था जो 
उसके वेतन एवं उसकी सामाजिक स्थिति का द्योतक जा ! सिधिल कर्मचारियों, 


रु मुगल शासन-पद्धति 


न्यायाधीशों, डाक, कर अथवा चुंगी के अध्यक्षों तथा उच्च वेतन-क्रम के लिपिकों 
और गणकों (8०००४८४०४७) को भी मनसवदारी अर्थात्‌ सेना की सदस्यता 
का पद प्रदान किया जाता था। सेना की क्रमिक सूची में उनके नामों का 
उल्लेख होता था, 'वरुणी' उनका वेतन निश्चित करता था और उनकी पदोन्नति 
उनके औपचारिक प्रभुत्व की वृद्धि के रुप में होती थीं। इससे यह सिद्ध होता है 
कि शासन का कोय अथवा राज्य व्यय-विभाग सैनिक और सिविल सेवाओं के 
लिए एक था; वस्तुतः सिविल कोप बिलकुल था ही नहीं । हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यद्यपि वेतन-पावना-पत्र (8075-98) को बरुशी अथवा सन्‍्य 
वेतन अधिकारी ही स्वीकृत करता था, किन्तु (अभियान के समय रणभूमि के 
सेनिकों के अतिरिक्त) सब लोगों के वेतनों का भुगतान दीवान ही करता था 
जिसकी गणना एक सिविल अधिकारी के ही रूप में होती थी । 

तीसरे, मुग़लकालीन भारत की भूमि-कर-व्यवस्था की मुख्य उल्लेखनीय 
विशेषता देश की प्राचीन प्रधाओं, कार्य करने की रीति एवं परम्पराओं का 
ठीक-ठीक अनुसरण करना है। वस्तुतः, प्रारम्भिक मुसलिम विजेताओं ने अत्यन्त 
बुद्धिमानी से प्राचीन हिन्दू भूमि-कर-व्यवस्था को ज्यों का त्यों कायम रखा था, 
प्राचीन हिन्दू भूमि-कर अधिकारियों को नियुकतत किया था और जब तक इसमें 
किसी प्रकार का महत्त्वपूर्ण दोप अथवा गवन न होता तथा वियमानकूल भूमि- 
कर वसूल हो जाता था, कदाचित्‌ ही इस विभाग की कायंप्रणाली में हस्तक्षेप 
किया । 

यह बात केवल भूमि-कर के लिए ही सत्य है जो सदेव भारत में 
राजकीय कार्य की अत्यन्त परम्परा-प्राप्त एवं सनातनी शाखा रही है। 
कित्तु राज्य की आय के अन्य साधन कुरान के नियमों तथा भारत के बाहर 
प्राचीन मुसलिम देशों की प्रथाओं से ही पूर्ण रूप से प्रभावित थे। भूमि-कर 
विभाग सम्बन्धी राज्य की वास्तविक कार्यप्रणाली को इस्लाम के धामिक 
कानूनों के अनुकूल बनाने के यत्नों के प्रमाण३ हमें भारतीय इतिहास में मिलते 
हैं। इस प्रकार, सत्रहवीं शताब्दी में विकसित मुग़ल-साम्राज्य की सम्पूर्ण: 
भूमि-कर-व्यवस्था अधिक समय से भान्य हिन्दू प्रथाओं तथा आदर्श अरबी 
सिद्धान्तों, इन दो वातों से प्रभावित थी । 


इन दो विरोधी तत्वों का पारस्परिक सम्बन्ध सर्देव उचित और सफल न 


था ओर अत्त में भारतीय प्रथाओं का प्राचीन भार फिरोजशाह तुग्रंलक और 





जब नल >ल न न >--++- -००-+->०० ४; 


उदाहरणस्वरूप फिरोज्ञशाह तुग़लक, (इलियट, जिल्द ३, पृ० ३७७ ) 


सरकार, उसके लक्षण एवं उद्देश्य ७ 


औरंगजेब ऐसे कुरान के कट्टरपंथियों के शास्त्रानुसारी ओज (07#॥0व०५5 ४«४)) 
को अत्यन्त भारी प्रतीत हुआ । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ अथवा उनके जीवन- 
काल में ही कुरान के सिद्धान्तों के अक्षरशः पालन तथा नयी पद्धति के उन्मूलन 
के थोड़े ही समय पश्चात्‌ सभी बातें पुन: अपने परम्परागत मार्गों पर आ गयीं। 
इस विपय पर अगले अध्याय में विस्तारपुर्वक प्रकाश डाला जायगा । 
५. उत्पादक के रूप में राज्य 
चौथे, मुग़लकालीन भारत में राज्य ही बहुत बड़ी संख्या में कई वस्तुओं का 
सबसे बड़ा अथवा बड़े पैमाने पर उत्पादक था | खुले बाजार में तैयार वस्तुओं 
के क्रय करने अथवा ठेकेदारों को अधिक संख्या में वस्तुओं के लिए आदेश देने 
की राज्य की वर्तमान पद्धति ग्रह-उद्योग के उस काल में सफल न होती, जबकि 
विक्रय की दृष्टि से वेय क्तिक क्षमता द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन अज्ञात था । 
अतः राज्य ही विवश होकर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता था । 
इसकी आवश्यकता भी अत्यधिक थी । वर्ष में दो वार, वरसात और जाड़े 
में, वादशाह प्रत्येक मससवदार को ऋतु के अनुकूल खिलञत प्रदान करता था ! 
सन्‌ १६९० सें वेतन एवं जागीर-प्राप्त मससवदारों की संख्या क्रमश: 
लगभग ७५०० और ७००० थी । [ज्ञवाबिते आलमगीरी, पु० १५अज] उच्च- 
' पदस्थ अमी रों के हेतु सम्मानसूचक कई वस्न्रों वाली एक पोशाक भी थी । ऋतु के 
अनुकूल इन दोनों उपहारों के अतिरिक्त राजकुमारों, राजसामन्तों, दास और 
बहुत-से मनसबदारों तथा दरबारियों को भी बादशाह के चन्द्र और सौर महीनों 
के अनुसार दोनों जन्म-दिवसों, राज्याभिषेक के चन्द्र मास सम्बन्धी वापिकोत्सव, 
दोनों ईद के अवसरों और औरंगजेब के राज्य तक प्राचीन फारसी वर्ष के नये 
दिन पर, जबकि सूर्य नवरोज में प्रवेश करता है, सम्मानसूचक वस्त्र दिये जाते 
थे। नियमानुकूल उन लोगों को भी खिलअत दी जाती थी जो दरार में 
उपस्थित कराये जाते थे, छट॒टी लेते थे अथवा पदों पर नियुक्त किये जाते थे। 
औरंगजेब के राज्यकाल में अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने बालों 
को भी खिलअत प्रदान की जाती थी | | 
इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि शासन को वर्ष भर की 
आवश्यकता के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में कपड़ों और सिले हुए चस्त्रों को 
संचित करना पड़ता था । साम्राज्य के प्रमुख नगरों में राज्य पर अवलम्बित 
अनेक कारखातनों द्वारा इनकी पूर्ति निश्चित रूप से हो जाती थी। यहाँ पर . 
(कभी-कभी सुदूर भान्तों से) कुशल कारीगर लाये जाते थे, जो सरकारी 


द मुगल शासन-पद्धति 


अव्यक्षों (दारोगा) के अन्तर्गत रखे जाते थे और जिन्हें दैनिक मजदूरी दी 
जाती थी। वे लोग स्वहस्त-निरमित बस्तुओं का उत्पादन करते थे जो गोदामों 
में संचित की जाती थीं। 

शाहंशाह की घरेलू उपभोग एवं विल्लास की विभिन्न सामग्री हेतु भी 
ऐसा ही किया जाता था । बाजार में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं के क्रय करने तथा 
हसरी सामग्रियों को आवश्यकता पड़ने के बहुत पहले ही बैयार कराने का 
कार्य खानसामा का था । कारखानों के विस्तृत अध्ययन से हमें औद्योगिक क्षेत्र 
में कार्य के वृहत्‌ क्षेत्र का पूर्ण विवरण प्राप्त हो सकेगा । 

पाँचेवें, मुगल-शासन एक अत्यन्त केन्द्रित निरंकुश राज्य-शासन था | राज्य- 
शासन के सम्पूर्ण ढाँचे का प्रेरक राज्य-पद ही था। जहाँ पर शासन निरंकुण, 
सर्वोच्च सत्ता एक ही मनुष्य के हाथ में केन्द्रित, जिलों के बीच यातायात के 
लाधन शिथिल तथा जनता में राजनीतिक चेतना एवं स्वतः किसी कार्य को 
करने की शक्ति की कमी होती थी, वहां पर इसके फलस्वरूप सरकारी पत्र- 
व्यवहार की बहुतायत और लिखित सरकारी दस्तावेजों की भरमार हो जाती 
है। आक्रमणों के वास्तविक संचालन के अतिरिक्त शेप परिस्थितियों में मुगल- 
शासन एक कागजी राज्य था । इसके अधिकारियों को वहुत-से रजिस्टर रखने 
पड़ते थे, जैसे पत्रव्यवहार का रजिस्टर, अधिकारियों के नामों की सूची, 
विवरण-पंजिका, अधिकारियों की सेवा-पंजिका, प्राप्त समाचारपत्रों एवं 
निष्क्रान्तों (१९४०४८०॥७७) का लेखा, हिसाव-किताव का दो अथवा तीन 
श्रतियों में पूर्ण अथवा संक्षिप्त लेखा। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के 
सूचनार्थ गुप्तचरों और हरकारों की एक सेना भी नियुक्त थी । 

आईने अकबरी' में वणित पद्धति की आलोचना करते हुए एक अनुभवी 
एऐंग्लो-इण्डियन प्रशासक का कथन है कि “अकवर विस्तृत वर्णन पसन्द व्यक्ति 
था किन्तु आईने अकवरी में इसे वहुत-चढ़ाकर लिखा गया है। वैसे सर्वत्र 
यही माना जाता था कि उचित रजिस्टरों के रखने पर ही कार्य का नियन्त्रण 
निर्भर है, जवकि हमारे समय के अविकारियों के लिए यह पद्धति पूर्णतया 
अमात्मक है ।” [डल्क्यू के वंस एन० डच्ल्यू० प्राविन्सेज, पृ० १०१] 


६. न्याय एवं व्यवस्था 


छठे, न्याय एवं व्यवस्था के प्रति रुझान आ 
वा। न्याय करना तथा व्यवस्था बनाये 
में,से एक है, किन्तु मुगल 


धुनिक विचारधाराओं के विपरीत 
रखना वर्तमान राज्यों के प्रमुख कर्तव्यों 
“शासन समयानुकूल सुधार एवं प्रसरण के लिए अत्यन्त 


सरकार, उसके लक्षण एवं उद्देश्य 8 


निर्बेल और अयोग्य था। इसमें निस्सन्देह बाह्य आक्रमणों तथा आन्तरिक 
विद्रोहों से देश को बचाने तथा अपने अधिकारियों द्वारा नगरों के जन-धन की 
रक्षा करने का यत्न किया गया था किन्तु विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा का 
भार स्थानीय लोगों पर ही छोड़ दिया गया था । इसे स्थानीय चौकीदार ही 
करते थे। ये ग्राम के नौकर होते थे, ग्राम की भूमि अथवा पैदावार के एक अंश 
से ही इनका भरण-पोषण होता था और इनकी गणना उन अधिकारियों में 
नहीं होती थी जो राज्य की ओर से वेतन पाते थे तथा जिन पर राज्य का 
नियन्त्रण होता था । गाँवों की शान्ति एवं सुरक्षा का भार अपने ऊपर न लेकर 
मुगल-शासन ने ग्रामीणों पर ही उनके निजी धन तथा समीपस्थ सड़कों पर 
यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व मढ़ दिया था। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि राज्य की ओर से एक अधिकारी (फौजदार) की 
नियुक्ति हुई थी किन्तु उसका अधिका--स्षेत्र इतना विस्तृत था कि वह उस 
मण्डल के समस्त ग्रामों की पुलिस की देखभाल करने में असमर्थ था। चारों 
ओर फंले हुए कुख्यात हिसात्मक कार्यो जैसे स्थानीय जमींदारों के विद्रोहों 
एवं डाकुओं के बहुत बड़े गिरोहों द्वारा सुसंगठित धावों को रोकना 
अथवा बहुत बड़े पैमाने पर भ्रूमि-कर न देने पर दण्ड देना, उसका प्रधान 
कर्तेव्य था । 

जहाँ तक न्याय का सम्बन्ध था, मुगल शासक न्याय-स्रोत होने का दिखावा 
करने के प्रेमी थे और अति प्राचीन पूर्वीय पद्धति को अपनाये हुए थे जिसके 
अनुसार राजा को स्वयं खुले दरवार में मुकदमों का फैसला करना चाहिए । 
अगले अध्याय में इस विषय पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला जायगा । 


७. राज्य द्वारा समस्त सामाजिक कार्यों की उपेक्षा 


प्रान्तीय शासन के वारे में चर्चा करने की बहुत ही कम आवश्यकता 
है क्योंकि प्रान्तों की राजधानियों के कार्य शाही दरबार के कार्यो के 
' प्रतिरुप थे और स्थानीय सूबेदार, दीवान और काजी उन्हीं पद्धतियों का 
अनुसरण करते थे | एक यूरोपीय लेखक ने बड़े ही उपयुक्त शब्दों में कहा है 
कि प्रत्येक सूबेदार अपने प्रान्त में 'वादशाह' की भाँति कार्य करने का यत्न 
करता था । ह कर 
जनता (विशेष रूप से गाँवों की जनता) के राजनीतिक एवं आर्थिक 
जीवन का कोई विवरण प्राप्त नहीं है । इसके लिए पर्याप्त कारण भी है | जैसा 
कि मैंने पहले ही संकेत कर दिया है, उन दिनों राज्य पुलिस के कर्तव्यों क 


सरकार, उसके लक्षण एवं उद्देश्य ११ 


प्रचलित थी । किन्तु इस प्रकार के स्वराज्य-प्राप्त भोगोलिक क्षेत्र इतने छोटे थे 
और उनके कार्य इतने विशुद्ध नागरिक और सामाजिक होते थे कि यह कहना 
अधिक उचित होगा कि मुगल-साम्राज्य के अन्तर्गत ग्रामों और छोटे नगरों को 
स्थानीय स्वराज्य की अपेक्षा ग्राम्य-स्वराज्य प्राप्त था। वे लोग स्थानीय 
स्वराज्य का आनन्द लेने वाले नहीं कह्ठे जा सकते हैँ जिन्हें राजनीतिक तथा 
(साम्प्रदायिक एवं जातीय उद्देश्यों से भिन्‍न) राष्ट्रीय हितों के लिए स्वयं कर 
लगाने की स्वतन्त्रता न प्राप्त हो । 


नि9]89॥/(प्रा/ (६॥079५8 


अध्याय २ 
सम्राट्‌ एवं विभागीय अध्यक्ष 


१. मुगल सम्राट की वेधानिक स्थिति तथा अधिकार 


बुरात के नियमों के अनुसार सम्राद सच्चे उपासकों वा एकमात्र सायव 
(अमीर उल मुमनीन) भर अपने कतंब्यों के उचित पालन में गुसलिम महा- 
सभा (जर्मत) के प्रति उत्तरदायी था, फिन्तु उस पर निमन्तण रखने वाली 
अथवा उसके कार्यों को समझने वाली, जनता के प्रति उत्तरदायी, सभा या 
मन्व्रि-परिपद्‌ की भाँति, कोई भी वैधानिक वस्तु किसी भी मुस्लिम देश में न थी, 
और न किसी ने इसका अनुमान ही किया था । मुस्लिम राज्य सचमुच एक 
सेनिक राज्य था और अपनी मत्ता के लिए राजा के निरंफुण अधिकारों पर 
आश्षित रहता था और बही इसका प्रधान सेनापति भी होता था। रोमन 
सम्रादों के कार्य भी ऐसे ही थे किन्तु रोम के विधानानुसार सम्राट की निरंकुशता 
के नियन्त्रण के लिए, मुख्य अधिकारियों के लोकप्रिय निर्वाचन तथा राज्य के 
हत्वपूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में राज्य-सभा की स्वीक्ृत्ति प्राप्त की जाती थी 
(व्यवहार में यद्यपि यह निरधंक थी।) मुसलिम-जगतु में सिद्धान्त रुप में भी 
इस प्रकार के नियस्थण का अभाव था, यद्यपि व्यवहार में सम्राट के कार्य 
मुसलिम सैन्य-दल के भय तथा सामाजिक धृणा उत्पन्न करने की उसकी 
अनिच्छा से प्रभावित थे । 
सम्राट ने कुरात के निय्रमों का उल्लंघन किया है, फलतः वह राज्य करने 
के लिए अयोग्य है और राजसिहासन से उसे हटा दिया जाय, ऐसा निर्णय देने 
के सम्बन्ध में बहुत-से उलेमा निस्संदेह स्वतन्त्र थे, किन्तु इस प्रकार के निर्णय 
को लागू करने का एकमात्र साधन विद्रोह ही था। कोई वैधानिक सम्रित्ति नहीं 
थी जो शान्तिपूवंक एक बादशाह को राजगही से हटा देती तथा दूसरे को 
सिहासनारूढ़ करा देती । एक अत्याचारी सुल्तान के हठाने में सफलता का 
अर्थ एक बहुत बड़ी सैनिक शक्तित के साथ गद्दी पाने के एकझूठे अधिकारी का 
उदय है । राज्य की स्थायी सेना वस्तुतः राजाज्ञा का पालन करने के लिए ही 
वाध्य थी, न कि उलेमाओं और मन्सत्रि-परिपद्‌ की । 


सम्राद एवं विभागीय अध्यक्ष १३ 


मुगल शासकों के पास कोई स्थायी मन्त्रि-परिपद्‌ न थी। सम्राट के वाद 
वजीर अथवा दीवान ही राज्य का सबसे वड़ा अधिकारी था । किन्तु दूसरे 
अधिकारी किसी भी अर्थ में उसके सहयोगी न थे। वे मिश्चित रूप से उससे 
निम्न श्रेणी के थे और मन्‍्त्री कहलाने की अपेक्षा सचिव कहलाने के अधिकारी 
थे क्योंकि उत्तके सभी कार्यों को वजीर दुहरा सकता था और राजाज्ञा प्रायः 
उसी के द्वारा उन लोगों तक पहुँचती थी । 

व्यावहारिक रूप में जब सम्राट दीवाने-खास में बेठता था, तो दसरे उच्चा- 
धिकारी (जैसे प्रधान बरुशी, प्रधान काजी, खानसामा तथा प्रधान सेमापति भी ) 
पजीर के साथ बैठते थे और उनसे भी सलाह ली जाती थी । किन्तु राज्य के 
अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को सम्राट और वजीर, दूसरे मस्त्रियों के ज्ञान के विना 
ही, स्वत: तय कर लेते थे । इसके कहने की तो आवश्यकता ही नहीं प्रतीत 
होती है कि न तो निम्न' श्रेणी के मन्‍्त्री ही और न वजीर ही राजेच्छा को 
नियन्त्रित कर सकते थे । वे परामर्श दे सकते थे किन्तु बोट नहीं दे सकते थे । 
राजा के प्रत्यक्ष रूप से कुमार्म का अनुसरण करने पर भी उनके असुरक्षित 
एवं परतस्त्र पद ने उन्हें राजा का विरोध न करने के लिए विवश कर दिया 
था। इस प्रकार मुगल-शासन व्यक्ति विशेष का शासन था और भौरंगजेब तो 
संत्रमुच् अपने समकालीन चौदह॒वें लुई की भाँति स्वयं दी अपना प्रधानमन्ची था। 
.. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक मस्त्रिमण्डल की भाँति मुग़ल- 
सम्रा्ों के पास कोई मन्त्रिमण्डल ते था। उनके मन्‍्त्री केवल सचिव मात्र ई 
थे जो प्रत्येक कार्य में राजेच्छा की पूर्ति किया करते थे और साधारण अनुरोध 
एवं अन्तनिहित चेतावनी के अतिरिवत वे राजा की नीति को कभी भी प्रभावित 
नहीं कर सकते थ्रे। यदि राजा उनकी सलाह को अस्वीकृत कर देता था तो वे 
कभी भी त्थागपत्र नहीं देते थे। संक्षेप में, सम्राद की सुसुप्तावस्था में ही मन्‍्दी 
दाज्य-संचालन करते थे । इस प्रकार काम स्त्रियों द्वारा नियन्त्रण सचमुच 
विधान (यदि मैं इस नाम का प्रयोग कहें, जहां पर इस प्रकार की कोई भी 
वस्तु नहीं थी) की आत्मा के विरुद्ध था। यह उस समय की अराजकता का 
चातक था जिस सभग्र इंगलैप्ड में विटेनजेमोंट ( एप लाउएलारण। ) एग्ला-सवसन्‌- 
गल मे प्रभावपूर्ण इंग से राज्य-शानन को नियन्त्रित किये हुए थी । 

जुपल जाह्ुणाह को अपरिमित शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा 
सकता है कि वह राज्य और धर्म दोनों का प्रधान था। प्रत्येक मसलमान 
भासदः विशृद्ध चैद्ञाम्निक दृष्टि मे उस समय का सलीफा अथवा मसलमानों की 
लदी मे पाम्धर का अतिनिकद का उसराशधिकारी था और जब तक वह 


१४ मुगल शासन-पद्धति. 


उलेमाओं के निर्णय से राजसिहासन से च्युत नहीं किया जाता था तब तक 
उसकी शक्ति महान्‌ थी । हे 

मुगल बादशाहों को दूसरे मुसलमान बादशाहों की भाँति दो प्रकार के 
कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। एक तो राजा की तरह उन्हें अपने राज्य 
की समस्त जनता का शासन करना था और दूसरे सम्प्रदाय विशेष के धर्म का 
प्रतिनिधि तथा धर्मरक्षक होना पड़ता था । अतः वह प्रत्येक मुसलमान जनता 
से उसकी वापिक आय का चालीसवाँ भाग 'जकात' के रूप में वसूल करता था। 
इसे वह उन्हीं के लाभ के हेतु व्यय करने के लिए विवश था, जैसे मसजिदों का 
निर्माण करना, धार्मिक व्यक्तियों एवं उलेमाओं की आर्थिक सहायता करना, 
फकीरों की दरगाहों और क॒ब्रों की आभथिक सहायता करता तथा मुसलिम 
सिखमंगों को दान देते एवं मुसलिम स्त्रियों के विवाहोत्सव के अवसर पर दहेज 
देवा आदि । भूमि-कर अथवा चुंगी की ही भाँति जकात भी जन-कोप में एकत्र 
होता था। शाहंशाह के धर्म और राज्य के प्रधान होने का ज्वलन्त उदाहरण यह 
हैं कि उत्तरकालीन मुसलमान शासकों ने 'जकात' को अपनी निजी आव््यकता 


तथा शासन के साधारण कार्यों में व्यय करके इस विश्वास का दुरुपयोग 
किया था । 


२. मुग़ल सम्राद का देनिक जीवन 

मुग़ल सम्राद्‌ किस प्रकार अपते दिन व्यतीत करते थे, इसका पूर्ण 
विवरण हमें फारसी इतिहास में भलीभांति मिलता है। [देखिए, स्टंडीज्ञ इन 
ओरंगज़ेब्स रेन, अध्याय २] आओ 

प्रात:कालीन नमाज़ एवं धाभिक पाठ तथा भरोखा-दर्शन के पश्चातृ, 
जहाँ से वह गज-युद्ध और अश्वारोहियों की कवायद देखता था, बादशाह दीवाने- 
आम में दो घण्टे तक दरवार करता था। प्रधान बरुशी सैनिक अधिकारियों 
के प्रार्थनापन्नों के सम्बन्ध में उसके समक्ष विवरण प्रस्तुत करता था और 
तत्काल ही उनसे सम्बन्धित राजाज्ञा भी प्राप्त कर लेता था जिसके अनुसार 
कुछ की पदोन्नति तथा कुछ की नये पदों पर नियुवित होती थी । तत्पश्चात्‌ 
विभिन्न प्रान्तों से आये हुए और किसी प्रान्त में अथवा पद पर भय नियुक्त 
किये गये अधिकारी विभागाध्यक्षों द्वारा बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किये जाते 
थे। इसके पश्चात्‌ शाही भूमि अथवा बादशाह के निजी कोप के लिपिकों की 
वारी आती थी। अपने-अपने अध्यक्षों के माध्यम से थे 
अपने विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव उपस्थित करते थे 
राजाज्ञा प्राप्त करते थे । 


बादशाह के सम्मुख 
और उनके सम्बस्ध में 


है 


सम्राद एवं विभागीय अध्यक्ष १्प्र्‌ 


वादशाह के विश्वस्त राजसेवक इसके उपरान्त राजकुमारों, प्रान्तपतियों 
तथा दूसरे प्रान्तीय अधिकारियों द्वारा भेजे गये पन्नों तथा उपहार की वस्तुओं 
को उनके सम्मुख रखते थे। राजकुमारों तथा मुख्य अधिकारियों के पत्रों को 
सम्राद स्वयं पढ़ते थे; शेष पत्रों का संक्षिप्त विवरण उन्हें पढ़कर सुनाया 
जाता था । इस कार्य की समाप्ति के पश्चात्‌ मुख्य सदर प्रान्तीय सदरों के यहाँ 
से आये हुए पत्नों का विवरण देता था । वह्‌ जरूरतमन्द विद्वानों, सैयदों, शेखों 
और धामिक व्यक्तियों की ओर वादशाह का ध्यान आकर्पित करता और 
उनके लिए दानस्वरूप धन प्राप्त करता था । 
तदनन्तर मनसवों, जागीरों, नकद धन तथा दूसरे आथिक विपयों के 
सम्बन्ध में पूर्व-आदेशों को दूसरी बार पुष्टि के लिए वादणाह के सम्मुख रखा 
जाता था। तत्पश्चात्‌ शाही अस्तवल के कर्मचारी बादशाह के समक्ष अश्वों 
और गजों का इस दृष्टि से प्रदर्शन करते थे जिससे वह यह जान सके कि उनका 
भरण-पोषण भलीभाँति हुआ है अथवा उनके लिए निश्चित की गयी खुराक 
का दुरुपयोग हुआ है । 
जनसाधारण के चले जाने के पश्चात्‌ वादशाह अपने उच्च मन्त्रियों तथा 
चुने हुए व्यक्तियों से दीवाने-खास में मिलता तथा गोपनीय विपयों के सम्बन्ध 
में कार्यवाही करता था। यहीं पर अत्यन्त भहत्त्वपूर्ण पत्रों का उत्तर लिखा 
जाता था और बादणाह के मौखिक आदेशों के अनुसार दूसरे पन्नों के उत्तर में 
राजाज्ञा (फरमान) तैयार की जाती थी। भूमि-कर का सर्वोच्च अधिकारी राज्य- 
भूमि आदि के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर विवरण प्रस्तुत करता 
थां और प्रत्येक के विपय में वादगाह की इच्छा जान लेता था। प्रधान दान- 
बितरक (706 मत ४॥9०7०/) वादशाह का ध्यान उन दीन व्यक्तियों की 
मुख्य समस्याओं की ओर आकर्षित करता था जो दान पाते थ्रे। कुशल 
कारीगरों- एवं जीहरियों आदि के कार्य तथा राजकीय भवन-निर्माण-योजना 
की छानवीन की जाती थी और उन पर विचार-विनिमय होता था । 
आवश्यकता पड़ने पर, इसके पश्चात, शाह बुर्ज पर मुप्त-परिपद्‌ की वैठक 
होती थी जिसमें केवल वजीर और कभी-कभी विशेष रूए से आमम्त्रित एक या 
दो अधिकारी भाग लेते थे । 
यदि कोई कार्य करना होता था तो अपराह्न में तीन बजे एक छोटा-सा 
दरवार लगता था। दरवारी और उस रात्रि के रक्षकों के अधिकारी सन्ध्या 
समय की सलामी देते थे और राजकीय ध्वज (कुर) फहराया जाता था | 
. सन्ब्या समय दीपकों के जल जाने के पश्चात्‌ बादशाह दीवाने-खास में 


१६ मुगल शासन-पद्धति 


'शायरी' करवाता था। शाहजहाँ अपने चुने हुए साथियों के साथ यहाँ लगभग 
दो घण्टे व्यतीत करता था। इसमें से कुछ समय वह शासन-प्रवन्ध में तथा कुछ 
समय गायन, वादन, नृत्य आदि मनोरंजनों में व्यतीत करता था। औरंगजेब 
कट्टर धर्मपंथी था। उसके दरवार में किसी भी प्रकार का गायन अथवा नृत्य 
नहीं होता था। वह केवल राज-काज का ही संचालन करता था। वजीर 
भूमि-कर सम्बन्धी सभी विपयों के बारे में विवरण प्रस्तुत करता था और उन 

उसकी आज्ञा प्राप्त करता था। राज्य के दूसरे कार्यो का भी सम्पादन यहीं 
पर होता था । 


सप्ताह के तीन दिन इस देनिक कार्य में परिवतेन हो जाया करता था, जैसे 
शुक्रवार (मुसलमानी स्तान-दिवस था), गुरुवार (आधे दिन की' छुट्टी होती 
थी) और बुधवार (स्याय का दिन था) । इन दितों दरवारे-आम नहीं लगता 
था और वादशाह मुकदमों का फैसला करने के लिए दीवाने-खास में 
वेठता था। 


३. मुख्य विभाग एवं उनके प्रधान 


मुग़ल-णासन के निम्नलिखित मुख्य विभाग थे 

(१) राज्य-कोप एवं आय-विभाग (उच्च दीवान के अधीन) 

(२) राज-परिवार विभाग (खानसामा अथवा प्रधान भांडागारिक (पट्टी 
5८छथा() के अधीन) । 

(३) सेन्‍्य वेतन एवं लेखा विभाग (शाही बरुशी के अधीन ) 


(४) व्यावहारिक तथा आपराधिक दोनों प्रकार की धाभिक विधि 
(काजी के अधीन) 


(५) धामिक दान आदि (प्रधान सदर के अधीन) 
(६) जन-सदाचार की देखरेख (0शा8०्फ ० एए)० ता) 


(मुहत्सित्र के अधीन] 
इनसे निम्न श्रेणी के किन्तु लंगभग उपयुक्त विभागों के ही समकक्ष 
निम्नलिखित विभाग भी थे : ५ 


(७) तोपखाना (तोपखाना के दारोगा सथवा मीर आतिण के अधीन) । 
(८) डाक और गृुप्तचर विभाग (डाक-चौकी के दारोगा दे अधीन ) 
जेसख्य कारजाने (फक्‍टरी तथा गोदाम) भी अं । इनमें से प्रत्येक की 


देसरेख एक दारोगा करता था किन्तु थे विभाग न थे। इनमें से. बहत-से 
खानसामा के अधीन थे । 


सम्राद एवं विभागीय अब्यत्र १७ 


४. बजी र या महामात्य ( एफक्नाण्ली०) 


मुगल-साम्राज्य में बजीर! शब्द का अर्थ प्रधानमंत्री था। सह एक 
सम्मानसूचक उपाधि थ्ी। बह आवश्यक्र न था कि इसके अधीन शासन का 
कोई मुख्य विभाग हो, किन्तु निस्‍्लन्दह देह बआाय-विभाग का प्रधान था। बह 
अधिकार उसे दीवान होने के नाते द्ी प्राप्त था । सभी दीवान बजीर नहीं होते 
थे। किसी हिन्दू दीवान की वजीर के पद दिये जाने क्वा उदाहरण नहीं मिलता 
है। अकबर के राज्य में प्रधानमंत्री को घकील कहते थे और वित्त-मंत्री को 
वीर कहते थे | इतके अतिखित दीवाने कुल तथा जावाद्, वुयुतावों और 
धर्मार्थ अनुदानों (संदात ) के भी दीवान होते थे । [आईने अकबरो, बंग्रेडी 


अनुवाद, जिल्द ९५ १० २६०-२६८ | | 
सर्वोच्च अधिकारी होता था। घीरे-कीरे 


हम 
* 
न 


प्रारम्भ में वजीर आय-विभाग का सं 
दर्सरे विभाग भी इसी के मिमस्त्रण में आ गये । वादशह के ध्योग्य, विसा 
अथवा अल्पवयस्क होते पर तो वजीर सेला पर भी तिवन्नण रखता था | 
प्रकार आरम्म में बजीर का पद केवल जनसावादग से स्नख ग्खना 
और सैनिक-लेत्र में उस्तका उच्चपदस्थ होना अस्वानाविक एवं शादी: 
का द्योतक था । मिस्सन्देद्ठ वर्जीर से मुगल राज्य के प्रत्येक दूमरे उच्च शष्टि- 
कार्रियों की भाँति सन्य-संचालन की आशा ,की जाती थी. कर प्राय: : 


३ 


साधारण अभियानों का नेदूत्व भी करता था किन्नु बादशाह के समीर 


है ६) 
च् + 
थे 


| 


प्न 


रू 


+ है # 


अिनकपनना्लनाननक पल 


हा 


»श 


_०द 
| हे 
न्‍ + 
७ हे 


| 


+५ कद हृ | # श्र त्कै न 


लीन, 2 ए9 हे रह 
१. विद्वान लोग निर्णय करने के अर्थ में प्रयुक्त पह्लवी नापा के विद दक्ष 
पंस्कृत भाषा के विचार शब्द से 'वजीर' शब्द होटखत्तिका 4 
बतलाते हैं। शचीनकाल के खलीफाओं के अधीन मेक्रेटगी अप 
(राज्य-संचिव ) को 'कातिव अब 'लेखक' कहा जता दा। है. 


+ 


>पन् प्रकाश [| ः (2) | क्ष्न्नि + 
अब्बासी खलीफाओं ने जिन्होंने अधिकांश फारपी जानना 5 


कि था, सर्वप्रथम इसे 'वजीर' शब्द से विभूषित स्िया अद्स्वा को 
उपताया था, सर्वध्रेथम इसे वरजार भूषित किया . दा । श्र 
धरे वजीर ते लिखने के कार्य के अतिरित कोपाध्यव ता प्रा न 
पर निर्णय देने के अधिकार को भी अपना लिया। दोरोग्रात् 8054 
समय वजीरों की संख्या में विभिन्नता थी | करी-कडी इन संस्था, क्र 
तक पहुँच जाती थी । लिया एनसाइक्लो मे देर उक्त हर 
कॉरियों की पदवी मात्र था। [पललाइक्लोपेडिया बंद इस्ाप,| बबि- 
प० ११३४] दकन के सुल्तान है या का यही दा दा & 
(शाहजी' भोंसले पा जंजीरा के अवोगीलियर् बागूतवां के ,जेवक्कि 
कोई भी उच्च अधिकारी -वज्जीर कहलाता .घा। स्तर “भारत कक 'सदृश ) 
बात ने थी । 5 0 री परे: गह 


श्द मुगल शासन-पद्धति 


उपस्थित रहने तथा राजकीय शिविर से दूर होने के कारण बह अधिक समय 
तक संनिक-अभियान का दायित्व ग्रहण करने से बंनित रहता था । े" 

चजीर के ही कार्यालय में मालगुजारी के सभी कागज, सूबों तथा री 
क्षेत्र से आये हुए पत्र, भेंट एवं हरजाने लिये जाते थे। अनेक अवसरों पर 
वह राजा का प्रतिनिधित्व भी करता था। वह बादशाह के संकेत पर अपनी 
आजा से' (हस्वुलहुबम) पत्र लिखा करता था। थोड़े अथवा पूर्व-निर्धारित 
धन के अतिरिवत भुगतान सम्बन्धी सभी आदेशों पर दीवान ही हस्ताक्षर करता 
था। रणभूमि की सेना तथा राजकीय कारखानों के कर्मचारियों को छोड़कर 
शेप सभी प्रकार का भुगतान उसी के घिभाग हारा किया जाता था ! इसीलिए 
मालगुजारी-संग्रह सम्बन्धी सभी बातों का निर्णय भी दीवान ही करता था । 
किन्तु महत्त्वपूर्ण विषयों पर वह बादशाह से परामर्ण करता था और राजकीय 
कोप के सम्बन्ध में प्राय: उसके समक्ष विवरण भी प्रस्तुत करता था। मुग्रल- 
कालीन प्रसिद्ध वज़ीरों में से कुछ फारसी-गद्य के पंडित भी थे और वे अपने 
स्वामी की ओर से विदेशी शासकों के पास राजकीय पत्र लिखने में सचिव 
का कार्य करते थे । 

केवल औरंगजेब के अधःपतित बंशजों के समय में ही धजीर मध्यकालीन 
फ्रांस के 'मेयर ऑँव द पैलेस' की भांति राज्य के वास्तविक शासक हो गये थे । 

५. वख्शी अथवा वेतनाध्यक्ष 

मुग़ल राज्य का प्रत्येक अधिकारी घृड़सवारों की संस्या के अनुसार उनके 
नायक के रूप में भरती होता था। यह पदवी उसके वेतन का हिसाव लगाने 
तथा पद-ज्ञान के लिए एक सुविधाजनक साधन माद थी। इसका यह अर्थ नहीं 
था कि उसे सचमुच उतने घुड़सवार अपनी सेना में रखने ही पड़ते थे । इस 
प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से सिविल अधिकारी भी सैन्य-विभाग से सम्बन्ध 
रखते थे । इसीलिए सभी अधिकारियों के वेतन-पावना-पत्रों (880॥7४ ४/9) 
को सेना का वेतनाध्यक्ष ही तैयार और स्वीकृत करता था | 

ः .._ ६. खानसामा 


जानसामा सुग़लकाल का बड़ा हो महत्त्वपूर्ण अधिकारी था क्योंकि वह 
राज्य-परिवार-विभाग' का प्रधान होता था और राजा के यात्रा तथा अन्य 





* मनुंची का कथन है कि छोटी-वड़ी दोनों 
परिवार के सभी प्रकार के 
मोगोर, जिल्द २, 
जिल्द ३, 


वस्तुओं से सम्बन्धित राज्य- 
व्यय का दायित्व उसी पर था। [स्टोरिया डू 
पृ० ४१६ | भेरे द्वारा रचित "हिस्दटी ऑव औरंगजेब 
अध्याय २७, अनुच्छेद € को भी देखें । 


सम्राट एवं विभागीय अध्यक्ष १६ 


अभियानों के समय उसके साथ-साथ जाता था। बादशाह के समस्त चिजी 
नौकर इसी अधिकारी के नियन्त्रण में रहते थे । वह बादशाह के दैनिक व्यय, 
भोजन, शिविर, गोदाम आदि की भी देखभाल करता था। स्वभावतः खानसामा 
अत्यन्त विश्वासपात्र और प्रभावशाली व्यक्ति था | खानसामों में से वज़ीरों की 
नियुक्ति किये जाने के उदाहरण मिलते हैं । 

७. न्याय-व्यवस्था 


प्राचीनकाल के खलीफाओं की भांति सैद्धान्तिक दृष्टि से बादशाह ही 
सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह न्याय-दरवार करता था और प्रति बुध- 
वार को महत्त्वपूर्ण मुकदमों का फैसला स्वयं करता था। प्राथमिक न्यायालय 
होने की अपेक्षा उसका दरवार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय होता था। काजी 
फेवल धामिक मुकदमों का न्यायाधीश होता था । वह इस्लामी नियमों के अनु- 
सार ही उनका फैसला करता था। मुफ्ती जो कानून-विभाग का स्नातक होता 
था, काजी की सहायता करता था। यह न्यायशास्त्र के प्राचीन अरवी ग्रन्थों का 
अध्ययन करता था और अभियोग सम्बन्धी व्यावहारिक तथ्यों को उसे बतलाता 
था। त्तत्पश्वात्‌ काजी अपना निर्णय सुनाता था ।(साधारण नियमों के अनुसार 
निर्णति अभियोगों के सम्बन्ध में छठा अध्याय देखें ।) हे 

फाजी की महती शक्ति एवं उसके अनुत्तरदायित्वपूर्ण पद ने उसे अपने 
कार्यालय को भ्रष्टाचार के एक वृहत्‌ क्षेत्र में परिणत करने के योग्य बना. दिया 
था । कुछ प्रतिप्ठित काजियों को छोड़कर मुग़लकाल के सभी काजी रिश्वत लेने 
के लिए कुख्यात थे । [हिस्दी आँव औरंगजेब, जिल्द ३, अध्याय -२७, अनुच्छेद 
१०॥ साम्राज्य के प्रधान काजी को काजी-उल-कजात कहते थे | उसे शाही 
शिविर का काजी भी कहते थे। वह सर्देव बादशाह के साथ-साथ रहता था । 
प्रत्येक शहर और बड़े गाँवों में भी एक स्थायी काजी होता था | इसकी 
नियुक्त प्रधान काजी करता था। प्रायः रिश्वत लेकर ये पद वेच दिये जाते थे 
और मुग्॒लकाल में काजी का विभाग एक कहावत तथा तिरल्‍्कार का पात्र 
वन गया था । 

नव-नियुवत काजी को दीवान द्वारा दिया गया साधारण कार्यभार निम्न- 

लिखिन है : 
“न्याससेंगत हो, ईमानदार हो, निष्पक्ष हो 
स्यायात्नय में और महकमे में मुकदमा सुनो । 
“जिस स्थान पर कार्य 


तीनों पक्षों के समक्ष, 


गर्ल हा उस रथान के लोगों से न तो भेंट 


२० मुगल शासन-पद्धति 


लो और न प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा आयोजित उत्सव में 
सम्मिलित हो । री 
“अपने निर्णयादेशों, विक्री-पत्रों (बयनामों), भोग वन्धकों (रेहननामों) 
तथा दूसरे व्यावहारिक पत्रों को अत्यन्त सावधानी से लिखी जिससे विद्वान 
लोग उनमें त्रुटि न निकाल सकें और तुम्हें लज्जित न कर सकें ।_ 
“फक्र (दरिद्रता) को अपना फल (विभव) समझो ।” 
[ हेदायेतुल कवायद, पुृ० ४२-४४ | 
मुकदमों के विवरणों एवं स्यायशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों के अध्ययन में ही 
मुफ्ती को अपने सम्पूर्ण दिन-रात व्यतीत करने पड़ते थे जिससे व्यावहारिक 
पूर्व-दृष्टान्तों को लोग जान सकें । वह काजी के ही अधीन कार्य करता 
था। अतः जब कभी भी काजी द्वारा दिये गये किसी मुकदमे का निर्णय 
उसे पूर्व॑-दृष्टान्तों के विरुद्ध जान पड़ता था तो वह काजी से नम्नतायूर्वक निवेदन 
करता था, “महोदय ! अमुक पुस्तक में दिय्रे हुए इसी प्रकार के मुकदमे का 
निर्णय इस तरह दिया हुआ है । क्‍या ही अच्छा होता यदि आप उस पुस्तक 
के पढ़ने के पश्चात्‌ अपना निर्णय देते ।” |क्‍ 
अवकाश के समय प्रामाणिक ग्रन्थों से न्‍्याय-सिद्धान्त सम्बन्धी वाद-विवादों 
एवं व्यावहारिक निर्णयों का अनुकरण कर मुफ्ती को स्वयं कुशल वन जाना 
चाहिए। [हेदायेतुल कवायद, पु० ४५-४६] | 
सदर धामिक व्यक्तियों, विद्वानों एवं भिक्षुओं के पालन-पोषण के निमित्त 
वादशाहों तथा राजकुमारों द्वारा दी हुई भूमि का प्रवन्धक एवं निर्णायक 
होता था । इस प्रकार के अनुदानों (87७78) के सदुपयोगों को देखना तथा 
नये अनुदानों के लिए परार्थनापत्रों की छानवीन करना उसका कर्तव्य था । 
भाय: नकद रुपये की भी सहायता दी जाती थी। माफी में दी हुई भूमि 
को तुर्की में सयुर्गल, अरबी में मददेमाश, अयमा आदि नामों से पुकारा जाते 


3 





सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के दो मराठी सनदों में दकन के काजी के कर्तव्यों 
वा उल्लेख इस प्रकार है : ४ 

“कानूनी मुकदमों का फंसला करना, अत्याचारों एवं झगड़ों को दवाना, 
अनाथ बालिकाओं के विवाहों का प्रबन्ध करना, धामिक नियमों के अनु-. 
फूल मृत मनुष्यों की सम्पत्ति का विभाजन करना और धाम्िक नियमा- 
नुसार निर्णयों तथा चकबन्दी के दस्तावेजों को लिखना | इन काजियों में से 
कुछ मृहतसिव भी थे जिन्हें अपने कर्तव्यों के अतिरिवत उसके कर्तव्यों का 


भी पालन करना पड़ता था। [मावजी तथा परसनीस, समनद एवं पत्र, 
पृ० ७६, ८१] 


सम्राट्‌ एवं विभागीय अध्यक्ष २१ 


था। सदर बादशाह का दान-वितरक (»!४०४७४/) ही था । रमजान के महीने 
तथा दूसरे धर्म एवं दरवार के उत्सवों पर बादशाहों द्वारा दिये गये दान के 
बहुत बड़े धतत को (औरंगजेब के राज्यकाल सें डेढ़ लाख) वही ख्चे करता 
था। उसे अपने पद के कारण रिश्वत एवं सद्ठों द्वारा स्वयं धनी बनने की 
अपरिमित सम्भावनाएँ प्राप्त थीं। अकवर के राज्यकाल में सदर धन लेकर 
विक्री करने तथा अपनी क्रूरताओं के लिए कुख्यात थे। साम्राज्य के प्रमुख 
सदर को सदर-उस-सदर, सदरेजहाँ अथवा सदरेकुल कहते थे । इनके अतिरिक्त 
प्रान्त में भी एक स्थानीय सदर होता था । 


प्रमुख सदर को इस बात का आदेश था कि जब कभी भी वह प्रान्तीय 
सदरों को उन्तके पदों पर भेजे तब उसे उन्हें प्रान्तानुसार दैनिक भत्तों एवं माफी 
में दी हुई भूमि के पाने वालों की सूचियों तथा मकतवों के सहायक अध्यापकों, 
अयमादारों, रोजीनादारों, विद्याथियों और पैतृक तथा नवीन वृत्तियों के पाने 
वाले दूसरे व्यक्तियों के भागने या मरने से सम्बन्धित शाही आदेशों की प्रतियों 
को दे देना चाहिए और राजकीय आदेशानुसार ही उसे कार्य करने के लिए 
प्रेरित करना चाहिए। [हेदायेतुल कवायद, पु० ४१-४२] 


८. जनाचार-दोषवेचच (7॥6 (४६7507' 0 ?प्र०)70 (०१४४५) 


इस्लामी विधि के अनुसार जन-जीवन को धामिक ग्रन्थों के नियमों के 
अनुकूल आचरण करने के निमित्त निरीक्षक अथवा जनाचार-दोपवेचक (0शा४०० 
०६ ?प०॥० ०7४8) (मृहृतसिव) की नियुक्ति करना बादशाह का कर्तव्य था । 
पंगम्बर की आज्ञाओं को लागू करना तथा उसके द्वारा निश्चित रीति व रस्मों 
(आमज्र व नही )--जैसे चुआई हुई तथा सड़ाकर बनायी हुई शराब, भंग तथा 
दूसरे मादक पेय-पदार्थों का सेवन करने, जुआ खेलने, व्यभिचार करने आदि--- 
को रोकना मुहतसिव के काये थे । सूखे मादक पदार्थों का सेवत करना निन्‍्दनीय 
नहीं समझा जाता था । यद्यपि औरंगजेव ने अपने राज्य में भंग की खेती पर 
अतिवन्ध लगा दिया था किन्तु अफीम और गाँजा के सेवन की आज्ञा थी। धर्म- 
विरुद्ध आचरण एवं धर्म-प्रवर्तक की निन्‍दा करने के लिए तथा मुसलमानों हारा 
रोजा न रखने और प्रतिदिन नमाज न पढ़ने के लिए दण्डित करना भी मुहत- 
सिव के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत था। वह सिपाहियों के एक दल के साथ 
वाजार में निकल जाता था और जहाँ कहीं भी उसे शराब की दुकानें, शराव 
तैयार करने के स्थान और जुआ खेलने के अड्डे -मिल जाते थे, उन्हें वह 
लुटवा लेता अथवा गिरवा देता था। वह भंग बनाने के वरतनों तथा वाल्टियों को 


२२ भुगल शासन-पद्धति 


तड़वा देता था और मुसलमानों की वस्तियों में धामिक रीतियों-की कई 
पावन्दियों पर जोर देता था। कभी-कभी उसके अधिकारियों का उन 
निर्भीक पापियों के साथ सशस्त्र संघयं भी करना पड़ता था जो उनके झगड़ा 
करने के लिए उद्यत हो जाते थे । नव-निर्मित मन्दिरों को विध्वंस करना भी 
उप्तका एक कतंव्य था। [ हिस्दो आँच औरंगजेब, जिल्द ३, अध्याय ९८ 
अनुच्छेद २ तथा ३४, परिशिष्ट ५] ना 

नव-नियुक्‍त मुहतसिव को उसके कर्तव्य के रूप में निम्मलिखित निर्देश दि 
जाते थे 

“तुम्हें उन मुसलमानों को, जो सच्ची धर्मनिष्ठा के साथ उपासना में 
नियमों तथा मुसलमानी आचरण अथवा रीति-रिवाजों को नहीं जानते हैं 
इनके सम्बन्ध में शिक्षा दे देनी चाहिएं। यदि वे अपनी अयोग्यता जताते 
हों तो उनकी मिन्‍्दरा करनी चाहिए अथवा उन्हें ऐसा करने के लिए वांब्य 
करना चाहिए । 

“ग्रदि बाजार तथा गलियों में तुम देखते हो कि किसी ने नियमों और 
रीति-रिवाजों के विरुद्ध सड़क के एक भाग को रोक रखा है, रास्ते को 
बन्द कर दिया है, अथवा उस पर कूड़ा-करकट फेंक दिया है, या किसी ने 
सड़कों पर चलते वाले लोगों और गाड़ियों के आने-जाने के लिए बाजार 
के सुरक्षित क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है और वहाँ अपनी ढ्ुकात 
खोल रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें उन्हें नियमों का उल्लंघन न 
करने के लिए प्रेरित करना चाहिए । 

“शहरों में न तो मादक पेयों के बेचने की और न तवायफ़ों (नंकियाँ) 

. के रहने की आज्ञा दो, क्‍योंकि ये थातें धामिक नियमों के विरुद्ध हैं. 

“कुरान की आयतों का उल्लंघन करने वालों को नेक सलाह तथा 

' चेतावनी दो । पहले निष्ठुरता न दिखलाओ अन्यथा तुम्हें वे लोग कष्ट 
पहुँचायेंगे | सर्नश्रथम उत्के नेताओं के पास अपना परामर्श भेजो और यदि 
वे लोग-तुम्हारी वातों पर ध्यान न दें तो गवर्नर को इस सम्बन्ध में 

: सूचित कर दो ।” [हेदायेतुल कवायद, पृ० ४७-४८] 
: आगे चलकर कुछ श्रात्तों में मुहृत॒सिद को बाजार में वस्तुओं का मूल्य 
निर्धारित करने के साथ-साथ ठीक बाट तथा नाप के प्रयोग को लाग करता 
पड़ता था। [सनद और पत्र, पृ० ८१; सीराते अहमदी, सप्लीसेण्ट, पु० १७४ ] 


"किन्तु दूसरे स्थानों पर कुछ दूसरे ही अधिकारी उदाहरणार्थ कोतवाल, इस 
कार्य को करते थे । ह 


अध्याय ३ 
राजकोष एवं राज-परिवार (घतण०ण्प्ज्कणव) विभाग 


१. दीवान अथवा राजकोष महामात्य 

((.287८९207 0+796 +डटाटतुप८) 
उच्च महामात्य (पाठ) 0॥४7१०००८) (दीवाने-आला ) राज्य-कर-विभाग 
का अध्यक्ष होता था । यह वजीर की उपाधि से विभूषित था। दीवानेतन 
(वेतनाध्यक्ष ) और दीवाने-खालसा (राज्य-भूमि अध्यक्ष ) इसके दो सहायक थे। 
पूर्वीय भाषा-विद्‌ दीवान! शब्द को औपकाल्पनिक (8990०४॥०४०४7) 
ईरानियन शब्द 'दीवान' से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह “दवीर' शब्द से 
सम्बन्धित है (तुर्की राजकीय उपाधि वितिक्ची की भाँति), जिसका अर्थ 
लेखक है । यूनान (सीरिया और मिस्र) तथा अरब आक्रमण के प्रारम्भिक 
काल में पह्लवी (फारस) में रखे गये जन-आय-व्यय रजिस्टर के अर्थ में 'दीवान' 
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था । तत्पश्चात्‌ यह खजाने के अधिकारियों के 
लिए प्रयुक्‍त्त किया जाने लगा था । इसके अनन्तर अब्बासी खलीफाओं के काल 
में तथा सलादीन के समय में स्वयं खली फा के लिए इसका प्रयोग होने लगा था| 

[ एनसाइक्लोपीडिया आऑँबच इस्लाम, जिल्द १, पु० ९७६] 

यदि हम निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें तो हमें प्रधान दीवान के 

पद एवं कतंव्यों के बारे में स्पष्ट साधारण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 

(क) वह बादशाह और शेप अधिकारी-जगत्‌ के बीच भध्यस्थ का कार्य 
करता था । 

(ख) यथार्थतः विशेष प्रकार के अथवा सूक्ष्म विवरण वाले कागजों को 
छोड़कर शेप सभी प्रकार के कागजों को उसके निरीक्षणार्थ एवं 
उसके नियन्त्रण में संग्रहार्थ उसके कार्यालय में भेज देना पड़ता 
था। उसके कार्यालय का नाम 'लोक-अभिलेख कार्यालय (पब्लिक 
रिकार्ड आफिस ) था । के 

(ग) वह छोटे विभागों को छोड़कर शेप सभी विभागों के भुगतान और 
व्यवहारों के तथ्यों की जाँच और आलोचना करता था । 

(घ) उसकी लिखित स्वीकृति के बिना निम्नकोटि के कर्मचारियों, श्रमिकों 


राजकोप एवं राज-परिवार विभाग २५ 


निम्नलिखित के कोप. (खजाना ): 


इतवा (अनुयायी, कर्मचारीगण ) । 

अहदीस (अश्वारोही) । 

पारितोपिक (इनाम) । 

अन्तःपुर (महल) का रोकड़ । 

हरिण-उद्यान (7%6 0७श४/कृष्मः) 

अधिकारियों के अग्रदान (&4ए०९००४) अथवा सहायता की प्राप्ति 
(वाज़्याफ्तेमुशादत) । 

बकाया (अवशिष्ट धन ) । 

वर्कानदाज़ (हारपाल अथवा ढाल-तलवार से सुसज्जित रक्षक) । 

अर्थ-दण्ड (जुर्माना) ! 

साधारण खर्च (खर्चे कुल) । 

पशु-भोजन (खुराके दवाव) । 

निम्नकोटि के भृत्य (शा्गिद-पेशा ) । 

वबालाह--शाही आज्ञा से एक सच्चे ओर ईमानदार व्यक्ति के पास 
दरवारे-आम में कुछ सोना और चाँदी रख दिया जाता था जिससे 
जरूरतमन्द लोगों की आवश्यकत्ताएँ तत्काल पूरी कर दी जाती 
थीं। बादशाह सुप्रतिष्ठित लोगों में से एक को एक बृहद्‌ धन सौंप 
देता था जिसका एक अंश कोप (खजाना) में जाता था । हिन्दी में 
इसे 'बालाह' कहते हैं । यही कारण है कि इस प्रकार के व्यय को 
देशी भाषा में खर्चे-वालाह कहते हैं । [आईने अकबरी, जिल्द १, 
पृ० १५] (मैं इसके दूसरे पाठ बहलिया अथवा पैदल वन्दुकची 
को पसन्द नहीं करता हूँ ।) ' 
जागीर के बदले में नकद धन (एवंजे जागीर ) ।. 

वेगमें । 

कुलियों तथा यातायात के जानवरों का किराया | 

नीमगोश्त तथा पावगोश्त । [आईने अकघरी, जिलल्‍्द १, 

पृ० २१७] 

नकद (माब्लाघी) । 

अग्रदेव घन (#त0४87९०७५) (मुणायदात) । 

बादशाह को नजर | 

सिक्का ढालना (ज़रावत) । 


२६ 


मुगल शासन-पद्धति 


(२२) फसल की हानि (पेमाले ज़रायत) । 

(२३) अन्त:पुर के भृत्य (खादिमान) की 

२. वे धन, जिनका दीवान के कार्यालय में 'सियाहा'-' नहीं अपितु केवल 
आवारिजा' भेजा जाता था । 


(१२ 
(१३ 


) 
) 


(१४) 
(१५) 


(१६ 


) 


(१७) 


0 


) 


(१६) 


(२० 
(२१ 
(२२ 


(रे 
5 


) 
) 
) 
) 


बटलर का विभाग (आवदारखाना) । 

आगरे के किले के अप्वभुज बुर्ज की चस्तुएँ ।: 

असवाबे माव्लाघी । 

अजनास (विभिन्न सामग्री ) ; 
आफ्तावचीखाना (सुराहीघारी (7४०७-0० 0०7४) विभाग) । 
लोहारी । 

चार शाखाओं वाला भोजनालय । 

सरकारी कागजात (वस्ताखाना) । 

पान विभाग--(क) पान, तथा (ख़) तत्सम्बन्धी पात्र ।. 
भाण्डखाना [मभिद्दी के बड़े पात्र) । : 
तोपखाना--इसका अर्थ साधारण तोपखाना नहीं है, अपितु इसकी 
तात्पय दिल्‍ली के किले की रक्षा करने वाले तथा बादशाह के 
अंगरक्षकों में सम्मिलित होने वाले बन्दूकचियों और तोपबियों से 
है। (नौवतखाना अथवा वाजावालों का कमरा---इस पाठ को मैं 
अस्वीक्ृषत करता हूँ ।) 

पालकीखाना (चौडोलखाना) । 

चीनी के पात्रों का गोदाम । 

छोटी कौड़ियों का गोदाम (खर-मुहर ) । 

चमड़े के सामान का गोदाम । 

जा-तमाजखाना (पूजा-आसन-मृह) । 

वूचड़खाना । 

चर्खीखाना (अग्निचक्र ) । 

इत्र, सुगन्ध । 

प्रासाद-भवन | 

वेलों का चारा । ' 

ऊठा का चारा (मूल में चीता' शब्द है) । 

सीप बैठाने का विभाग (खतम-वन्दीखाना )। 


(२४) भोजन की थाली के आवरण । 


राजकोप एवं राज-परिवार विभाग २७ 


नी 


) तोल-ग्रृह (डण्डीखाना) । 
) कड़ाहा गोदाम, ताम्र-पात्र ! 
) थाली गोदाम । 
८) सोने की कसीदाकारी के गोदाम ! 
) 
) 
) 
) 


ला ) आया 
प् .0 


चारजामों का गोदाम । 

गाड़ियों की लगाम (सुत्लखाना) । 

सुखशय्या अथवा सुखकर शय्या । 

चार भागों वाला फंद (रखबत) विभाग---(क ) तेंदुओं के शिकार 

के लिए फंद, (ख) हाथियों के पकड़ने का फंद, (ग) हवेली के 

लिए फंद, तथा (घ) बारिशखाना (वर्षा-मगृह) । 

(३३) दीपक-य्ृह 

(३४) शरवतखाना । 

(३५) चन्दन-पात्र ग्रह । 

(३६) रकाबियाँ एवं तश्तरियाँ--(क) स्वर्ण-पात्र, (ख) ताम्र-पात्र, 
(ग) चित्रकारी किये हुए पात्र, तथा (घ) किरकिराकी (देखिए, 
अध्याय १०, अनुच्छेद ५) ! 

(३७) जानवरों का भोजन । 

(३२८) परिमाण एवं अस्त्र-शस्त्र विभाग--(क) परिमाण, (ख) तलवार, 

“ (ग)गदा, तथा (घ) भाला-विभागों के नकद वेतन पाने वाले भ्ृृत्य । 

(३६९) पुस्तकालय । 

(४०) घड़ियाली (घण्टा)। 

(४१) मशाल । 

(४२) मिट्टी के पात्र । 

(४३) फल । 

(४४) सदानन्द (भाँजा अथवा किसी अन्य प्रकार का मादक द्रव्य) ! 

(४५) चित्र । 

(४६) रजत-पात्र । 


ल्‍प 0 7०७ (छ 


अकन्‍ २५५०4 3--3-+ कक 49५७3 न-ा33-3--:-३-००+५ननत-नाकज-७०ध-५५ ७०-०७ 


सुखशय्या एक संस्कृत गब्द है जिसका अर्थ सुख़कर शय्या है। सन्‌ १७० १-२ 
के कोट बुलेटिनों से हमें ज्ञात होता हैँ कि औरंगजेब इसे अपने साथ 
दखिन में ले गया था। आईने अकवरी, जिल्द २, पृ० १६३४ में 
सुसासन का वर्णन मिलता है जिसे बंगाल के घनी लोग यात्रा के समय 
प्रयोग करते थे । 


र्८ मुगल शासन-पद्धति 


(४७) शेर का भोजन (शिकारी तेंदुआ) । 
[ज्वाबिते आलम्गीरी, पृ० १शव-१४ब] 


३. विभिन्न दीवानों को वैयक्तिक कार्य-संचालन पद्धति 


सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के कुछ प्रसिद्ध दीवानों के-लिखित तरीकों के 
कषाधार पर उच्च दौवान के कार्यालय के कार्य एवं इसके संचालन की पद्धति 
का हम स्पप्ट विवरण प्राप्त कर सकते हैं। [ दस्तुरुल अम्ल, पु० १० १ज- 
१०२५ | शाहजहाँ का अत्यन्त प्रसिद्ध वज़ीर, सादुल्‍लाखाँ, निम्नलिखित ढंग 
से कार्य किया करता था : 

सर्वप्रथम बह प्राप्त पत्रों को पढ़ता तथा उनका उत्तर देता था । तत्पश्चात्‌ 
तनखा विभाग के स्वीकार करने के योग्य प्रार्थंनापत्रों को चुनता था तथा 
उनके नीचे अपने हस्ताक्षर कर उनकी स्वीकृति के कारणों के साथ उन्हें 
वादशाह के समक्ष प्रस्तुत करता था। तदनन्तर माफी मेंदी हुई भूमि 
((0॥-॥06 |॥॥0 700) (अयमा) के कागजों पर हस्ताक्षर करता था । 
इसके बाद अमीन के कार्यालय के स्मृतिपत्नों (याददाश्त) पर दस्तखत करता 
था। थन्त में वह मुहई (वादी) की बातों को सुनता था। कार्यालय छोड़ने 
के पूर्व राजकुमारों, मूवेदारों तथा दूसरे अमीरों के प्रतिनिधियों की बातें 
पुनता था, जी अपनी भ्रार्थनाओं पर जोर देते थे | 

पातकाल दूसरे कार्यो के पूर्व चौकियों (विभिन्न रात्रियों को प्रासाद के चारों 
ओर विभिन्न अश्वारोही रक्षक-दल ) की वितरण-सूची पर हस्ताक्षर करता था । 

वह राजकीय पत्रों को एकान्त में तथा आवश्यक पत्रों को कार्यालय के 

अपने कमरे में ही लिखा करता था। 

जफरणा के कार्यालय की कार्यपद्धति निम्त प्रकार की थी : 

सर्प्रथम बह फरमानों (राजकीय आदेशों ) एवं आवश्यक पत्रों को 
लिखता था। इसके पश्चात्‌ वह 'तनख्ना' विभाग के कागजों, प्रार्थनापत्रों 
(अनियों) तथा आज्ाओं (परवानों) को पढ़ता था | तदनन्तर वह तुरन्त ही 
मालसा विभाग के कागजों ( 


नकदी अथवा साधारण स्मृतिपन्) जो उसके 

समक्ष किसी ने प्रस्तुत छिये हों, इत्यादि पर विचार 

करने के बाद दुसरे कामों में लगता था । 
लाइल्‍लारसों की मृत्यु (७ अप्रैल, £ ६५६, ओ० एस०) तथा उसके 

उस्साप्रिकारी मीर डुमसा के नियुक्त होने (७ जुसाई, 

प्‌ 


४० तपः 


करता था । इसे वह तय 


ः॒ 


६४७ मे 2६ 


2६५६) के बीच तथा 
डाजा रुघुनाथ में श्थानापन्र (णीतंबमत[) 


बे फ 
4 है ॥ 7 


राजकोष एवं राज-परिवार विभाग २९ 


दीवान के रूप में कार्य किया था । वह दीवान के कार्य को इस प्रकार किया 
करता था--- 


वह उच्च दीवान की भांति प्राप्त प्रार्थनापत्नों के सारांश को बादशाह को 
सुनाता था और तब उसके समक्ष कागजों को प्रस्तुत करता था। राजकीय पत्रों 
का लेखा तैयार कर वह उन्हें बादशाह के सामने पेण करता था। उसकी 
स्वीकृति के पश्चात्‌ ही वे साफ-साफ लिखे जाते थे। दीवान के रिसालों 
(राजाओं ) की प्रमाणित प्रतियों (तस्दिकात) पर, जिनके अनुसार साधारण 
स्मृतिपत्र तैयार किये जाते थे, वह लिखा करता था, “घटनाओं (वाकिया) के 
विवरण के साथ सम्मिलित करो ।” वाकिया के साधारण स्मृतिपत्रों पर वह 
लिखता था, “वादशाह के कानों में दूसरी वार लाओ (अर्जे मुकर्रर, परिपुष्टि 
के लिए) और मूल घटना (वाकिया) से तुलना करो ।/३ 


3 आईने अकंबरी, जिल्द १, प्र०. २५८-२५६ में दिये हुए विस्तृत विवरण 
से कार्यप्रणाली स्पष्ट हो जायगी-- 


वादशाह ने चौदह क्‍्लकों (वाकियानवीसों) की नियुक्ति की थी | 
बादशाह के कारनामों एवं आदेशों और विभागाशध्यक्षों के विवरणों*** 
मनसबदारों की नियुक्तियों, वेतनों, जागीरों, दानस्वरूप दिये गये नकद 
अथवा भूमि अनुदानों, आदेशों'''लड़ाइयों, मृत्यु“ घटनाओं के विवरणों 
आदि का उल्लेख करना ही उसका कार्य था। शाही नौकरों में से किसी 
एक-के द्वारा देंनन्दिनी (0079) शुद्ध कर दिये जाने के पश्चात्‌ वादशाह के 
समक्ष प्रस्तुत की जाती थी और उसी के द्वारा स्वीकृत भी होती थी। क्लक 
तब प्रत्येक विवरण की नकल करता था और उन्हें दे देता था जो इसे 
प्रमाणपत्न के रूप में चाहते थे। तब इस पर बादशाह के समक्ष ले जाने 
वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हो जाते थे । इस प्रकार के विवरण को याद- 
दास्त' अथवा स्मृतिपतन्न' कहते थे । 
इनके अतिरिक्त बहुत-से प्रतिलिपि तेयार करने वाले भी होते थे जो 
याददास्त के पूर्ण होने पर उन्हें लेते थे अपने पास रखते थे और 
इनका एक संस्षिप्त विवरण तैयार करते थे । इन्हें तालिका कहते थे और 
इन पर खाकियानवीस, रिसालेदार, भमीरेअर्ज और दारोगा अपने-अपने 
हस्ताक्षर करते और मुहर लगाते थे। याददास्त के स्थान पर इसी 
तालिका को वे उस आदमी को वापस करते थे। तत्पश्चात्‌ तालिका पर 
राज्य-मन्त्री हस्ताक्षर एवं मुहर लगाता था । 


तस्दीक--समर्थन, प्रमाणीकरण---सरकारी कर्मचारियों के हाथों 
में से गुजरने वाले कागजों, विशेष रूप से लगांन-समर्पण के प्रार्थनापत्रों से 
संलग्न विशेष चिहक्त । [ बिल्सन, ग्लौसरी आँब रेवेन्यू टम्से, पृ० ५१३] 


३० मुगल शासन-पद्धति 


वाकिया के सारांशों पर, जिनके अनुसार फरमान लिखे जाते थे, वह 
लिखता था, “(विपय के सम्बन्ध में) एक शाही आदेश लिखो ।” वह जागीरों 
के सियाहा, नकद तनखा के तस्मीनों (डोल)*४, मुहसिबत के वन्दोबस्तों, 
सभी कार्यालय के परवानों, राजभ्ूमि कार्यालय के अयमाओं की प्रमाणित 
प्रतियों, सरकारी खजानों की अरजियों, नकद तनखा के दस्तकों पर अपने 
हस्ताक्षर करता था और अन्त में समस्त पू्व-विवणित कागजों पर अपनी मुहर 
लगाता था| जागीर वितरण (तकसीम ) के कागजों पर भी वह अपने हस्ताक्षर 
करता था । 

जन-कोप के कमरों और उनमें रखे हुए थैलों, घटनाओं (वाकियय) के 
सारांशों, अहदीसों, बर्कन्दाज़ों तथा निम्नकोटि के नौकरों के मासिक वेतन 
की रसीदों (कब्जों), प्रान्तों से प्राप्त विवरणों के उन कागजों पर जिन्हें शाही 
दरबार के समाचारपत्र-बाचक बादशाह को सुनाकर शाही अभिलेख कार्या- 
लयों को भेज दिया करते थे, तथा प्रास्तीय दीवानों एवं दूसरे अधिकारियों 
द्वारा प्रेपित प्रान्तों के नुस्खों" पर उसकी मुहर लगायी जाती थी । 

फरमानों पर वह लिखा करता था, “पुस्तक में दर्ज करो” (सिव्तनुमायद )। 
(आईने अकवरी, जिल्द १, पृ० २६० पर सिब्ती फरमानों का वर्णन है) । 

४. राज्य-भूमि के दीवान के कतेव्य 

राज्य-भूमि के दीवान के कर्तव्य निम्नलिखित थे--[दस्तुरुल अम्ल, 
पृ० प७ब; ज़वाबिते आलमगीरी, पृ० ३०ब] 

पान्‍्तों के सूवेदारों, फौजदारों, अमीनों, दीवानी के कर्मचारियों, करोड़ियों* 
तथा दारागाओं, महलों के अमीनों, मुश्रिफों और तहवीलदारों, प्रान्तीय खजानों 
के फोतदारों, नि:सरण लिपिकों (०७-१४६४ ० 8876 ) (वरामद नवीसान) , अभीरों 
के दरोगाओं एवं खजांचियों तथा मुश्रिफों, कागज़ों के सजावलों, शेप ऋण के 


४ डौल--एक जिले अथवा राज्य से मिलने वाली लगान के कुल जोड़ का 


तखमीना, अनुमान हारा ठहरायी गयी कीमत । [ विल्सन, ग्लौसरी आँव 
रेवेन्यू टम्सें, पृ० १२६] 


नुस्खा_-एक लेख की रूपरेखा अथवा एक प्रति आदि । [ विल्सन ग्लौसरी 
आँव रेवेन्यू टम्से, पृ० ३८१] 


# 


करोड़ी--एक करोड़ दाम अथवा ढाई लाख रुपया लगान वाले क्षेत्र का 
री अकबर हारा इस कार्यालय की स्थापना की गयी थी, किन्तु 


करोड़ी का अधिकार-/्क्षेत्र शीघ्र ही लगान की उपयक्‍त रकम के सभी 
सम्बन्धों को खो चुका था। के है क्रमशः ] 


राजकोप, एवं. राज-परिवार विभाग ३१ 


अमीनों और करोड़ियों को सरकार द्वारा दिये गये अग्रदेनों (॥0ए७॥००४) 
(मृतालिबों) अथवा ऋणों तथा जमींदारों की देय राशियों की प्राप्ति के लिए 
कलक्टरों की नियुक्ति करना । 
प्रवानों पर उच्च दीवान को 'सद' (शुद्ध) तथा दीवाने खालसा को 
दिखा हुआ' (मुलाहिजा शूद) लिखना चाहिए । 
निम्नकोटि के अधिकारियों (अमालों) की पूछताछ का उत्तर देना, नौक- 
रियों के लिए सनदें (प्रमाणपत्र) देना; खजाने के नकद विभाग द्वारा तेयार 
किये गये 'डौल' के अनुसार वादशाह के पुत्रों और पौजन्नों का नकद वेतन 
(तनखा) निर्धारित करते हुए परगनों को आदेश (परवाना) देना; राज- 
कीय अग्रदेनों. (७०ए७॥०९४) की प्राप्ति, नौकरों (अहले खिदमत ) के निश्चित 
वेतनों के भुगतान, फोतदारों की साधारण छूट, तथा करोड़ियों के संग्रह-शुल्क 
के सम्बन्ध में भी परवाना जारी करना; शिकायतों, अदत्त ऋण के लिए फसल 
अथवा जायदाद की कुर्की, अधीनस्थ खजानों से रुपया निकालने, राज्य के हेतु 
तेयार करने के निमित्त अथवा प्रान्तों एवं सेना के लिए सभी आदेशित वस्तुओं 
(फर्माइणों ) के भुगतान के हेतु नकद धन देने के निमित्त आदेश देना; समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित किसी भी मामले की जाँच-पड़ताल करने के लिए आज्ञा देना; 
बादशाह द्वारा वांछित किसी भी विषय पर उसकी आज्ञा से (हस्वुलहुक्म ) पत्र 
लिखना; निश्चित तनखा. के सम्बन्ध में, जिस जन-कोप से भुगतान किये जाने 
के सम्बन्ध में आदेश दिया जा सकता हो, खजाने के क्लकको (मुतसहियों) को 
सम्बोधित आज्ञापत्र (दस्तक) जारी करना; अधीनस्थ खजानों और सैन्य-दलों 
को दिये जाने वाले तनखा के वारें में खजांचियों को आज्ञा-पत्र देना; सड़कों के 


मुश्रिफ--हिसाव-किताव की जाँच करने वाला अथवा ऑडिटर, खजाने 
का एक अधिकारी जो हिसाव-किताव तथा लेखों को प्रमाणित करता 
था । [ विल्सन, ग्लौसरी आंच रेवेन्यू टर्म्से, पृ० ३५८] 

फोतदार--नकद रुपया रखने वाला, रुपये को बदलने वाला, रुपयों 
तथा सोना-चाँदी को तोलने वाला तथा सिक्कों की कीमत लगाने वाला 
तथा परीक्षा करने वाला जन-विभाग का एक अधिकारी । [ बिल्सन, 
ग्लौसरो आँच रेवेन्यू टम्से, पृ० १६० ] 

संजावल---उपस्थित्ति अथवा भुगतान के निमित्त विवश करने के लिए 
“नियुक्त एजेण्ट, एक ऐसी एस्टेट का लगान वसूल * करने तथा उसका 
दायित्व लेने के लिए नियुक्त अधिकारी जिसके प्रवन्ध से स्वामी अथवा 
रचना करने वाला वंचित कर दिया गया हो ।[विल्सन, ग्लौसरी ऑब 
रेदेन्यू दर्म्स, पु० ४७३] ह हा 


३२ मुगल शासन-पद्धति 


लिए पारपत्र (88870) तथा कार्यकर्ताओं के लिए अनुमति-पत्र देता-- 
ये सब दीवाने खालसा के कर्तव्य थे । 
दीवाने खालसा को निम्तकोटि के दीवानी के अधिकारियों एवं क्लर्कों के 
सूचित करने योग्य सरकारी पत्रों का लिखित सार बादशाह को देना पड़ता था 
तथा उत्तर देने योग्य पत्रों का नियमानुसार उत्तर भी देना पड़ता था । अन्य 
प्रार्थनापत्रों को मौखिक रूप से सूचित करना पड़ता था तथा व्यर्थ पत्रों पर 
बादशाह को सूचित किये बिना ही अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करने पड़ते थे 
उन कागजों की सूची भी है जिन्हें यह दीवान वादशाह को पढ़कर सुनाता 
तथा जिन पर अपने स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना ही केवल अपने संक्षिप्त 
हस्ताक्षर करता था | यदि वह उचित समझता था तो प्रथम श्रेणी के कागजों 
में से भी साधारण कागजों को रोक लेता था | उसे बादशाह की प्रायः खजानों 
की रोकड़ तथा जमींदारों के व्यवहारों के सम्बन्ध में सूचना देनी पड़ती थी । 
खानसामा राज-परिवार-विभाग के लिए: नकद भुगतान के सम्बन्ध में 
सभी परवानों को जारी करता था और दीवान उन पर केवल अन्त में अपने 
हस्ताक्षर करता था । 
दीवाने खालसा को कार्यकर्ताओं के प्रतिभूति बन्धों (88०ए०४७ ७०४१8) 
(तमस्सुके जामिनी), सरकारी ऋणों (मुतालिवों) के पुनर्भूगतानों तथा अर्थ- 
दण्ड प्र किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए अपने को बाध्य करने वाले 
कुछ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित मुचलकों पर अन्त में अपने भी दस्तखत 
करने पड़ते थे । 
दीवाने खालसा को ही परगनों और प्रान्तों के फोतदारों तथा खजांचियों 
के विवरण को पढ़ना पड़ता था जिनमें शासन हारा किये गये अग्रदेनों अथवा 
ऋणों से प्राप्त घन का उल्लेख होता था । 
खालसा के कार्यालय में क्लकों (अमालों ) की वदरनवीसी* पर उच्च दीवान 
को 'स्वीकृत' (मंजूर शुद) तथा दीवाने खालसा को देखा लिखना चाहिए । 
४ बदरनवीसी--हिसाव-किताब के आपत्तिजनक एवं वस्तुओं के अधिक 
आलेखन के हिसाव-किताव का अंकेक्षण (800 ॥ )। [ विल्सन, ग्लौसरी 
आंच रेवेन्यू टर्म्से, पु० ४३ ] 
मुस्तीफी---परीक्षक अथवा लेखा-अंकेक्षक (_प्रव४0/), उस विभाग का 
प्रमुख अधिकारी जिसमें भूतपूर्व कलक्टरों अथवा किसानों की माल- 


गुजारी पे हिसाव-किताव की जाँच की जाती थी । [बिल्सन ग्लौसरी 
आँव रेवेन्यू उम्से, पु० ३५८] 


राजकोप एवं राज-परिवार विभाग ३३ 


मालगुजारी (माल), रासुलमाल (व्यापार राशि अथवा वस्तुओं का असली 
मूल्य), खजानों, वकाया धन, आमुआल (सरकार के ऋणी मृत अधिकारियों की 
कुर्क जायदाद) तथा जजिया मुस्तौफियों द्वारा हस्ताक्षरार्थ लाये हुए अंकेक्षण- 
प्रतिवेदनों (॥ए8॥#न०%०॥७) (मृहासिवात) पर उच्च दीवान को 'अमुक-अमुक 
खातों में जमा करो' (तहवीले फर्ता नुमाइद) लिखना चाहिए । उसे कार्य- 
कर्ताओं के निश्चित वेतनों की प्रमाणित प्रतियों पर हस्ताक्षर करने चाहिए । 
. उच्च दीवान को शाही फरमानों तथा दीवाने खालसा को दीवानी, फौज- 
दारी और अमीनी कृतियों (खिदमत) के सारांशों (जिम्न?) पर हस्ताक्षर 
करने चाहिए ! 
सियाहा अहकाम (लिखित राजकीय आज्ञाओं) को उच्च वरुशी एवं 
खानसामा के कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों में सीधे भेजना चाहिए 
दीवाने खालसा के कतंव्यों में निम्नलिखित वातें भी सम्मिलित थीं : 
साल-विभाग के नुस्खों की जाँच करना, राजशभूमि के तुमारेजमा (कर-निर्धा- 
रण के प्रमाणित लेख) को ठीक करना, संनन्‍्य-दरलों तथा वादशाह के निजी 
कर्मचारियों एवं गाड़ियों के व्यय का अनुमान लगाना । 
उच्च दीवान को कार्यालय के पत्रों से संगृहीत पदच्युत अधिकारियों से 
सम्बन्धित तथ्यों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इसकी एक प्रमाणित्त प्रति 
सम्वन्धित अधिकारी के पास तथा उच्च वरुशी के कार्यालयों को सियाहा आदि 
भेजना चाहिए । 
दीवाने खालसा शाही शिविर तथा समस्त सूबों के आय-व्यय का लेखा 
तेयार करता था और वेगमों के वेतन के कागज-पत्रों,- राजभुमि के गाँवों 
(महालों ) एवं कर्मचारियों की सूची तथा वापिक सूची (फेहरिस्त) एवं वापिक 
सांख्यिकीय सारांण [ छंकातिजा ला) त059 22४9) रखता था | 
' उच्च दीवान का कार्यालय वादणाह द्वारा हस्ताक्षरित समस्त कागजों की 
'प्रतियों को रखता था ! 
इसके अतिरिक्त कागजों की. एक लम्बी सूची है जिसे दीवाने खालसा को 





5 जिम्न---अनुदान का पृप्ठांकन जिसमें उसके विपय का संक्षेप दिया हो । 


पहले शब्द 'जिम्न नवीसनद' (उन्हें सारांश लिखने दो) मालगुजारी 
के हस्तान्तरण-पत्र को स्वीकृत करने वाली सनद पर लिखा होता था 
जो अनुदान की सूक्ष्म बातों को समझने के लिए अधीनरंथंं अधिकारियों 
के लिए प्रमाण का कार्य करता था । [ विल्सन, - ग्लौसरी आँब रेवेन्य 
ट्म्से, पु०-५६७ ] न है 


३४ : मुगल शासन-पद्धति 


विभिन्न वर्गों के अधिकारियों; उदाहरणार्थ लगान अधिकारियों, अमीनों, 
करोड़ियों, गर-महालों के कलक्टरों, खजानों के कलकों आदि से प्राप्त करना 
पड़ता था । 

५. दीवाने तनखा के कतंव्य 


गैवाने तनखा निम्नलिखित मामलों को निवठाता था--[ज्वाबिते 
आलममीरी, पू० ३४व ३६अ; दस्तुर-उल-अम्ल, पु० ८श्व॒-६०व ] 

(क) जागीरों तथा नकद तनखा से सम्बन्धित सभी विपय, जमींदारों से 
सम्बन्धित तथ्य, सूवेदारों की जागीरों के डौल, अवशिप्ट धन का 
व्यौ रा, परगनों के आवारिजा, जागी रदारों की तौजीह, मनसवदारों 
की श्रेणी आदि से सम्बन्धित कागज-पत्र वादशाह के समक्ष प्रस्तुत 
करना । ह 

(ख) जागीर, नकद वेतन और कर्मचारियों तथा तहवील के लोगों के 
निश्चित वेतनों, तहवीलों के लोगों और कारीगरों के निश्चित वेतन 
की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश, शिकायतों तथा विभिन्न प्रान्तों से 
प्राप्त पत्रों में वणित मामलों की जाँच-पड़ताल से सम्बन्धित 
आदेश, परगनों से स्थानान्तरित अधिकारियों की जागीरों की कुर्की 

'के लिए आदेश, मनसवदारों को दिये हुए अग्रदेनों की प्राप्ति के 
सम्बन्ध में आदेश । 

(ग) हस्ताक्षर किये जाने वाले कागज; उदाहरणाथथ, जागीरों के सियाहा, 
सहायतार्थ अनुदानीं (मुशाइदात ) , अग्रदेनों (#वेएत॥0०९४७) की पुनः 
परिपुष्टि के हेतु माँगपत्र, प्रार्थनाएँ । 

(घ) नकद धन (तनखा) तथा सहायतार्थ अनुदानों के अनुमति-पत्र 
(एणां(8) (दस्तक ) । 

(३) बादशाह द्वारा अवशिष्ट धनों (४७7४) तथा देय वेतन वाले 
अधिकारियों के रजिस्टरों (तूमारों) पर हस्ताक्षर किये जाने के 

' पण्चात्‌ उच्च दीवान को इन कागजों पर बादशाह के लेख की प्रति 
को अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करना चाहिए । णाही जआाज्ञाओं 
(अहकाम) को बख्णी तथा दूसरे अधिकारियों के कार्यालयों में तुरन्त 
प्रेषित कर देना चाहिए । मुस्तौफियों के जागी रदारों, एवजे जागीरों 
तथा अग्रिम खजानों के अंकेक्षण-प्रतिवेदनों (४४१६-०७ए७०४७) को 
दीवान के पास- हस्ताक्षर के लिए ले आना चाहिए 

दीवाने-तनखा को नकद भुगतान के 'डौलों' पर हस्ताक्षर करने चाहिए । 


ण्् 


राजकोप एवं राज-परिवार विभाग ३५ 


अश्वारोहियों के दल को प्रमाणित करने तथा दागने वाले कागजों 
: पर उसे स्वीकृत लिखना चाहिए । 

कर्मचारियों के वेतनों के साधारण स्म्रृतिपन्नों (छ08/7800न70708) पर 
उसे “अमुक वर्ष की अमुक तिथि से नकद तनखा दे दो” लिख देना 
चाहिए । 

मनसवदारों तथा दूसरे कर्मचारियों के स्मृतिपत्रों (70770$) को बादशाह 
के समक्ष दूसरी वार परिपुष्टि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । दीवान 
को उन पर “मूल से ठीक-ठीक मिला लो” लिख देना चाहिए । 

(च) अयमा तथा दूसरे कागजातों जँसे आदेशों (फरमानों), स्मृतिपत्रों, 
निर्वाह-भत्तों की स्वीकृत्ति के लिए परवाने आदि को प्रान्तों से प्राप्त 
पत्रों में रखना चाहिए । 

(छ) आज्ञा से' (हस्वुल हुक्म) परवानों (वादशाहों के शब्दों में आदेशों) 
के लिखने का कार्यालय । 


६. खानसामा (प्रांट0 88८ए०7०) के कार्य 


जैसा कि मैंने पहले ही संकेत किया है, खानसामा राज्य का दूसरा उच्च 
अधिकारी था और दीवान के ठीक नीचे उसी का पद था। उसे उचित ही 
व्यय का दीवान कहा गया है । [हेदायेतुल कवायद, पृ० १७] 

उसके कार्य के सम्बन्ध में उसे निम्न प्रकार के निर्देश दिये गये हैं : 
[हेदायेतुल कवायद, पृ० १७-२१] 
.. “नकद रोकड़ एवं राज-परिवार विभाग में एकत्र उन वस्तुओं का चार्ज लेना 
जो कार्यालय छोड़ते समय दिवंगत खानसामा तथा मुश्रिफ और तहबवीलदार 
को मुहर लगाकर रखी गयी थीं; अपने को सनन्‍्तुष्टठ करना कि स्टॉक लेखों 
(7९०८००४७) के अनुकूल है कि नहीं, अन्यथा क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें आदेश देना। 

“विभिन्न गोदामों एवं राज्य के कारखानों के शीर्षकों के अन्तर्गत लेखबद्ध 
वापिक व्यय के लेखों (7200765) की एक प्रति अपने पास रखना । इस बात 
का ज्ञान रखना कि खिलअतखानों तथा प्रत्येक कारखाने में कितनी खिलंअत्ते हैं । 
उपर्युक्त सामग्री की कमी होने पर उसकी पूत्ति के लिए आवश्यक व्यय (सर- 
अंजाम) का विवरण तंयार करना, उचित अधिकारी के पास प्रार्थनापत्र देना 
उसके सरअंजाम के सम्बन्ध में दीवान के लिए भुगतान-आदेण प्राप्त करना 
तथा उन वस्तुओं को तेयार करना । 

“खानसामा को आवश्यकंतानुसार वांछित वस्तुओं को प्रदान करने की स्थिति 


३६ मुग़ल शासन-पद्धति 


में होने के लिए व्यापारियों से उधार अथवा सरकारी धन से उन्हें खरीदना, 
तैयार रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को वाजार-मूल्य पर दे देना 
उसका कार्य था । यदि वह स्वयं एक धनी व्यक्ति हैं तो उसे वस्तुओं को 
खरीदकर उनका संग्रह कर लेना चाहिए जिससे आवश्यकता के समय 
उसे दूसरों से माँगना न पड़े अपितु वाजार-दर से ही इनका मूल्य निश्चित 
कर उन्हें दे दे । इस प्रकार देने में देर हो जाने के कारण उसके स्वामी 
को अप्रसन्न होने का अवसर ही न मिल सकेगा । यदि खानसामा अपनी निजी 
वस्तुओं को वाजार-दर पर देता है तो इस वात की बहुत सम्भावना हैं कि 
सरकार को इस लेन-देन से वचत हो किन्तु शासन के क्लको को यह बात 
दुृढ़तापूर्वक कहनी पड़ेगी कि वह राज्य को ये वस्तुएँ लाभ पर बेच रहा है। अतः 
उसे प्रत्येक वस्तु के क्रय करने के निमित्त पेशगी धन देने के लिए पहले ही 
बादशाह से निवेदन करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रदान करने 
के लिए उनका संग्रह करना चाहिए । 


“पुरानी तथा दूसरों की प्रयुक्त वस्तुओं को वादशाह की अनुमति प्राप्त कर 
खरीदने तथा मुकीमों (दलालों अथवा मूल्य आँकने वालों) से उनका वर्तमान 
मूल्य जान लेने के पश्चात सेना के हाथ बेच देना चाहिए। अपनी वचत के लिए 
उसे वस्तुओं के मूल्य की सूची पर मुकीमों के हस्ताक्षर कराकर अपने पास 
रख लेना चाहिए । 

“बादशाह के मन को पसन्द आने वाली सुन्दर वस्तुओं को खरीदना तथा 
उन्हें उचित अवसरों पर भेंट करने के लिए सुरक्षित रखना । दोनों ईदों तथा 
अन्य उत्सवों के लिए प्रतिष्ठा-जामा (700९8 णी ॥णाणाण) तथा अन्य व्याव- 
हारिक सरकारी भेंटों को निश्चित तिथि से एक या दो माह पूर्व ही तैयार कर 
रखना जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रदान करने में जपनी असमर्थता 
त दिखाली पड़े । 

“स्वर्णकारों, मीनाकारों, मुद्रा के साँचों को खोदकर चित्र बनाने वालों, 
जाल बुनने वालों, धातुओं का कार्य करने वालों (सादाकारों, स्वर्णकारों की 
एक जाति), शिल्पकारों आदि से कृतज्ञता के बन्धनों हारा अपने साथ सम्बन्ध 
स्थापित करना तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना । इत्यादि-इत्यादि ।” 

दस्तूर-उल-अम्ल में उल्लिखित खानसामा के कर्तव्य इस प्रकार हैं: 


१. नव-नियुकत लोगों के दैनिक, मासिक एवं वापिक उपस्थिति-रजिस्टरों 
के आधार पर श्रमिकों एवं निम्तकोटि के कमंचारियों के वेतन- 


। 


739 


हो 
॥० 


आफ. #ौशिएफ 
१ >चछ 


# १ 
श्प 


१४, 


राजकोप एवं राज-परिवार विभाग ३७ 


पावना-पत्नी तथा पुराने कमचारियों की वेतन-चुद्धि को प्रमाणित 
खारना । 

विभिन्न कारखानों के तहवी लदारों, मुल्रिफों, अमीर तथा दारोगाओं 
वेग नियुग्रित करना । 

कारसानों एवं परिवार-विभाग के कोपो ( राजानो ) के कार्य के सम्बन्ध 
में नियम बनाना । 

श्रमिकों की मजदूरी तथा किराये के सम्बन्ध में स्लिपें लिखना । 
कारसानों के प्रबन्धकों के प्राथनापत्रों का उत्तर देना । 
पारितोपिक के रूप में राज्यन्यृहों की स्वीकृति एवं अमीरों को उनमें 
अस्थायी रूप से निवास करने के लिए अनुमत्ति प्रदान करना । 
नीमगोश्त तथा पावगोप्त का निरीक्षण करना । 

कारखानों के प्रवन्धकों एवं निम्नकोदि के कर्मचारियों से सुरक्षा-द्व्य 
के लिए बंध-पत्र (9०708) लेना । 

गोदामों और वगारखानों के प्रार्थनापत्रों पर विज्ञार करना । 

नज़र, मेंद तथा दान-कोप की देखभाल करना । 

पशुओं का दैनिक भोजन निश्चित करना । 

कारखानों से वस्तुओं के उधार के लिए अनुमति देना । 

राजकीय भोजनालय से भोजन-वितरण, उसकी कमी और वृद्धि तथा 
अन्त:पुर के पत्रों के अतिरिक्त अन्य आदेश पत्नों के सम्बन्ध में अनुमति 
देना । इन पर सर्वप्रथम खानसामा और उसके पश्चात्‌ बुयुतात 
हस्ताक्षर करता था । 

राज्य के अग्रदेनों (॥0४070९5) (मुतालिवात ) की प्राप्ति के सम्बन्ध 
में हिसाव-किताबव को अन्तिम रुप से प्रस्तुत करने के निमित्त उत्तर 
देना | 

जायदाद जब्त करना । यदि लेखेक्षण (4५०॥6) करने वाले अधिकारी 
को पूर्व-स्थिति में लाने का आदेश है तो उस आदेश की एक प्रति 
को दीवान के कार्यालय में भेजना जिससे इसके अनुसार उसकी 
तनख्वाह दी जा सके । 

प्रदेशों मं बादशाह की फर्माईशों के अनुसार चीजें तैयार करवाना । 
राज्य के निवास-गृहों तथा दुकानों से किराया और बागों की 
आमदनी लेना । ह 

व्गरखानों से लम्बे-लम्बे पत्रों की शीटे प्राप्त करना | 


इ्र्द मुगल शासन-पद्धति 


१६. सूबों की देनन्दिनी (70०४) तथा आवारिजों और शाही शिविर के 
आवारिज़ों में परिवर्तत किये बिना ही उन पर मुहर लगाना । 

२०. अग्रदेन (#तए४॥००) माँगने वाले अधिकारियों के प्रार्थनापत्रों पर 
हस्ताक्षर करना तथा ठहरने के निम्मित्त निवास-स्थानों को स्वीकृत 
करना । के 

२१. कारखानों के तहवीलदारों, मुश्रिफों, अमीनों तथा दारोगाओं की 
उपस्थिति को प्रमाणित करना । 

२२. दिवंगत मनसवदारों की कुक की हुई निजी जायदाद (आमुआल) 
तथा उपहार (पेशकश) की विभिन्न वस्तुओं का मूल्यांकन करना । 

२३. सेन्य-दल के नायकों (साहवे रिसाला) से सम्बन्धित नकद पारितोपिक 
को प्रमाणित करना । 

२४. विभिन्न कारखानों में द्वारपालों का बितरण करना । 

२५. राजकुमारों के विवाहों का प्रवन्ध करना । 

२६. अंकेक्षकों (#४0४०78) को अंकेक्षण (4४०१४) करने के उपरान्त अवशिष्ट 
धनों की नकद वसूली के रजिस्टरों (तूमारों) को खानसामा के कार्यालय 
में तथा उनकी प्रतियों को बुयुतात के कार्यालय में भेज देना चाहिए । 

२७. राज्य की इमारतों और निवास-स्थानों के सम्बन्ध में योजना 
तैयार करना । 


७. बुयुतात के कतंव्य 

वुयृतात शब्द गृह अर्थ में प्रयुक्त अरवी “ैत' शब्द का बहुबचन है। 
मुगल भारत में दीवाने वुयुतात' का संक्षिप्त रूप बुयुतात ही था । यह उस 
अधिकारी के पद का नाम था जो मृत मनुष्यों की सम्पत्ति को रजिस्टर में 
लिख लिया करता था जिससे राज्य के देय धन का भुगतान तथा मृत्तक के 
उत्तराधिकारियों के लिए वह सम्पत्ति सुरक्षित रह सके । इसके अतिरिक्त जैसा 
कि उसके कर्तव्यों की निम्नलिखित सूची से प्रकट होगा, वह कुछ अंशों में 
ख़ानसामा के अधीन था। [ज्वाबिते आलमगीरी, पृू० रश्वथ; दस्तूरुल 
अम्ल, पुृ० पथ] 


१. कारखानों तथा साधारण व्यय के कोपों से नकद हस्तस्थ रोकड़ 
7 आर: इमारतों तथा निवास-स्थानों पर व्यय [ दस्तुरल अम्ल] 


8828 आलमगीरी, पु० २०अ-२५व  दस्तृरुल अम्ल, पृ० परेअ- 


१४. 
१४. 
१६. 


१७. 


१८, 


राजकोप एवं राज-परिवार विभाग ३६ 


(5००7०९८४ ) अथवा विभिन्न निधियों (फण्डों)के लिए धन वितरित 
करना । 

खानसामा के सहयोग से मरे हुए अमीरों की सम्पत्ति को कुर्के 
करना । 

कारखानों के लिए प्रवन्ध (सरअंजाम) करना । 

वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता । 

कारखानों के (आवश्यक) कोपों का अनुमान लगाना | दीवान के 
कार्यालय में मासिक व्यय का प्रावकलन (०७४४79॥०) भेजना । 
बादशाह के प्रयाण (80०९५ ) के समय उसके साथ-साथ चलने वाले 
कारखानों का दैनिक लेखा तैयार करना । 

रसीदों के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करता । 

बुयुतात को निम्तकोटि के कर्मचारियों के वर्णनात्मक रजिस्टरों 
(६९४९छ७प्ै४० 7०9) पर तिथियों का उल्लेख करना चाहिए 
पशुओं के दागने का विवरण प्राप्त होने पर उसे “दागने के लिए 


: लाया गया” लिख देना चाहिए 


विभिन्न कारखानों से प्राप्त सुझावों के अनुसार -कारखानों में 
पुरानी वस्तुओं का विक्रय करना अथवा अस्वीकृत करना |: 

पशुओं के ठहरने का दिन निश्चित करना । ही 
व्यय-कोप से तनखा का सियाहा तैयार करना, -बुयुतात की 
उपस्थिति में ही निम्नकोटि के कर्मचारियों, वर्कन्दाजों तथा पशुओं 
को अग्रदेनों का भुगतान करता चाहिए । 


' 'बुयुतात के कार्यालय में स्वीकृत वस्तुओं (जिन्‍्स-वा अजनास) .से 


सम्बन्धित पत्रों (चिट्ठियों). को सुरंक्षित रखना चाहिए 

कारखानों के कमरे बुधुतात की मुहर से मृहरवन्द होने चाहिए । 
खाद्य-संग्रह (जखीरा) के लिए छोटे अधिकारियों को धत देना । 
बुयुतात के आदेश से (मुहर से) क्रय एवं , दूसरे ' विभागों में 
वस्तुओं के मूल्य तथा उसके रोकड़ की जाँच-पढ़ताल करना । 


'कारखानों के लिए दिये जाने वाले आदेशपत्रों पर सर्वप्रथम दुयुतात 


को और तत्पश्चात्‌ खानसामा को हस्ताक्षर; करना चाहिए 
पशुओं के भोजन के लिए संक्षिप्त. अनुदान (सरसरी तनखा ) एवं 


व्यय का सियाहा वुयुतात के कार्यालय में जाता चाहिए और इसके 
पश्चात्‌ खानसामा को उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए 


अध्याय ४ 
प्रान्तीय शासन 


१. ग्राम्य-जीवन एवं ग्राम्य-हित के प्रति आवकाचइ-वच पर 
अरुचि एवं उदासीनता 


मग़ल-साम्राज्य के प्रान्तों में उच्च शासकीय अभिकतत त्व (एजेन्सी) उसके 
द्रीय शासन का यथार्थ लघुरूप था | वहाँ पर राज्यपाल (सरकारी तौर पर 
जिन्हें नाजिम और लौकिक #प से सूबेदार कहते थे), दीवान, वरुशी, काजी, 
सद्र, बुयुतात और दोपवेचक (०७४०7) नियुक्त थे, किन्तु खानसामा की नियुक्ति 
नहीं होती थी । ये प्रान्तीय बख्णी सचमुच संभाव्यों (००७४०8०॥) से सम्बन्धित 
अधिकारी थे जो भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सूबों के अधिकारियों की अपैक्षा 
विभिन्न सूबेदारों के साथ रहा करते थे; यद्यपि इनका व्यावहारिक प्रभाव 
वही था । 
प्रात्तीय राजधानी में ही शासत केन्द्रित था । यह शासन त्गर-शासन था 
किन्तु यह यूनानी नगर-शासन के सदृश न था ।-यह वह शासन था जो नगरों में 
ही कार्यान्वित होता था और जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से उन नगरों तथा उनके 
सब्निकटस्थ निवासियों से ही था। शिकार खेलने के प्रेम, विहार, सुन्दर बगीचे 
लगवाने तथा निरन्तर अभियानों के अलावा मुग़ल भारत में वस्तुत: नगर में 
रहने वाले व्यक्ति थ । उनके दरवारी, अधिकारी तथा साधारण रूप से यहाँ 
की रहने वाली मुसलमान जनता के उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग भी ऐसे 
ही थ। ग्राम उपेक्षित एवं तिरस्कृत थे तथा ग्राम्य-जीवन उत्तके विचार से 
दण्ड था,।- निस्सन्‍देह ग्रामों से उन्हें भोजन तथा आय प्राप्त होती थी; किन्तु 
उनका उनसे इससे अधिक कोई सम्बन्ध न था। उनके लिए ग्राम्य-जीवन उतना 
ही असह्य थो। जितना कि शाही रोम के शिप्द कवि के लिए. “राजधानी एवं 
देव स्थानों” से-दूर “गेटिक तथा सरमेटियन/” (+॥७ ७७७७ 0७ हछाजछतंश्या ) 


संमुद्री तट पर निवास.। एक फारसी शेर में यह भावना पूर्ण रूप से स्फुटित 
है, जो इस प्रकार है 


प्रान्तीय शासन ४१ 


जाग्र दुम सुए-शहर व सर सुए-देह 
दमे आँ जास अज्ज़ सरे ओ वेह ॥7 

(एक कौबे की पूछ शहर की ओर और उसका सिर ग्राम की ओर घुमाया 
गया; निश्चय ही पूंछ सिर से अधिक सुखी थी ।) 

१. जिलों के सदर मुकामों में रहने वाले, प्रायः भ्रमण करने वाले तथा 
संब-डिवीजनों में नियुक्त फौजदारों, २. जनता से वसूली करने वाले माल-विभाग 
के निम्नकोटि के कमंचारियों, ३. सूवेदार के दरबार में जमींदा रों के आने-जाने, 
तथा ४. सूवेदारों के भ्रमणों के द्वारा प्रान्तीय शासन ग्रामों से सम्पर्क स्थापित 
किये हुए था । यह सम्पक अत्यन्त घनिष्ठ नं था और जेंसा कि प्रथम अध्याय 
में मैंने उल्लेख किया है, यदि गाँवों में रहने वाले समय पर भूमि-कर चुका देते 
थे और शान्ति भंग नहीं करते थे तो प्रान्तीय शासन द्वारा उन्हें उपेक्षित, 
अप्रभावित तथा अपने ही साधनों पर आश्रित रहने दिया जाता था । 


२. सूवेदार और उसके कतेव्य 


'सूबेदार' शब्द अरबी सब शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ दिशा 
अथवा दिशा ज्ञात करने वाले यन्त्र (कम्पास) का बिन्दु है। प्राचीनकाल में 
प्रत्येक बड़ा साम्राज्य सूबों में विभकत था । जहाँ पृथक सूवा बनाने के लिए 
पर्याप्त क्षेत्र होता था वहीं वे बना दिये जाते थे। राजधानी से जिस दिशा की 
ओर वे स्थित थे उसी के नाम पर उनका नामकरण हुआ था। उदाहरणार्थ, 
उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी उपराजता (श०७४००४०४४ ) । इसी प्रकार 
दिशा अर्थ के द्योतक 'तरफ' शब्द के आधार पर वहमनी साम्राज्य के. राज्य- 
पाल 'तरफदार' कहलाते थे । 


प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करते रहने वाली विभिन्न 
जातियों द्वारा बसी हुई अनेक छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों से पूर्ण देश में 
किसी एक सूबे को कोई एक ऐतिहासिक एवं जातीय नाम देना सर्वप्रथम 
असम्भव था । ये सूबे इस प्रकार की अनेक जातीय वस्तियों त्तथा सामाजिक 
दृष्टि से असम्बद्ध जिलों के समूह थे । इन सूवों को उत्तरी, दक्षिणी आदि नाम 
देना अधिक सुविधाजनक था। इसी आधार पर 'सुवेदार* और 'तरफदार 
शब्दों की उत्पत्ति हुई थी । 


3) हमीदुद्दीत को अहकामे आलमगीरी (लेखक द्वारा सम्पादित 


“पादित  अनु- 
वादित मूल का २८वाँ अनुच्छेद ) पल 


४२ मुगल शासन-पद्धति 


सरकारी तौर पर नूवेदार नाजिम अथवा यूवे का नियामक : ( हे०छुंघौ०४०07) 
कहलाता था। उसके आवश्यक कतंव्य थे--सूवे में व्यवस्था स्थापित करना, 
मालगुजारी के सफल एवं सुविधाजनक संग्रह में सहायता करना तथा राजकीय 
नियमों एवं आदेशों का पालन कराना | ' 
जब कोई नव-नियुक्त सूवंदार अपने सूबे को प्रस्थान करने के पूर्वी उच्च 
दीवान से विदा होने के लिए जाता था तो दीवान को उसे निम्नलिखित भार 
सौंपना पड़ता था सी 
“सूबेदार के कार्यो के सम्बन्ध में अनुभवी लोगों ने लिखा है कि उसे अपने 
सद्व्यवहार से सभी वर्गो के लोगों को प्रसन्न रखना चाहिए-और इस बात पर 
ध्यान देना चाहिए कि सबल निर्बल को सता न सकें; उसे सभी. सताने वालों 
को दवा देना चाहिए, आदि । स्‍ 
अपने अधीनस्थ भनसंवदारों के विपय में एक सूवेदार की सिफोरिश 
(7९८०७४७॥९०१४ ४०४) का उसके समञ्राट्‌ के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक 
महत्त्व होता था और उसका उस पर प्रभाव भी पंड़ता है। अतः सूबेदार को 
केवल योग्य अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सावधानी से सिफारिश करनी 
चाहिए। उसे विद्रोही जमींदारों तथा नियम भंग करने वालों को दण्ड देना 
चाहिए और प्रति मास सूवे की घटनाओं के सम्बन्ध में दों विवरण-पत्र डाक- 
चौकी द्वारा दरबार में भेज देने चाहिए । ४ 
“उसे कभी भी डाकुओं से कुछ लेकर उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि 
इस भ्रकार से अत्याचार के बीज जमने लगते हैं और यह जानकर कि रिश्वत 
देकर दण्ड से मुक्ति मिल सकती है, दूसरे धनी लोग भी घोर अत्याचार करने 
लगेंगे और अन्त में उन्हें नियन्त्रित करने में तुम्हें कठिनाई होगी |” ' 
[हेदायेतुल कवायद, पृ० १३-१४] 
अकबर के फरमान में सूवेदार के कर्तव्याकतंव्य के सम्बन्ध भें ४० सद- 
परामर्शों की एक सूची दी [मौराते आलमगीरी, पृ० १६३-१७०, 
बर्डंस हिस्ट्री ऑब गृजरात में अनुवादित, पृु० ३८९-४०० ] 
एक नये वायसराय को उसके कार्यों के बारे में. इस प्रकार निर्देश :दिये 
जाते थे--] हेदाबेतुल कवायद, पृ०-२७-३२; देखिए, आइने अकवरी, जिल्द रे! 
प्‌ृ० ३७-४० | हर 
जव तुम नियुक्त किये जाते हो तो तुम्हें एक अच्छे-दीवान को नियकक्‍त क्र 
लेता चाहिए जो कि विश्वासपात्र और अनुभवी हो तथा किसी उच्च व्यक्ति 
की सेवा में पहले रह चुका हो । इसी के समान योग्यता और अनुभव वाले 


१8 मुग़ल शासन-पद्धति 


दित तुम अपने सूबे की सीमा पर पहुँच जाओगे । इन भावी अधिकारियों में से 
आधे लोगों को अपने साथ रख लो और पहले ही सेना में भरती किये हुए तथा 
अपने साथ उपस्थित तबीनानों के शेप आधे लोगों को सूबे में भेज दो जिससे वे 
लोग तुम्हारे पहुँचने के पहले ही वहाँ पहुँच जाये । उनसे कह दो कि वे लोग 
पूर्ण जानकारी रखने वाले स्थावीय लोगों को एकत्र करके उन लोगों से वहाँ 
के प्रत्येक जमींदार और जमादार के सम्बन्ध में जान लें एवं उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध, मालगुजारी के भुगतान के विपय में पूर्व सूवेदारों के साथ उनके व्यव- . 
हार तथा मालगुजारी के अतिरिक्त कौनसा जमींदार कितना अधिक धन देता 
था, इनके वारे में भी तुम्हारे समक्ष विषराण प्रस्तुत करें । जब तुम अपने सूबे 
के एक-चौथाई मार्ग पर रह जाओ तो तुम्हारे पहुँचने के पश्चात्‌ ही एक 
निश्चित स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए जमींदारों को बुलाने के 
निमित्त अपने परवानों के साथ दक्ष सैनिकों को भेजो ।* 

“जब तुम अपने सूवे की सीमा पर पहुँच जाओ तो उसी दिन से अपने 
कार्यालय के लिए अभ्याथियों (८०0४/०४) को भरती कर लो और उनके 
साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि एक स्वामी के रुप में तुम्हारे विषय में 
उनको प्रथम धारणा भावी राय निश्चय करेगी । 

“हठी जमींदारों एवं नियम भंग करने वाले लोगों के सरदारों को सुधारों 
जिससे उसी वर्ग के दूसरे लोग भी चेत जायें और बिना किसी कठिनाई के 
भुमि-कर अदा कर दें। 

“तदनन्तर दुगे में प्रवेश करो।* परिस्थिति का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ 
अनावश्यक सेन्य-दल को पदच्युत कर दों। इस बात को याद रखो कि 
अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन के अवशिष्ट धन का भुगतान करना कठित 
होता है। यूबे की आय के अनुसार ही व्यय करने के लिए दीवान को 
आज्ञा दो । ड़ 


उदाहरणाथ लेखक की पुस्तक “स्टडीज़ इन औरंगजेव्स रेन”, अध्याय १४, 
अनुच्टद ६-१२ में उड़ीसा के सूवेदार की उसके पत्रों में बाणित कार्य- 
प्रणाली । 


सूवे के मुख्य नगर का किला ही सूवेदारों का सरकारी निवास-स्थान और 
दुस्वा। वा। अपने ज्यातिधियों द्वारा निर्धारित तिथि और शुभ मुहूर्त पर 
दा तड़ समाराह के साथ वह इसमें सर्वप्रथम प्रवेश करता था । प्राय: नव- 
नियुक्त सूवेदारों का नगर के बाहर ही उद्यान में हफ्तों इसके लिए 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । हे 


प्रान्तीय शासन है 


“भलीभाँति खेती करने तथा उसकी वृद्धि करने के लिए प्रजा को प्रोत्साहित 
करो । उनसे प्रत्येक वस्तु न ऐंठ लो । याद रखो कि प्रजा ही राज्य की आय 
का एकमात्र स्थायी साधन है । उपहारों से जमींदारों को शान्त करो । सेना 
से दवाने की अपेक्षा इस प्रकार उन्हें अपने हाथ में रखना सुगम है । 

“राज्यभूमि (खालसा महल) में सम्बन्धित गाँवों को जब्त न करो क्योंकि 
ऐसी परिस्थिति में तुम दीवाने खालसा को झगड़ा करने के लिए उत्तेजित 
करोगे जो वादशाह से तुम्हारी शिकायत करेगा और तुम्हें इसके लिए अपने 
आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा । 

“शेख और काजी को प्रेम से रखो । जहाँ तक उन दर्वेशों (फकीरों) का 
सम्बन्ध है जो किसी के घर भिक्षा माँगने नहीं जाते हैं, उनके जीवनयापन के 
सम्बन्ध में पुछताछ करो और नकद घन और अन्न से उनकी सहायता करो । 
फकीरों और साधारण भिक्षुओं को भिक्षा दो | इस वात पर ध्यान दो कि 
सवत्र निर्वल्ल को सता न सके ।” 

अपने अधिकार-क्षेत्र के निकटस्थ अधीन राजाओं से कर वसूल करना तथा 
रक्षकों द्वारा इसे शाही दरवार तक सुरक्षित पहुँचाने का प्रवन्ध करता भी 
उसका कतंव्य था ।[ स्टडीज़्ञ इन ओरंगज़ेब्स रेन, अध्याय १४, अनुच्छेद १३ | 

३. प्रान्तीय दीवान के कतेव्य 


प्रान्तीय दीवान उस स्थान का दूसरा अधिकारी था और जेसा कि मैंने 
प्रथम अध्याय में संकेत किया है, वह सूवेदार का प्रतिद्वन्द्दी था| दोनों को 
एक-दूसरे की कड़ी निगरानी करनी पड़ती थी और इस प्रकार अरब के लोगों 
की उस प्राचीनतम शासकीय नीति एवं प्रथाओं को बनाये रखना पड़ता था 
जबकि वे पैगम्वर की मृत्यु के पश्चात्‌ विश्व-विजय के लिए अधिकृत भूमि पर 
नवीन शासन स्थापित करते हुए निकल पढ़े थे । 

प्रान्तीय दीवान का चुनाव शाही दीवान करता था। वह सीधे उसी के 
आदेशों के आधार पर तथा उसी से निरन्तर पत्रव्यवहार कर कार्य करता था | 
नये दीवान को विदा करते समय उच्च दीवान खेती को बढ़ाने और अभीन के 
पद के निर्मित्त केवल ईमानदार व्यवित को चुनने के लिए उसे प्रेरित करता था। 
उसे अपने पास अवशिप्ट रोकड़ के लेखों के साथ-साथ सूवे की घटनाओं के 


४ चजीर की मृहर लगी हुई एक सनद तथा उसके द्वारा लिखित बादणाह के 
हस्वुल हुबम से प्रान्तीय दीवान की नियुक्ति होती थी | [ मोराते अहमदी 
सप्लीमेन्ट, पृ० १७३ | 


४६ मुगल शासन-पद्धति 


सम्बन्ध में प्रति मास दो वार उच्च दीवान के यहाँ विवरण भी प्रस्तुत करना 
पड़ता था । बिना दण्ड दिये और कठोरता का व्यवहार किये ही प्रजा का 
स्वतः सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए उद्यत करने वाले व्यवहारकुशल 
व्यक्तियों को कलक्टर (करोड़ी और तहसीलदार) नियुक्त करने के हेतु दीवान 
को विशेष रूप से प्रेरित किया जाता था । [हेवायेतुल कवायद, पृ० १३-१४ ] 

प्रान्‍्तीय दीवान की सनद (नियुक्ति-पत्र : ]#७/ ० ॥9एणंगरागाथा) 
में उसके कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में इस प्रकार है: 

“'ग्रामों में निवास करने तथा क्पि-कार्य करने का प्रसार करो | राजकीय 
कोप के प्रति सजग रहो जिससे कोई भी व्यक्ति बिना उचित प्रमाण के उससे 
रुपया न निकाल सके । फोतदारों की तिजोरियों तथा दूसरे साथनों से जब 
कोप में धन जमा हो जाय तो उनके अभिकर्ताओं (४7०॥४8) को प्राप्ति की 
रसीद (कव्जुल वसूल) दे दो । यह ध्यान रखो कि कोई भी सरकारी 
कर्मचारी किसी भी प्रकार की निपिद्ध चुंगी वसूल न करे । 

“प्रत्येक कृपि-सत्र के अन्त में मौलिक कच्चे कागजों (प्रथम लेखों) के 
आधार पर आमिलों के धन-अपहरण तथा वलपूर्वक वसूली का ठीक-ठीक 
पता लगा लो और इस मद में उन्हें जो कुछ भी देय हो, उसे राजकीय कोप के 
लिए वसूल करो । शासन अर्थात्‌ उच्च दीवान से वेईमान अथवा बुरे आमिला 
की निन्‍दा करो जिससे उनके स्थान पर उनसे अच्छे व्यक्ति नियुक्त किये जा सके। 

“यदि किसी आमिल ने कई वर्षो की मालगुजारी वकाया छोड़ रखी हैतो 
देय घन को सम्बन्धित गाँवों से पाँच प्रतिशत प्रति सत्र की दर से सुविधाजनक 
किश्तों में वसूल करो । 

“शासन द्वारा-गत वर्ष दिये हुए तकावी ऋण को वंमान वर्ष के प्रथम 
सत्र में वसूल करना चाहिए । यदि वे उसका भुगतान न करेंगे अथवा उसका 
भुगतान करने में देर करेंगे तो शासन दीवान और अमीन को उसकी क्षति- 
पूर्ति करने के लिए विवश करेगा | 


“नियमानुकूल अपने विभाग के कागजों को राजकीय-अभिलेख कार्यालय 
(रएशपत] 78€९00०ण्त ०००) में भेज दो ।”* 


४. फौजदार और उसके कतंव्य 
शान्ति स्थापित करने तथा साधारण रूप से अधिशासी कार्यों के पालन 





पं 


देखिए अध्याय ११ , . औस्गजेब हारा रसिकदास को दिये गये फरमान 
में इनमें से कुछ नियमों का उल्लेख है । 


प्रान्तीय शासन ४७ 


करने में फौजदार सूबेदार के .सहायक होते थे । प्रान्त के उन सब-डिवीजनों 
के अध्यक्ष के रूप में इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो पर्याप्त 
सभ्य हों, अथवा जमींदारों की उपस्थिति के कारण जिनका अधिक महत्त्व 
हो, अथवा जहाँ राज्य की आय के बड़े साधन उपलब्ध हों और जिनमें 
नगर हों । 

: -जंब एक नये फीौजदार की नियुक्ति की जाती थी तो उसे उसकी नीति 
एवं उसके व्यवहार के सम्बन्ध में निम्नलिखित सलाह दी जाती थी : 

“फौजदार को बहादुर और अपने सैनिकों के साथ व्यवहार करने में नम्र 
होना चाहिए | उसे अपने सशस्त्र सेनिकों के दल में केवल विख्यात शूरवीर 
तथा कुलीन व्यक्तियों को ही भरती करना चाहिए। 

“अपने सेवा-स्थान पर पहुँचते ही उन लोगों (कानूनगोओं तथा दूसरों) 
का पता लगा लो जो उस स्थान के पूर्व-शासन से परिचित हों, उनके हृदयों 
को जीत लो और उनसे जान लो कि तुम्हारे सब-डिवीजन में तैनात कौनसे 
सेनन्‍्य-दल अपने सेनापति की निर्वेशलता तथा शासन की कठिनाइयों से लाभ 
उठाने के लिए प्रवृत्त हैं और उनमें से कौनसे नियम भंग करने वाले जमींदारों 
के साथ मिलकर गुप्त संधि किये हुए हैं। 

“यह जान लो 'कि तुम्हारे पूर्वाधिकारियों के समय में स्थानीय जमींदार 
निय्मतः मालग्रुजारी का भुगतान किया करते थे अथवा अवजन्नापूर्ण प्रवृत्तियों 
का प्रदर्शन करते थे। उन जमींदारों के साथ सर्वप्रथम सद्व्यवहार करो जो 
स्वाभाविक रूप से आज्ञा का पालन करने के लिए उद्चत्त न हों । यदि वे आज्ञा- 
पालन को तंयार न हों तो उन्हें दण्ड दो | जब तुम्हारा निजी सैन्‍्य-दल किसी 
बुद्धिभश्रप्ट जमींदार को कुचलने के लिए पर्याप्त न हो तो उसके विरुद्ध उसके 
जन्रुओं को लगा दो, उस जमींदार की भूमि को उसके शत्रु को दे दो और 
अपनी सेना को उसके शत्रु के सेन्य-दल के साथ सहयोग प्रदान करने के लिए 
भेज दो जिससे यह विद्रोही अधिक सुविधापूर्वक कुचला जा सके | 

. तुम से सूचना प्राप्त करने और इस प्रकार दी हुई सूचना के आधार 
पर तुम्हारे कार्यो के सम्बन्ध में राजदरवार में (प्रत्यक्ष रूप से उच्च दीवान 
के समक्ष) विवरण प्रस्तुत करने के. लिए राजदरबार के किसी विश्वासपात्र 
क्लर्क (लिपिक) के साथ मेल कर लो । 

. “स्थानीय वाकयानवीसों, सवाहिन निगारों तथा हरकारों (अर्थात्‌ राजकीय 
संवाददाताओं और चरों) को अपने पक्ष में कर लो जिससे थे स्व तुम्हारी 
सफलता दर्शाते हुए घटनाओं के सम्बन्ध में अपना विवरण लिख सकें | 


४८ मुगल शासन-पद्धत्ति 


'पशिकार करने तथा घोड़ों पर चढ़ने में युद्ध के सभी अस्त्र-शस्त्रों का 
अम्यास किया करों जिससे तुम अपने को उचित स्थिति में रख सको और जब 
कभी भी तुम्हें किसी उपद्रव-स्थल की ओर अभियान करना पड़े तो तुम दृढ़ता 
सें युद्ध करते के योग्य हो सको । सताये हुए लोगों के साथ न्याय करा | 
[हेदायतुल कवायद, पृ० ३४-३६ | 

उसके कार्यालय में उसे नियुक्त करने वाली निम्नलिखित सनद में फोजदार 
के कतंव्य पुर्णछप से गिनाये गये हैं : । 

“दण्ड देने के सर्वोत्तम साथनों के रूप में विद्रोही सरदारों और नियम भंग 
करने वाले व्यक्तियों के दुर्गों को तप्ट कर दो । सड़कों को सुरक्षित रखो । 
लगान देने वालों की रक्षा करो। मालगुजारी वसूल करते समय (सेनिक 
सेवाओं के रूप में प्राप्त जागीरों के) जागीरदारों और (राजभूमि के) करोड़ियों 
के गुमाश्तों (अभिकर्ताओं) को सेनिक सहायता प्रदान करो । 

“लुहारों को आज्ञा दे दो कि वन्दूक चलाने वाले पलीतों का निर्माण न करें 
धानेदारों (फौजदारी के अन्तर्गत छोटे-छोटे क्षेत्रों अथवा चौकियों के अधि- 
कारियों) को जिन्हें तुम अपने अन्तर्गत नियुक्त करते हो, अपने कामों पर पूर्ण 
रूप से अधिकार प्राप्त करने तथा लोगों से उनकी अधिकृत वस्तुओं को छीनने 
और निपिद्ध चुंगी (आबवाब) लगाने से बचे रहने के लिए प्रेरित करो । 

“जब तक जागीरदारों के अभिकर्ता (४९०५) अथवा राजभूमि के आमिल 
तुम्हें सनिक सहायता के लिए कोई लिखित आदेश न दें, त्व तक अपने अधिकार- 
क्षेत्र के किसी भी ग्राम पर आक्रमण:न करो । इस प्रकार का आदेश अथवा 
दोषी एवं उदृण्ड गाँव के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो जाते के पश्चात्‌ उस गाँव के 
उन कुछ प्रमुख लोगों को प्रभावित करने का यत्न करो, जो उत्पात के कारण हैं 
और उन्हें सुधारने का यत्त करो जिससे वे अपने अपराधों तथा नियम-विरुद्ध 
आचरणों पर पश्चात्ताप कर सके और शालन्तिपूर्वक कृपि-कार्य करने तथा 
मालगुजारी देने की ओर प्रवृत्त हों । यदि ये स्वयं अपने को सुधार लें तो 
आमिल से इसके लिए एक संविदा-पत्र (66०6 ० 2(7९९८०७॥९७॥४) ले लो | यदि 
वे सुधरना चाहते हों तो ग्राम के बुरे लोगों को ताड़ना दो, किन्तु साधारण 
जनता को न सताओ । सड़कों को सुरक्षित रखो, जंगलों को काठ डालो, अवैध 
दुर्गों को गिरवा दो, आदि । 

- संक्षेप में, फौजदार जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, छोटे विद्वोहों को 
दवाने के लिए, डाकुओं के गिरोहों को भगाने अथवा पकड़ने के लिए, समस्त 
हिसात्मक अपराधों की जानकारी के लिए और भूमि-कर अधिकारियों, त्याया- 


प्रान्तीय शासन ४६ 


धीशों (७्ंणां।णें [ंए0/९5) अथवा दोप-वेचकों (०९४४०7४) के विरोधियों को 
भयभीत करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु देश में स्थित सैनिक-शक्ति 
का नायक मात्र था । [आईने अकबरी, जिल्द २, पृ० ४०-४१ और स्टोरिया, 
जिल्द २, पु० ४५०-४५१ में फौजदार के कार्यों का संक्षेप में वर्णन है |] 

५. कोतवाल और उसके कतंव्य 


जन-शान्ति के सम्बन्ध में हम यहाँ पर कोतवाल और उसके कर्तंब्यों का 
भी सुविधापूर्वक उल्लेख कर सकते हैं । वस्तुतः वह नगर-पुलिस के प्रधान के 
रूप में एक नगर अधिकारी था । 

एक आदर्श कोतवाल वह व्यक्ति है जो अपने वाह्य जगत के कार्यो में नियमों 
का पालन करता है और हृदय में ईश्वर से डरता है । वादशाह अथवा सूवेदार 
द्वारा न्‍्याय-दरवार या जन-दरवार करने पर उसे उनमें सम्मिलित होना 
चाहिए । कार्यभार ग्रहण करने पर उसे व्यक्तिगत जाँच द्वारा अपने को सन्तुष्ट 
कर लेना चाहिए कि उसके पद से सम्बन्धित घोड़े और पैदल वस्तुतः निश्चित 
संख्या में हैँ, उनके पास उनकी उचित साज और सज्जा, हथियार तथा गोदाम 
हैं, और उसके कार्यालय से सम्बन्धित वस्तुएँ जैसे लम्बे छड़, जंजीरें और कौड़े * 
आदि सरकारी सूची में दर्ज संख्या के अनुसार हैं । उसे जेल के लोगों की 
संख्या और उनके विरुद्ध लगाये गये दोपों के सम्बन्ध में उनके उत्तरों का ठीक- 
ठीक पता लगा लेना चाहिए | इसके अनन्तर उसे उन कदियों के बारे में अपने 
से उच्च अधिकारी के समक्ष विवरण प्रस्तुत करना चाहिए । जिन्हें वह निर्दोष 
समझता है, उनको जेल से मुक्त करा देना/चाहिए । भुगतान करने में समर्थ 
दोपी व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनसे उचित जुर्माना वसूल करने के लिए आज्ञा 
प्राप्त कर लेनी चाहिए और तब उन्हें छोड़ना चाहिए । निर्धन कैदियों के बारे 
में कोतवाल को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और निर्देशानुसार उनके विरुद्ध 
कार्यवाही करनी चाहिए । जेल में रखे जाने वाले कैदियों के सम्बन्ध में एक 
आलेख्य (5:8(८४९०६४) धामिक विधि (08707 7,85 ) से सम्बन्धित अधिकारी 
के यहाँ भेज देना चाहिए और उसके हस्ताक्षर से दिये गये आदेशों का ही 
कोतवाल को पालन करना चाहिए | मृत्यु-दण्ड पाने वाले व्यक्तियों के अभि- 
योगों के विपय में कोतवाल को अपने अधिकारियों द्वारा न्यायाधीश के समक्ष 
निर्णय के दिन स्वतन्वतापूर्वक अपना लिखित बयान देना चाहिए, उसे काजी 





जुलाहा के स्थान पर 'जौलानह' पाठ है 


५० मुगत शासन-पद्षति 


के हस्ताक्षर से युवत मृत्यु-दण्द का आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए लौर तब 
फॉसी देनी चाहिए । 

रक्षकों और झाड़ू लगाने बालों को बुलाकर उसे उनसे प्रतिज्ञा करा लेनी 
चाहिए कि वे प्रत्येक मुहत्लों की घटनाओं को बिना दवाये अथवा बढ़ाये हुए 
नित्य प्रति बतलायें । उसे प्रत्येक मुहत्ल से एक प्यादा भरती कर लेना चाहिए 
और उसे सभी समाचारों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने केः लिए वहीं एक 
जासूस की भाँति नियुवत कर देना चाहिए जिससे बह दोनों साधनों से प्राप्त 
विवरण की तुलना कर सके और इस प्रकार सच्नाई की जानकारी प्राप्त कर 
उस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर सवेः । 

“न्याय करो जिससे किसी मामले की सच्चाई तक पहुँचने की शफित में 
काजी की अपेक्षा तुम्हें लोग अधिक पसन्द करें। नगरों के जन-मार्गों पर 
चोरी तथा बुरे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार फरने तथा तुम्हारे समक्ष 
लाने के लिए, सूर्यारत से € बजे तक और € बजे से प्रात:.ाल तक रक्षकों 
का कार्य करने के लिए सावधान व्यतितियों की नियुक्तित करो । 

“कय-विकय के स्थानों सथा विवाह-उत्सवों पर जहाँ दर्णक एकत्र होते हैं, 
जेब काटने वालों तथा बस्वुन्नों को छीनने वालों को पकड़ने तथा उन्हें सजा देसे 
के निमित्त, तुम्हारे पास लाने के लिए, रक्षकों को रखो । 

“पेशेवर औरतों, नतंकियों, शराब-विक्रेताओं तथा मादक वस्तुओं के दुकान- 
दारों को बुलाकर उनसे यह प्रतिन्ना करा लो कि यदि थे किसी भी प्रकार का 
निपिद्ध कार्य करेंगे तो उन्हें एक निश्चित जुर्माना देना होगा। यदि वे प्रतिज्ञा 
भंग करते हैं तो उन पर जुर्माना करो। अर््ध-रात्रि के समय अपने अनयायियों के 
साथ घोड़ा लेकर शहर के चारों ओर तथा मुहल्लों में पहरा दो । जिन गलियों 
में तुम अपने अनुचरों को भेजकर चोरों के अड्डों का पता लगा चुके हो, वहाँ 
तुम्हें समय पर पहुँच जाना चाहिए और उनकी (चोरों की) हानिकर योजनाओं 
को आरम्भ में ही नप्ट कर देना चाहिए । 

“अत्यन्त सावधानी के साथ बन्दियों की चौकसी करो जिससे उनमें से 
कोई भाग न॑ जाय ।” [ हेदायेतुल कवायद, पृ० ६७-७१] 

आईने अकवरी, जिल्द २, पृ० ४१-४३ में भी कोतवान के कर्तव्यों का 
विस्तृत वर्णन है, किन्तु अकबर के वहुत-से नियम जिन्हें कार्यान्वत करने के लिए 
ड्स अधिकारी को निर्देश दिये गये थे, बादशाह की मृत्यु के पश्चात हटा लिये 
गये थे । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आईने अकवरी का सम्पूर्ण अनुच्छेद 
वास्तविक स्थिति प्रकट करने के लिए नहीं अपितु कोतवाल के विषय में केवल 


प्रान्तीय शासन प्१ 


आदर्श दर्शाने के निमित्त हैं। इसमें वर्णित कर्तव्यों को एक पूर्ण व्यक्ति ही 
सनन्‍्तोषजनक रीति से पूरा कर सकता था इसलिए मैं इस स्रोत को कोई 
महत्त्व नहीं देता हूँ । 

मीराते अहमदी, जिलल्‍्द १, पृ० १६८-१७० में उल्लिखित अकबर के 
फरमानों में कोतवाल के सम्बन्ध निम्नलिखित निर्देश सम्मिलित हैं 
“कोतवाल कलरकों की सहायता से उस स्थान के मकानों और भवनों की एक 
सूची तंयार करे, उसमें प्रत्येक मकान के अन्तर्गत उसके निवासियों का नाम 
लिखे और इस वात का भी उल्लेख करे कि वे किस प्रकार के व्यवित हैं, उनमें 
से कितने वाजारिस (छकंंढप3) हैं, कितने कारीगर हैं, कितने सैनिक हैं और 
कितने दविश हैं । प्रत्येक मकान से जमानत लेकर वह उनका पारस्परिक 
सहयोग निश्चित कर दे और मुहल्लों की सीमा स्थिर कर प्रत्येक के लिए 
एक मुखिया नियुक्त करें जिसकी सलाह से वहाँ का प्रत्येक कार्य हो। प्रति 
दिन तथा प्रति रात्रि जासूस आयें और कोलवाल के कार्यालय में प्रत्येक 
मुहल्ले की घटनाओं के कारणों को दर्ज करायें। एक मेहमान के आने पर 
चाहे वह सम्बन्धी हो अथवा अपरिचित, उसकी सूचना उस मुहल्ले के मुखिया 
को हो जानी चाहिए। कोतवाल को प्रत्येक व्यक्ति के आय-वब्यय के सम्बन्ध 
में सदैव जानकारी होनी चाहिए, क्‍योंकि जब एक व्यक्ति अपनी आय से 
अधिक व्यय करता है तो यह निश्चित है कि वह भ्रष्टाचार कर रहा है । उसे 
बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर देना चाहिए और अधिक क्रय अथवा 
थोड़ा विक्रय कर एकाधिकार उत्पन्न करने से धनिकों को वंचित कर देना 
चाहिए । कोतवाल को अपने क्षेत्र में शराव बेचना और पीना बन्द करवा 
देना चाहिए ।” 

वास्तविक निरीक्षण के आधार पर मनुची (जिल्द २, पृ० ४२०-४२१) 
कोतवाल के कार्यों के सम्बन्ध में और महत्त्वपूर्ण विवरण देता है। “शराब बनाने 
पर रोक लगाना उसका कार्य है। उसे यह भी देखना पड़ता है कि नगर में वेश्याएँ 
तो नहीं हैं और कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो वादशाह (औरंगजेब ) 
द्वारा निपिद्ध हो । जो कुछ होता है, उन सब के बारे में वह पूर्ण जानकारी प्राप्त 
करता है जिससे वह बादशाह के पास अपनी रिपोर्ट भेज सके । इसी निमित्त 
मुगल-साम्राज्य भर में कुछ निश्चित व्यकित नियुक्‍त हैं जिन्हें 'हलालखोर' कहते 

उन्हें वाब्य हाकर प्रत्येक धर की सफाई करने के लिए दिन में दो वार 
जाना पहता है और वे कोतवाल से वहाँ जो कुछ होता है, कह देते हैं । चोरों 
और अपराधियों को पकड़ने का कार्य भी उसी का है। वह काजी के अधीनस्थ 


पर मुग़त शासन-पयसि 


हे 


है और उसी से आदेश प्राप्त करता है। उसने असीन अध्यार। ट्टिगों या एक ये 
दल तथा एक बड़ी संस्या में पैदल शिधाही है क्योकि घर्ेगा साध्म्ल मे 57॥ 


अश्यागोही और बीस से लेदर तीस पैदल सिपाही ह जो एक प्रताश से गरन 
करने 


निमम्रित सम्बन्धी सनद में गोसबाल की गह प्रेरित किया जाता है हि यह 
इस थाल मय ध्यान रसे कि उसके संगर में किसी प्रग्गर कगे भोरी ने हों भी 
बहा के लोग सुरक्षा गत आनन्द सूठे भीर अपना-अपना स्यवसाय ॥स्तिपृर्यद 
करें | उसे काजी के लिगित प्ादेशों का पालन मारना है । धन का अपर 
करने वाले अपराधियों को जेल में रससे अथवा उन्हें छोटे में उसे भपली स्वेस्धा 
से कार्य नहीं करना है। सगर भें र्थित झिसी घाट पर किसी प्रयगर का कर से 
लगाने में उसे सावधानी बर्सनी चाहिए संयोंकि बादशाह ने उसे उठा लिया # । 
साविकों को भी यातियों से उचित कर से अधिया समूल बरने से मना कर देनी 
चाहि। और नियमॉल्लंघन करने बाल व्यवितयों तथा आसनामियां का ईन घाटी 
से पार उतारना बन्द कर देना चाहिए । 

फोतवाल के कार्मालय झे सम सथा जन-मार्गों के किनारे पर एफ चयूसरा 
होता था जहाँ सपराधियों अमवा उसके कहे हुए मिस का 


हा प्रागः प्रदयने 
होना था । 


६. संवादादता 


केस्द्रीय शाशन जिनके द्वारा देश के समाचारों मे सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 


फरता था, उनमें ( १) बाकियानतीस, (२) सवानिष्ट-निमार, (३) सुफिया नवीसे 
(ये तीनों सिसित विवरण भेजते थे), तथा (४) हरकारा, सम्मिसित थे। 
'हरयारा' का अर्थ है समाचारों को ले जाने बाता विन्तु बस्तुत: यह एक 
जासूस था जो मौसिया समाचार लाया करता था और कभी-कभी सिधित 
समाचार भी भेज देता था । 

बाकियानवीस (जिसे कभी-कभी बाकिया-निगार भी लिसा जाता था) 


और सवानिह-निगार शबद एक ही ञ्‌ थे के घोसक हैं अर्धात्‌ घटनाओं कग लेसक 
अथवा निरीक्षक । इनमें मूल अन्तर यह था कि बाकरियानवीस अधिक 
व्यवस्थित तथा जन-संवाददाता था जबबिः सवानिह-निगार केवल महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के सम्बन्ध में एक गुप्त संवाददाता की भांति कार्य करता था। प्रत्तोक 
सैन्य-क्षेत, प्रान्त तथा बड़े नगरों से सम्बद्धित एक वाकियानवीस तथा ब्रिशेष 
स्थानों पर कभी-कभी एक सवानिह-निगार होता था । इसका उद्देश्य यहू था 


कि सवानिह-निगार एक जासूस का कार्य करे और वाकियानवीस पर नियंत्रण 


प्रान्तीय शासन ५३ 


रखे । मीराते अहमदी (सप्लीमेण्ट, पृ० १७५) से यह वात अधिक स्पप्ट हो 
जाती है :--“पूर्वकालीन राज्यों में प्रान्तीय घटनाओं के सम्बन्ध में विवरण 
प्रस्तुत करने के लिए वाकियानवीसों की नियुक्ति की जाती थी किस्तुः स्थानीय 
अधिकारियों की दलबन्दी में उनके सम्मिलित हो जाने की आशंका से सवानिह- 
निगार (जिन्हें खुफिया नवीस भी कहते थे) सूबों में गुप्त रीति से रहने तथा 
समाचारों के सम्बन्ध में विवरण देने के लिए नियुक्त किये जाते थे। आखिर- 
कार सूबे के अन्तर्गत डाक-व्यवस्था के निरीक्षण का भार भी जब सवानिह- 
लिगार का सौंपा गया तो सारे रहस्य का उद्घाटन हुआ ।” मेरा विश्वास है कि 
सूबों में तभी एक तीसरे अथवा अत्यन्त गोपनीय वर्ग के संवाददाताओं अर्थात्‌ 
हरकारों या सच्चे खुफिया नवीसों की नियुक्ति की गयी | मनुच्री (जिल्द २, 
पृ० ३३१) का भी यही आशय है । 

जहाँगीर के समकालीन इतिहास, वहारिस्ताने घेवी (पेरिस पाण्डलिपि, 
पृ० १०१अ) , के अनुसार प्रत्येक सूबे में जत-समाचार-लेखकों की नियुक्ति तथा 
बादशाह के दरवार में खुलिआम उनके विवरणों के पढ़ने की प्रथा बादशाह द्वारा 
प्र्याशित (०५०००७०१ ) फारसी राजदूतों के समक्ष उसके बड़प्पन का प्रदर्शन 
करने के लिए प्रचलित की गयी थी । सूबों के गुप्त संवाददाता अव्बासी शासन 
के एक महत्त्वपूर्ण अंग थे । [ केम्ब्निज मेडिवल हिस्ट्री, जिल्द ४, पृ० २८३ ] 

सूबे का गुप्तचर अर्थात्‌ वाकियानबीस छोटे परगनों में वहाँ की घटनाओं 
के सम्बन्ध में उसके पास विवरण भेजने के लिए बहुत-से अभिकर्ताओं 
(एजेण्टों) की नियुक्ति करता था। वह इन विवरणों में से वादशाह के कानों 
तक पहुँचाने योग्य वृत्तान्तों को चुन लेता था और इन्हें प्रान्तीय समाचार- 
पन्नों में सम्मिलित कर लेता था। सूवेदारों, दीवानों, प्रान्तीय राजधानी के 
उपान्तों के फोजदारों, न्यायालयों, कोतवाल के चबूतरों के कार्यालियों में वह 
अपना एक कल नियुक्त करता था जो सन्ध्या समय वहाँ के दिन भर के 
वृत्तान्तों का एक लेखा उसके पास ले जाया करता था । बहुत-से महत्त्वपूर्ण 
परमनों में मृत, फरार अथवा कार्य पर अनुपस्थित मनसबदारों की कुर्क जागीरों 
के सियाहा को प्रान्तीय दीवान के पास भेजने के लिए शाही दरवार द्वारा 
सीधे प्रथर्‌ संवाददाताओं की नियुक्ति होती थी । [मीराते अहमदी, सप्लीमेंट, 
पु० .१७४-१७५ ] 

जब प्रान्तीय वायसराय जन-दरवार करते थे तो वाकियानवीस उनमें 
सम्मिलित होता था और तत्काल वहाँ के वृत्तान्तों को लिख लेता था। इस 
संवाददाता द्वारा लिखित समाचारपत्नों का विषय बादशाह के पास भेजने 


प््ड मुगल शासन-पद्धति 


के पूर्व सुबेदार के पास अथवा संल्य-क्षेत्र के सम्बच्ध में होने पर सेनापति के 
पास भेज दिया जाता था | सवानिह-निगार ऐसा नहीं करता था। ह 

हेदायेतुल कवायद के अनुसार वाकियानवीस पर सप्ताह में एक वार और 
सवानिह-निगार पर महीने में आठ वार घटनाओं के सम्बन्ध में अपना विवरण 
भेजने का दायित्व डाला गया था। इसकी भाषा से ऐसा घिदित होता है कि 
सवानिह-निगार सभस्त सूबे का विवरण देता था जबकि वाकियानवीस केवल 
स्थान विशेष के ही विपय में विवरण प्रस्तुत करता था। 

वहुत-से सूचों और समस्त छोटी-छोटी सेनाओं में वर्शी और वाकिया- 
तवीस के पद एक ही व्यक्ति में निहित होते थे । 

खुफिया नवीस अथवा 'गुप्त लेखक' एक अत्यन्त विश्वासपात्र अभिकर्ता 
(४६०॥॥) था। वह स्थानीय अधिकारियों के पास जो प्रायः उसका नाम भी 
नहीं जानते थे, विता किसी प्रकार का पत्रव्यवहार किये ही, गुप्त रीति से 
विवरण प्रस्तुत किया करता था। इन गुप्तचरों से सभी लोग अत्यन्त भयभीत 
थे और उनका कार्यालय, जैसा कि मैं समझता हूँ, अब भी हमारी कुछ सामन्त- 
शाही रियासतों में कायम है ।* [आलमगीरतनामा, पु० १०८१] 

सूबे में नियकत हरकारों को सूबेदार के समक्ष चारों ओर के समाचारों 
और वृत्तान्तों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था और प्रान्तीय डाक द्वारा 
शाही दरवार के लिए भेजे जाने वाले पन्नों को बन्द लिफाफे में भेजना पड़ता 
था। हरकारा वाकिसा-निगार एवं सवानिह-तवीस की भाँति नाजिम के 
कार्यालयों तथा अन्य स्थानों में अपना अभिकर्ता (एजेण्ट) भी रखता था ये 
तीनों 'अखवार-नवीस' कहे जाते थे । [मीराते अहमदी, ओ० पी० एल० पाण्ड- 
लिपि, पृ० ६६१ब; सप्लीमेण्ट, पृ० १७५ भिन्न-भिन्न वर्णेन करते हैं] 

समाचारपत्र दरबार के एक अधिकारी के पास भेजे जाते थे जिसे 
डाक-चौकी का दारोगा अथवा 'डाक और खुफिया विभाग का अध्यक्ष' कहते 
थे। यह उन्हें बिना खोले ही वादशाह के सम्मुख रखने के निमित्त वजीर को 
दे दिया करता था । इन चारों श्रेणियों के गुप्तचर इसी दारोगा के आदेशों के 
अनुसार कार्य करते थे जो उनका उच्चाधिकारी एवं रक्षक था। कभी-कभी 
जब कोई सूवेदार अपने खिलाफ समाचार भेजने पर स्थानीय संवाद-लेखक का 
खुलेआम अनादर करता अथवा उसे दण्ड देता था, तो दारोगा अपने अधीनस्थ 


०७-+७७---००००“+ सा फफसफफस)सअसउस सन कै०००नकआअ४#आ(»५कर्ैकाऋछ३७७७७०७७.... 








गुप्तचर को अब 'पर्चे वाला' कहते हैं। यह उ 
ये वे पाधि 
पृ० ५४ में वाणित 'पर्च नवीस' नहीं समझनी चाहिए । 


८ । 


हेदायेतुल कवायद, 


हि 


प्रान्तीय शासन प्र्ष्‌ 


कमंचारी का पक्ष लेता था और उस सूबवेदार को दण्ड दिलाता था। औरंगजेब 
के राज्यकाल में, जो जायूसों को अपनी आँख और नाक सममता था, गुप्तचर- 
विभाग के प्रधान बड़े ही प्रभावशाली और विश्वासपात्र थे। इस सम्बन्ध में 
कुछ मनोरंजक उदाहरण हमीदुद्दीन की अहकामे आलमगीरी (अनुच्छेद ६१, 
६२, ६४ और ६४५) में दिये गये हैं, जिसका मैंने औरंगजेब की कहानियों' के 
रूप में अनुवाद किया है । 


हेदायेतुल कवायद, पृ० ५१-५५ के अनुसार नव-नियुकत वाकियानवीस 
को निम्नलिखित धूतंतापूर्ण परामर्श (8॥7७४० 2प९०७) दिये गये हैं : 


“सच्चाई का ही विवरण दो, ऐसा न हो कि बादशाह दूसरे साधनों द्वारा 
तथ्यों को जान ले और तुम्हें दण्ड दे । तुम्हारा कार्य नाजुक है। तुम्हें दोनों पक्षों 
की सेवा करनी है। अत्यन्त चुद्धिमानी और विचार के साथ कार्य किया जाय 
जिससे वादशाह द्वारा निर्घारित नियम और उनकी रक्षा के हितार्थ नियुक्त 
अधिकारी दोनों का ही विरोध न हो। बहुत-से उच्चाधिकारियों के मुहल्लों में 
निपिद्ध बातें होती हैं। यदि तुम उनका सही-सही विवरण दोगे तो अधिकारी 
कलंकित होंगे और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपने को ही क्षति पहुँचाओगे । 
ऐसी परिस्थिति में मुहल्लों के स्वामियों से कह दो कि उनके मुहल्लों में जो 
निपिद्ध बातें हो रही हैं, वे उन्हें बन्द करा दें । यदि वे कोई सन्‍्तोपजनक 
उत्तर न दें तो मुहल्ले के कोतवाल को उसके कुप्रवन्ध की ओर संकेत करते हुए 
धमकी दो। मुहल्लों का स्वामी तव इसे जानेगा । अवसर आने पर यदि मुहल्ले 
की बुराइयों को दूर न करने के कारण कोई इसकी सूचना बादशाह को देता 
है तो तुम अपने हारा मुहल्ले के स्वामी और कोतकाल को दी गयी आज्ञाओं 
का व्यौरा देकर सुविधापूर्वक अपनी रक्षा कर सकते हो । 

“प्रत्येक बात में तथ्य ही लिखों किन्तु अमीरों को अप्रसन्न करने से बचो । 
सावधानी के साथ छानवीन करके ही अपने बयानों को लिखों ।” 

“सप्ताह में एक बार वाकियानवीसों, दो वार सवानिह-निगारों और मास 
में एक बार हरकारों के अखबार को भेजना चाहिए। तुरन्त बताये जाने वाले 
आवश्यक विषयों के अतिरिक्‍त हर मास में दो वार नाजिम और दीवान के यहाँ 
से पत्र भेजना चाहिए। किन्तु अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में, ग्रुजरात में, 
सप्ताह में एक बार वादशाह के पास सूवेदारों और दीवानों के पत्रों तथा कोपों 
“ के नकद रोकड़ के विवरण के साथ इन काग्रज़ों को भेजने की प्रथा थी। 
[ मीराते अहमदी, सप्लीमेण्ट, पु० १७५] 


अध्याय २ 
कर ४ 
फरारापण (एब्य्था०क्र) 


१. कर संग्रह करते वालों के प्रति भारतीय कृषकों की _ 
स्वाभाविक शत्रुता 


भारतीय इतिहास का एक चेतन्य छात्र अत्यन्त प्राचीनकाल से ही कर 
देने वालों तथा कर-प्रापकों के वीच की स्वाभाविक शत्रुता से अत्यन्त उत्तेजित 
हो उठता है। भारत में आये हुए यूरोपीय यात्रियों ने देखा है कि प्रजा 
अपना न्यायसंगत कर देने में भी कितनी अनिच्छुक थी और उससे राज्य-कर 
वसूल करने के लिए सेना का प्रयोग करना पड़ता था [ स्टोरिया डु भोगोर, 
जिल्द २, पु० ४५० ] दूसरी ओर संस्कृत साहित्य तथा फारसी न्‍्यायालय-अभिलेखों 
(?णथंशा (०ए/+-णशाग।शं5) के अध्ययन से हमें ज्ञात है कि राज्य-कर्म चारी 
अर्थात्‌ मालगुजारी अधिकारी तथा अनुजीवी किसानों को किस प्रकार लूटते थे 
और दोनों युगों में इस प्रकार के रक्तशोधकों से प्रजा की रक्षा करने के लिए 
सम्राट्‌ को दुह्मई दी जाती थी । ह 

भारतीय किसान का कर देने से स्वभावतः परांगमुख होने का आंशिक 
कारण यह था कि बह दिये गये कर के वदले में शासन से बहुत कम लाभ भी 
नहीं उठा पाता था, किन्तु इसका प्रधान कारण उस शासन का अनिश्चित 
होना था। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार मुग़ल-भा रत में 
राज्य सामाजिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता था किन्तु आक्रमणकारियों 
और विद्रोहियों से केवल देश की रक्षा करने का भार लेता था। कभी-कभी 
राष्ट्रीय सुरक्षा का यह्‌ कार्य भी बुरी तरह से किया जाता था जबकि चोरों 
और डाकुओं से ग्राम की रखवाली करने का कार्य ग्राम एजेन्सी ही करती थी। . 
इसे राज्य की आय से नहीं अपितु गाँव वालों के चन्दे से वेतन दिया जाता था। 
इस भ्रकार जनता श्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं पाती थी जिसके बदले में 
शासन उसके परिश्रम के फल के एक अंश को उससे न्यायानुकूल माँग सके । 

दूसरे, राजवंशों में निरन्तर परिवतंन होते रहते थे; एक ही राजवंश के 


अन्तगत उत्तराधिकार सम्बन्धी युद्ध अपवाद न होकर एक प्रकार से नियम वन 
| 


करारोपण ५७ 


गये थे और हिन्दू राजाओं तथा मुसलमान सुल्तानों द्वारा पड़ोसी देशों पर 
आक्रमण करना (संस्कृत में दिग्विजय, फारसी में मुल्कगीरी) इतना व्यापक 
कतंव्य समझा गया था कि भारतीय किसान मालगुजारी देने का इच्छुक होने 
प्र भी कदाचित्‌ ही निश्चित रूप से यह जान पाता था कि उसे किसे माल- 
गुजारी देती है । दूसरी वार उसे वही धन न देता पड़े इससे वह स्वभावतः 
टालना चाहता था । द्रव्य-हानि उठाने की अपेक्षा वह कुछ महीने अथवा साल 
प्रतीक्षा करके कि कौनसा पक्ष राजसिहासन पर दृढ़तापुर्वक आरूढ़ हो गया है, 
मालगुजारी देना अधिक वुद्धिमानी समझता था | किन्तु इस प्रकार एकत्र होने 
वाले मालग्रुजारी के अवशिष्ट धन का इतनी देर बाद कभी भी पूर्णरूप से 
भुगतान न हो पाता था क्योंकि किसान अपने संग्रह का बहुत-सा अंश स्वयं 
भोजन के रूप में समाप्त कर देता था और शेप बहुत-सा अंश देश की 
अव्यवस्थित दशा में लूट लिया जाता था । 

कई शतताब्दियों की राजनीतिक अरक्षा एवं क्रान्ति ने बीसवीं शताब्दी के 
भारतीय किसानों के मस्तिष्क में भी एक अनुचद्ध ($70-००॥४०००७) किन्तु 
अतिरंजित विश्वास छोड़ रखा है कि उत्तराधिका री के लिए युद्ध होता स्वाभाविक 
ही है और जब कभी भी शासन कहीं भी युद्ध में रत हो तो बुद्धिमान क्ृपकों को 
देय मालगुजारी का भुगतान करने के पूर्व दो बार अवश्य सोचना चाहिए । 

जमंनी के साथ प्रथम विश्व-य्रुद्ध के समय चिट्गाँव में खासमहल के कई 
किसान भूमि-कर देने में हिचके और उन्होंने डिप्टी-कलक्टर से निवेदन किया 
कि “यदि कंसर आता है तो क्या वह हमसे दुबारा मालग्ुजारी न माँगेगा। 
महाशय हम लोगों को दूना भुगतान करने से बचायें ।” 

एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के समय मैं उत्तरी बंगाल के एक गाँव में था । 
उसके पुत्र के गद्दी पर बैठने की बात सुनकर वहाँ की जनता ने पहला प्रश्न 
जो मुझसे पूछा था, वह इस प्रकार था, “क्या उसके सम्बन्धी उसके राज्या- 
भिपेक के लिए झगड़ नहीं रहे हैं ?” इससे हम सुविधापूर्वक उन दीर्घकालीन 
युगों की अव्यवस्थां एवं अत्याचार का अनुमान लगा सकते हैं जो हमारे ग्रामीणों 
के बीच इस परम्परागत विश्वास के रूप में अब भी विद्यमान है। 

२. भुगतान का बकाया रखने वाले कृषक 


अतः मालगुजारी-संग्रह प्रजा और सरकार के बीच सर्देव झगड़े का कारण 
था और अवशिष्ट घन का कदाचित्‌ ही पूर्णरूप से भुगतान हो पाता था| इस 


व 


दूषित वातावरण में राजकीय कलक्टरों के लिए दूसरा न्यायसंगत मार्ग यह 


भ्र्ष मुगल शासन-पद्धति 


था कि वे कभी भी समाप्त न होने वाले अवशिप्ट धन के नाम पर प्रजा से 
उसके जीवन-निर्वाह के अतिरिवत प्रत्येक वस्तु वलपूर्वक वसूल कर लें। 
इसलिए मुग़लकालीन भारत में अधिकांश भागों में प्रजा की वही दशा थी जो 
पन्‍्द्रहवें लुई के समय में सदेव अनुचित करों को देने से बचने का 'यत्न करने 
वाले फ्रांसीसी किसानों की थी अधवा निरन्तर अपने भूस्वामियों का ऋणी रहने 
वाले आयरलंण्ड के असामियों की थी । 

केवल इतना ही अन्तर था कि ब्रिटिशकाजल के पूर्व ऐसे अपराधी के लिए 
नतो कोई दण्ड था और न (देश में अधिक उपजाऊ भागों से होने वाले 
यातायात के अभाव के कारण स्थानीय अकाल के अतिरिक्त) किसानों में 
भुखमरी ही थी । प्राचीन एवं मध्य-युगों में किसानों की अधिसम्पत्ति छोड़ दी 
जाती थी और (सम्पूर्ण खेती नप्ट हो जाने के अतिरिक्त) उसके भोजन के 
लिए पर्याप्त अवशेप रह जाता था । फसल के विभाजन द्वारा (बटाई पद्धति) 
ही भुगतान की प्राचीन प्रथा थी । यह किसानों के लिए लाभप्रद थी वर्योकि 
भुगतान वर्ष की वास्तविक फसल पर ही निर्भर करता था और वह जाजकल 
की भाँत्ति रुपयों की लगान के सदुश न था जो विभिन्न वर्षों की अनपेक्षित 
उपज का एक निश्चित अंश है । निरन्तर युद्ध एवं अव्यवस्था के उन दिलों में 
भी किसान प्रिय एवं मूल्यवान थे क्योंकि उनके स्वामियों को सशस्त्र सिपाहियों 
के रूप में उनकी आवश्यकता थी । जमींदारों के दीच असामियों के लिए 
प्रतियोगिता नियम थी और निर्घेव किसान एक जमींदार के यहाँ से दूसरे 
जमींदार के पास इस आशय से भाग जाया करते थे कि उसे पहले जमींदार से 
उसका अवशिष्ट धन देने से छुटकारा मिल जायगा और नये भूस्वामी के अधीन 
उन्हें अधिक सुख मिलेगा। केवल साठ ही वर्ष पूर्व उत्तरी बंगाल में इस प्रकार 
पलायन करने वाले किसानों के उदाहरण बराबर मिलते थे । 


देखिए, अबू युसुफ, पृ० ७६ :--वस्तुओं के रूप में उचित और हलके 
भुगतान (मुकासम अर्थात्‌ फसलों को बटाई) की अपेक्षा कोप के लिए 
अधिक लाभपभ्रद तथा भूमि-कर देने वाले लोगों के लिए कम असुविधाजनक, 
उन दोपों से जिनको वे स्वयं आपस में एक-दूसरे पर भार डालकर 
उत्तरदायी बनते हैं, अपने को बचाने में अधिक प्रभावशाली तथा शासकों 


अर कलबटरों के बुरे व्यवहार से अपनी रक्षा करने के लिए अधिक उचित 


कोई वस्तु मुझे नहीं मिली है । इससे राजकुमार को संत्तीप तथा करदाता 
को लाभ और एक से दूसरे पर करभार डालने से सम्बन्धित पारस्परिक 
अन्याय के विरुद्ध एक प्रत्याभृति (87४7०7६०७) की प्राप्ति होती हा 


करारोपण प्र 


३. किसानों पर राज्याध्यक्षों द्वारा निन्दित नियम-विरुद्ध कर 


मालग्रुजारी का भुगतान करने से इन्कार करने तथा उसे रोक रखने को 
प्रजा की स्वाभाविक प्रकृति तथा उसके अवशिष्ट धन का प्रत्येक तीसरे अथवा 
पाँचवें वर्ष अवलेखन कर (फछा्ंधाष्ट णीं) उसे नये सिरे से कर देते का अवसर 
प्रदान करने में राज्य की असफलता ही मुगल माल-विभाग में अशान्ति का 
प्रधान कारण थी । माल-विभाग के' अनुजीबियों तथा कुछ बादशाहों के लोभ से 
भी इस दोप को उत्तेजना प्राप्त थी। मुग़लकाल में जनता से लिये गये अनधिकृत 
करों (आबवबाब) की सूची का जब मैं वर्णन करता हूँ तो पाठक जनता से-- 
जन्म, जीवनपर्यनत और मृत्यु के पश्चात्‌ भी--रुपया ऐंठने के साधनों की 
कल्पना करने में मानव-मस्तिप्क की आश्चर्यपूर्ण प्रखरता का अनुभव करेंगे । 
इन आवबवाबों में से वहुतों का जनता सीधे भुगतान करती थी । बहुतों का छोटे- 
छोटे दुकानदारों तथा नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ा हुआ था । किन्तु आवादी 
विशेष रूप से कृपकों की ही थी और विक्रयार्थ बहुत-सी वस्तुएँ भूमि से ही 
उत्पन्न होती थीं, अत: आबवाबों का अत्यधिक भार किसानों को ही वहन करना 
पड़ता था । 


आववाबों के सम्बन्ध में यह कहना उचित ही है कि बादशाहों और माल- 
गुजारी वसूल करने वालों के बीच नीति सम्बन्धी संघर्ष स्पप्ट था। बादशाह अपने 
अधिकारियों को मालग्रुजारी वसूल करने में जनता का ध्यान रखने, उनक्रे प्रति 
दयालुता का प्रदर्शन करने, समस्त आबवाबों को छोड़ देने तथा स्थानीय कष्टों 
को दूर करने के सर्देव आदेश देते थे और मालग्रुजारी वसूल करने वाले 
अधिकारी निर्वाह करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त जनता से प्रायः 
प्रत्येक वस्तु ऐंठ लिया करते थे । एक बादशाह सभी आववाबों को हटाने तथा 
अपने सभी अधिकारियों को “वर्तमान तथा भविष्य” में इन निर्देशों का पालन 
करने की घोषणा करता था किन्तु ये ही आववाब पुनः उत्पन्न हो जाते थे और 
उसके उत्तराधिकारी को पहली के समान ही दूसरी घोषणा द्वारा उन्हें पुन: हटाना 
पड़ता था। दूसरे मुसलिम देशों का, उदाहरणार्थ मिस्र का, भी यही अनुभव था । 
[देखिए, एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जिल्द ३, पृ० १७६-१७७ मसाक्‍स 
के अन्तर्गत ] 


किसानों पर किसी तरह का कर न लगाने की मुग़ल-शासन के सर्वप्रधान 
की नीति समकालीन इतिहासों एवं पत्रों से स्पष्ट हो जाती है और इसकी 
वास्तविकता को सिद्ध किया जा सकता है| यह केवल एक पवित्र इच्छा ही 


६० मुगल शासन-पद्धति 


नहीं थी। शाहजहाँ और औरंगजेब के राज्यों में बहुत-से उदाहरणों का उल्लेख 
है, जिनमें वादशाह के कानों तक प्रजा की शिकायत पहुँचने पर कठोरताएूर्वक 
अनुचित मालगुजारी वसूल करने वालों तथा प्रान्तीय वाइसरायों को पदच्युत 
कर दिया गया था। इण्डिया आफिस लाइब्रेरी की ३७० नम्बर की फारसी 
पाण्डुलिपि के ६८वें फोलियो पर खुलने वाले पृष्ठ पर इसी आशय की एक 
विशेष कहानी का वर्णन है। इसमें किसानों के प्रति समान उदारता एवं न्याय 
करने की शाहजहाँ की लालसा का स्पप्ट वर्णन है। 

कहानी इस प्रकार है--एक दिन शाहजहाँ अपने साम्राज्य की मालगुजारी 
की प्राप्ति की जाँच कर रहा था । उसे ज्ञात हुआ कि किसी गाँव की वर्तेमान 
वर्ष की मालगुजारी गत्त वर्षों की मालगुजारी की अपेक्षा कुछ हजार (दाम ? ) 
अधिक दर्ज की गयी है | तुरन्त ही उसने उच्च दीवान सादुल्‍लाखाँ को इस 
अन्तर को समझाने के लिए अपने सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया। 
सादुल्‍लाखाँ उस समय अपने खजाने में अपने समक्ष माल-विभाग के कागजों 
के एक खुले हुए वंडल को रखे हुए बैठा था और अपने विभाग के कार्य में 
दिन-रात अपना ध्यात लगाने के कारण झपकी ले रहा था। राजकीय 
संदेशवाहक ने उसको ठीक उसी दशा में और उसी पोशाक में वादशाह 
के सम्मुख लाकर पेश कर दिया । शाहजहां ने उसके करारोपण में वृद्धि होने 
का कारण पूछा । स्थानीय जाँच-पड़ताल के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि नदी के 
अपने मार्ग से थोड़ा-सा हट जाने के कारण वहां पर एक नवीन भू-भाग आ 
गया था जिसके कारण ग्राम के क्षेत्रफल में तथा राज्य की आय में वृद्धि हुई थी। 
वादशाह के पूछने पर कि वह भूमि 'खालसा' थी अथवा 'अयमा', पुन: जाँच . 
की गयी तो मालूम हुआ कि यह भूमि माफी में दी हुई भूमि (70॥/-88 हाध्वए/ 
० 900) के भांग (अयमा) से सम्बन्धित थी | तदनन्तर शाहजहाँ ने आवेश में 
आकर कहा कि उस भू-भाग का जल उस क्षेत्र के अनाथ बच्चों, विधवाओं एवं 
निर्धनों की करण पुकार के कारण सूख गया है ! यह उनके लिए एक ईश्वरीय 
देन है और तुमने इसे राज्य के लिए अलग करने का दुस्साहस किया है। यदि 
ईश्वरीय सृष्टि की रक्षा करने की अभिलापा मुझे ने रोके होती दो उस दूसरे 
शेतान, अत्याचारी फौजदार को जिसमे इस नवीन भूमि से मालगुजारी वसूल 
की भी, फाँसी का हुक्म दे चुका होता । अस्याय के इस प्रकार के बुरे कामों से 
बचने के लिए दूसरों को चेतावनी के रूप में उसे पदच्युत करने का दण्ड पर्याप्त 


होगा। इस अतिरिक्त संग्रह को इसके अधिकारी कृषकों को लौटाने के लिए 
तुरन्त हुक्म दो ।/ ' 


करारोपण ६९१ 


यह कहानी सच न हो किन्तु यह वातावरण तथा अपनी प्रजा के लिए 
शाहजहाँ की दयालुता में जन-विश्वास को प्रकट करती है । 
४. माल-विभाग के निम्नकोटि के निष्ठुर एवं निर्देय कर्मचारी 
मुगलकालीन भारत के निम्तकोंटि के कर्मचारी इतने अ्रप्ट थे कि उन्हें 
सुधारा नहीं जा सकता था, किन्तु किसी दीवान विशिष्ट के अतिरिक्त उच्चकोटि 
के अधिकारी प्राय: पूर्णतः: न्‍्यायपरायण और राजनीतिज्ञ सदृश थे | ये दीवान 
कागज पर मालगुजारी की माँग को पूरा कर देते थे और वसूली को उच्चतम 
दाँव पर लगा देते थे जिसका परिणाम वड़ा अनिष्टकारी होता था। सन्नहवीं 
शताव्दी के उड़ीसा के मालगुजारी सम्बन्धी इतिहास में इसके उदाहरण 
मिलते हैं । | 
सन्‌ .१६६२ में उड़ीसा के सूवेदार ने लिखा था कि “नये दीवान मुहम्मद 
हाशिम ने राज्य-भूमि के महालों को उजाड़ दिया था और उनके मामले 
मालगुजारी के असंगत धन के प्राक्कलन (855९४शआ०॥76) एवं विवरणों की 
जसावधानी के फलस्वरूप अस्तवब्यस्त हो गये थे। वह इस प्रकार कारें 
करता था : जब करोड़ी के पद को एक अभ्यर्थी स्वीकार करता था तो हाथिम 
उस पर परगना के कागजी प्राककलन को लाद देता था और उसे उस स्थान 
की वास्तविक उपज का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पूर्व ही वहाँ भेज देता था । 
कुछ समय के पश्चात्‌ उस पद पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता था| 
हाशिम्ाँ इस मनुप्य से अपने लिये रुपया लेकर पहले करोड़ी को पदच्युत कर 
देता था तथा दूसरे की नियुक्ति कर देता था और पहले के नियुक्त कलक्टर 
की अपेक्षा अधिक मालगुजारी देने के लिए उससे प्रतिज्ञा करवा लेता था। थोढें 
समय वाद एक तीसरा व्यक्ति उत्पन्न हो जाता था जो राज्य के लिए उससे भी 
अधिक धन देने के लिए तैयार होता था और वह परगने का कलक्टर बनाकर 
भेज दिया जाता था। इस प्रकार खाँ ने कागज पर कुछ स्थानों की मालगुजारी 
दूनी और कुछ की तिगुनी कर दी थी जबकि किसान इसका भुगतान करने में 
असमर्थ हो भाग गये थे और गाँव वीरान हो गये थे । [ स्टडीज़ इन औरंगज्षेब्स 
रेन, अध्याय १४, अनुच्छेद १५] 
थोड़े समय बाद ही यह व्यक्ति (हाशिमख्खा ) अपने पद से हटा दिया गया था। 
वादशाहू, उच्च दीवान और सूवेदार भी किसानों के साथ व्यवहार करने 
में नम्न एवं न्‍्यायपरायण हो सकते थे; किन्तु निम्बकोटि के अधिकारी अथवा 
मालगुजारी सम्वन्धी कर्मचारी स्थान विशेष पर रहने वाले थे अतझव इनका 


६२ मुगल शासन-पद्धति 


किसानों के साथ सीधा सम्पर्क था और इसलिए उनकी निष्ठुरता और लोभ से, 
दूरस्थ बादशाह अथवा प्रधान की दयापूर्ण भावनाओं एवं दानपूर्ण घोषणाओं 
की अपेक्षा, किसान अत्यधिक प्रभावित थे । सन्नहवीं शताब्दी में इस तथ्य को 
भलीभांति जाना जाता था । 


महान्‌ एवं नेक उच्च दीवान सादुल्‍लाखाँ कहा करता था कि जो दीवान 
किसान के साथ न्याय नहीं करता वह अपने समक्ष कलम और दवात रखे हुए 
एक राक्षस के समान है। इस कहावत का औचित्य स्पष्ट हो जायगा यदि 
यह स्मरण किया जाय कि फारसी का अ' अक्षर भारतीय नरकुल की कलम 
की भाँति एक लम्बी लम्बाकार पंक्ति है जिसका निचला भाग नुकीला है और 
अक्षर 'न' देशी दवात की भाँति सिरे पर एक खुले हुए वृत्त के आकार का है 
तथा 'दिव' शब्द का अर्थ है “एक वुरी आत्मा” | अतः दीवान' शब्द का 
विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है--दिव --अ अथवा एक कलम-न 
अथवा एक दवात । [रुक्‍काते आलमगीरी, पत्र सं० १५४] 

वस्तुत: स्थानीय अधिकारियों तथा माल-विभाग के कर्मचारियों की धूर्तता 
'मयूर सिद्दासन' के स्वामी (शाहजहाँ) के लिए भी अत्यधिक थी और उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ पचास से अधिक आबवाब पनप उठे । 


५. मालगुजारी से सम्बन्धित अधिकारी दस्तूरी क्यों लेते थे ! 


सूवेदार से लेकर निम्नकोटि के कर्मचारियों द्वारा दस्तूरी और भेंट लिया 
जाना, पूर्व तथा पश्चिम में समान दृष्टि से, मध्यकालीन शासन के बहुत वह़ें 
दोपों में एक था । मुग़ल-साम्राज्य में अन्य तीन कारणों द्वारा इस दोप को और 
अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ (१) उच्चाधिकारियों द्वारा. बादशाह 
और राजकुमारों को तथा छोटे अधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों को भेंट देने 
की प्रथा, (२) छोटे अधिकारियों को नाममात्र वेतन दिया जाना, तथा (३) 
जनता की विनयणील एवं उदासीन प्रवृत्ति । ह 

अति प्राचीन प्रथा एवं सामाजिक सदाचार की प्रचलित विचारधारा तथा 
अपने से बड़ों को प्रसन्न रखने की सांसारिक भावना ने सूवेदारों को, बादणाह 
की जन्म-तिथि और दरवार में जाने पर, अलम्य अथवा अमूल्य भेंट देने के लिए, 
बाध्य कर दिया था। इन्हीं साधनों से उच्च महामात्य को भी सन्तुप्ट करना 
पड़ता था । 

यह भार ऊपर से लेकर नीचे तक था, यद्यपि यह जानबूझकर नहीं किया 
जाता था और इसके वास्तविक प्रभाव को राज्य के प्रधान पूर्ण रूप से नहीं 


करारोपण ६३ 


समझ पाये थे बिना किसी अभिप्राय के वादशाह सूवेदारों को और उसी 
प्रकार सूवेदार जमींदारों को निचोड़ते थे। प्रान्तीय दीवान को उच्च दीवान 
को प्रसन्न करना पड़ता था इसलिए उसे माल-विभाग के अधीनस्थ कलकटरों 
को निचोड़ना पड़ता था और ये लोग अधिकारियों की श्रेणी में सबसे छोटे 
कर्मचारी होने के कारण किसानों को निचोड़ते थे । 

न्याय को विफल करने अथवा मनुष्य द्वारा अनुपयुक्त या राज्य के वास्त- 
विक हितों के लिए हानिकारक अनुमग्रह प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने से यह 
बिलकुल भिन्न था। मुग़॒लकाल में भी रिश्वत लेना अनुचित और अपमानजनक 
समझा जाता था किन्तु यह प्रथा गोपनीयता के आवरण में काफी प्रचलित थी । 

शासन द्वारा दिये गये थोड़े-से वेतत को, क्लर्को तथा दूसरे कर्मचारियों को 
उन लोगों से जिनका उनसे काम पड़ता था, अनधिकार फीस लेकर अवश्य ही 
पूरा करना पड़ता था | इसे लेखक की फीस अथवा हकक्‍्कुल-तहरीर' कहते थे, 
(आज भी यहाँ कचहरियों और दूसरे कार्यालयों में इसे 'तहरीरी' कहते हैं ।) 
हेंदायेतुल कवायद, पृ० ७४ पर मुश्चरिफ को यह हिदायत दी गयी है कि “लेखक 
की फीस लो जिसे लोग स्वेच्छा से देते हों, क्योंकि वीस रुपये मासिक पाने 
वाला एक व्यक्ति जो पचास रुपये पाने के योग्य है, किस प्रकार जीवन व्यत्तीत 
कर सकता है ? 

६. करोड़ो अथवा जिले की मालग्ुजारी वसूल करने वाला 


मालगुजारी वसूल करने वाला वास्तविक अधिकारी करोड़ी ही था । इसे 
करोड़ी इसलिए कहा जाता था कि उसकी देखरेख में एक ऐसा भू-भाग था जहाँ 
से सद्धान्तिक रूप से एक करोड़ दाम अर्थात्‌ अढाई लाख रुपया मालगुजारी मिलने 
की आशा की जाती थी । यह प्रबन्ध अकबर मे किया था । [आईने अकबरी, 
जिल्द १, पृ० १३] इस अधिकारी द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का 
विचार किये बिना ही बाद में भी करोड़ी का पद प्रचलित था। हमें “गंज के 
करोड़ियों” अर्थात्‌ बाजार के कलक्टरों का भी एक वर्ग मिलता है । 

“करोड़ी को अपने अधिकार-नेत्र के अनुपात के अनुसार फौजी शिक्षा प्राप्त 
तथा देश की सीमा के अन्तर्गत काम पर लगाये जाने वाले व्यक्तियों के एक 
दल को आश्रय देना चाहिए भौर बिना असावधानी के ठीक समय पर माल- 
गुजारी वसूल करनी चाहिए । ऐसा न हो कि उसकी प्रजा भाग जाय इसलिए 
उन स्थानों से, जहाँ के लोग भुगतान करने में असमर्थ हों, (नकद या वस्तुओं 
के रूप में राज्य-कर) महसूल नहीं वयूल करना चाहिए। ऐसा न हो कि उसे 


६४ मुगल शासन-पद्धति 


धन-अपहरण का पता लगाने की दृष्टि से अपने हिसाव की अन्त में जाँच 
(वसीलात) करानी पड़े, उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियम-विरुद्ध 
कोई भी वस्तु वसूल न करते के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे ईमानदार 
होना चाहिए ।” [ हेदायेतुल कवायद, पृ० ६६ ] ह 

आईने अकबरी, जिल्द २, पृ० ४६-५० में अकबर के अधीनस्थ एक आदर्श 
भालग्रुजारी के कलक्टर के कतंग्य और आवश्यक गुणों का उल्लेख है, किन्तु 
सत्रहवीं शताब्दी के एक करोड़ी की अपेक्षा वह एक बड़ा अधिकारी था । 

एक नये करोड़ी को नियुक्त करने वाली सनद इस प्रकार है :---अमीन 
द्वारा निर्धारित मालगुजारी समयानुसार वसूल करो और इसे फोतदार को दे 
दो । फौजदार और अमीन की सलाह से सावधानी के साथ एकत्रित धन 
राजकीय कोप में जमा कर दो और इसकी रसीद फोतदार को दे दो । अपने 
हिसाब के सारांश को तथा आय और व्यय के विवरण तथा दूसरे कागजों 
को, जैसा कि नियम में दिया हुआ है, राजकीय लेखा कार्यालय में भेज दो । 
कोई आववाबव जेसे नहिब (कार्य को शीघ्र पूरा करने की फीस), कलक्टरों की 
दस्तूरी (तहसीलदारी) आदि न वसूल करो, अन्यथा वह रुपया वापस ले लिया 
जायगा और उसे पदच्युत कर दिया जायगा ।” 


७. असीन और कानूनगो 


अमीन का शाव्दिक अर्थ है एक पंच अथवा एक मध्यस्थ, दूसरों के लिए 
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई धरोहर रखी हो । मालगरुजारी माँगने वाले 
राज्य तथा इसका भुगतान करने वाले किसानों के बोच व्यक्तिगत रूप से एक 
निष्पक्ष मध्यस्थ होना ही उसके कार्यालय का सार था | 

हेदायेतुल कवायद के ६३वें पृष्ठ से लेकर ६५वें पृष्ठ तक अमीन और 
उसके कार्य के बारे में निम्मलिखित सूचनाएँ प्राप्त होती हे 

“अमीन को नियम (जाव्ता) भलीभांति जानना चाहिए। उसे ईमानदार 
और एक कुशल व्यवित होना चाहिए जो प्रत्येक घटना की अच्छाई और बुराई 
से पूर्ण परिचित हो । उसे नियमों के अनुसार व्यक्तिगत अनुमान (मुशख्खस) 
लगाना चाहिए और किसी को भी सरकारी घन नहीं चुराने देना चाहिए । 

“राज्य में खेती कराना ही अमीन का कार्य है। काश्त करने के समय का 
आरम्भ होने के पूर्व ही उसे कानूनगो से बिगत दस वर्षों की मालग्रुजारी के 
तखमीनों (प्रावकलन) तथा गाँवों के रकवों के कागजों को ले लेना चाहिए, 
करोड़ियों, चौधरियों, कानूनगोओं और जमींदारों के साथ गाँवों में जाना 


करारोपण ६५ 


चाहिए, गाँवों की दशा के बारे में अर्थात्‌ उनके जुताई करने योग्य रकवों 
(क्षेत्रफल) तथा हलों की ठीक-ठीक संख्या के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, 
वास्तविक क्षेत्रफल से कानूनगोओं के कागजों में दिये हुए क्षेत्रफल की तुलना 
करनी चाहिए और यदि दोनों मिलते न हों तो कानूनगो को (बढ़ती होने पर ) 
बढ़ती का कारण बतलाने के लिए बुलाना चाहिए और कमी होने पर मुखिया 
से “कानूनगो ने झूठा आँकड़ा क्यों दिया और मुखिया झूठ क्‍यों बोला” आदि 
पूछकर उसकी आलोचना करनी चाहिए । 

“तदनन्तर इस बात की जाँच करनी चाहिए कि वर्तमान हल गाँव के 
किसानों के लिए पर्याप्त हैं या नहीं । यदि वे पर्याप्त नहीं हैं तो मुखियाओं से 
अगले वर्ष की मालग्रुजारी की पहली किश्त के साथ ऋण के भुगतान के सम्बन्ध 
में निवन्‍्धन कराकर और करोड़ियों से मुचलका (क्षतिपूरक प्रतिज्ञापत्र ) 
लेकर कि वे अगले वर्ष की पहली किश्त के साथ ऋण वसूल कर लेंगे, बेल और 
वीज खरीदने के लिए, गाँवों की जुताई करने योग्य भूमि के क्षेत्रफल के 
अनुपात से तकावी (कृपि-ऋण) स्वीकृत करनी चाहिए ।” 

अमीन को नियुक्त करने वाली सनद में इस प्रकार का उल्लेख है : 
“अपना. कार्य ईमानदारी तथा सच्चाई से करो । काश्त को बनाये रखने के लिए 
स्वयं प्रयास करो और रहने के योग्य स्थान की वृद्धि करो। फोतदार के पास 
जमा की हुई मालगुजारी के उस अंश के प्रति तुम्हीं उत्तरदायी होंगे, जिसे वह 
(कोप में जमा किये बिना ही) अपने पास रखता है। अपने ही तखमीने 
(प्रावकलन ) के अनुसार मालगुजारी वसूल करने तथा फोतदार के पास इसे 
जमा करने के लिए करोड़ी को प्रेरित करो । अपनी मुहर लगाकर तथा फोतदार 
के हस्ताक्षर कराकर उस धन के लिए अस्थायी रसीदें (चिट्ठा) दो, जिसे. 
किसान फोतदार को देते हों और पूरी मालगुजारी के भुगतान (वेवाकी) के 
समय इस चिटद्ठा के अनुसार अपना हिसाव ठीक कर लो । बालादस्ती और 
तहसीलदारी के रूप में कोई आववाब न वसूल करो क्‍योंकि ये सब वादशाह 
हारा निपिद्ध हैं। ऐसे किसी भी कर को चसूल न करने के लिए चौधरियों 
और कानूनगोओं को चेतावनी दे दो ।” 

अमीन और करोड़ी को जिन कागजों को दीवान के कार्यालय में दाखिल 
+* ये निब्रन्चन (त्तमस्सुक) जमानत के रूप में चौधरी द्ारा पृष्ठांकित, 


काजी हारा मुहरवन्द, तथा कानूनगों और जमींदार द्वारा प्रमाणित 
होने चाहिए । ि - 


६६ मुगल शासन-पद्धति 


करना पड़ता था, वे जवाबित आलमंगीरी, पुृ०. रे४आ तथा दस्तूष्ल अम्ल, 
पृ० ८९अ में उल्लिखित हैं तथा जिन फागजों को उन्हें अपने पास रखना पडता 
है, ये जवाविते आलमंगीरी में पृष्ठ धअ-ब्र में गिनाये गये हैं । 

5, 
होने वाले नियमों और प्रथाओं (कानूनों) का एक चलता-फिरता कोश तथा 
कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचनाओं , पूर्व-दृष्दान्तों, अतीत के भू-इतिहासों आदि 
का भाडर था। आईने अकबरी (जिल्द २, पृु० ७३) उसे “किसानों का शरण 


लेने के स्थान” की पदवी देती है। [आईने अकवरी, जिल्‍्द २, १० ४०न, भी 
देखें | है 


कानूनगो, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, साधारण रुप से व्यवहत 


गाँवों में मालगुजारी अधिकारी थे थे जो भू-सम्पत्ति तथा मालग्रुजारी को 
वसूली से सम्बन्धित अपने क्षेत्र के भीतर की सभी गरिस्थितियों को दर्ज करते 
थे, भूमि की कोमत, भू-स्वामित्व, भू-विस्तार एवं भू-स्थानान्तरण का रजिस्टर 
रखते थे, भूमि की नाप और पैमाइण में सहायता देते थे, मालगुजारी देने वालों 
की मृत्यु एवं उत्तराधिकार का विवरण देते थे, और आवश्यकता पड़ने पर 
स्थानीय प्रधाओं और नियमों की व्यात्या करते थे। उन्हें जगान से मुक्त 
भूमि तथा विभिन्न प्रकार के भत्ते और देस्तूरियाँ दी जाती थीं । [ विल्सन, 
ग्लौसरी आँव रेचेन्यू टर्म्स, पृ० २६० ] ह 

हेदायेतुल काबायद (पु० १४८-१४६ ] एक नये कानूनगों को निम्नलिखित 
आदेश देती है : “तुम्हारे कागजों के विश्वास पर बादशाह का कारोवार चलता 
है। तुम्हारे ही कार्यालय में विभाजन (त्तकसीम ), तुलना (मुआजना) आदि से 
सम्बन्धित कागज हैं। सरकारी कागजों की दो प्रतियाँ रखो--एक प्रति अपने घर 
में और दूसरी अपने कार्यालय में जिसका प्रधान तुम्हारा गुमाश्ता हो जिससे 
इनमें से कम से कम एक, आय लगने अथवा वाढ़ आने पर, वचायी जा सके | 


5५. आववाब अथवा अवैधानिक कर 
अब मैं नियमानुसार भूमि-कर अथवा सीमा-कर 
वहानों के आधार पर छिये गये आववादों 
. ना मुसलमान वादशाहों द्वारा वार- 
थे और उनके साम्राज्य के भीतर ग्रे निपिद्ध थे किन्तु अपने मदों में कुछ परि- 
चतनों के साथ वे शीत्न ही पुनः दिखायी पड़ने लगते थे। “रेवेन्यू रिसोर्सेज आँव 
. मुगल एम्पायर”  गौमक अपनी .पुस्तक में टॉमस ने फारसी स्रोतों के 
आधार पर १३७"कानूनगोअ फिरोजशाह तुगलक तथा १४६० ई० के 


र के अतिरिक्त तरहे-तरह के 
(करों) का विस्तारपूर्वक वर्णव 
वार ये कर अवध घोषित किये गये 


करारोपण ६७ 


लगभग अकवर द्वारा हटाये गये आवबवाबों की सूची दी है। २६ अप्रैल, 
१६७३ ई० के फरमान में औरंगजेब द्वारा हटाये गये आववाद मीराते अहमदी, 
जिल्द १, पृष्ठ २८६-२८८ (जिसकी पृष्ठ २६०-२६४ पर व्याख्या दी हुई है), 
जवाबिते आलमगीरी, फ १३४ तथा दस्तूरल अम्ल, फ १०२ पर गिनाये 
गये हैं । किन्तु ये तीनों स्नलोत आपस में एक-दूसरे से सभी बातों में मिलते-जुलते 
नहीं हैं । इस समय हटाये गये आववाबों की संख्या मीराते अहमदी के अनुसार 
४१, जवाबिते आलमगीरी के अनुसार ७४ तथा दस्तूरुल अम्ल के अनुसार ७८ 
है | वंगाल में इस प्रकार के १६ कर केवल किसानों के अतिरिक्त सच पर 
उन्नीसवीं शताब्दी तक लगाये गये थे जबकि ब्रिटिश कानूनी अदालतों ने अन्तिम 
रूप से उन्हें अवेधानिक घोषित कर उनका अन्त किया । [रासपिनि का बंगाल 
ठेनेन्सी एक्ट, चतुर्थ संस्करण, पृू० २५५-२५६] इस प्रकार हम अपने 
इतिहास के कई शताब्दियों के आववाबों के विकास का तुलनात्मक अध्ययन 
करने की स्थिति में हैं । 

आवबवदाबों को छह मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है : 

(क) आधुनिक भारत के कुछ कस्यों की म्यूनिसिपल चुंगी-कर के सदृश 
राज्य द्वारा पंदावार की स्थानीय बिक्री पर लिया जाने वाला कर | 

(ख) अचल सम्पत्ति की विक्री पर लगायी गयी फीस । 

(ग) अपने लाभ के लिए अधिकारियों द्वारा ली गयी दस्तूरी तथा प्रायः 
प्रत्येक विचारणीय अवसर पर राज्य की ओर से लगायी गयी कंटदौती 
अथवा फीस । 

(घ) किसी व्यापार को करने के लिए लाइसेन्स टेक्स । 

(४) वलपूर्वक प्राप्त चन्दा | 

(च) हिन्दुओं पर लगाये गये विशेष कर | 

अकवर द्वारा हठाये गये करों का नाम आईने अकवरी, जिल्द २, 
पुृ० ७२-७३ पर दिया हुआ है जिनमें से कुछ टॉमस द्वारा अपनी रेवेन्यू रिसोर्सेज, 
पृ० १७-१६ में दिये हुए नामों से भिन्न हैं । इस अध्याय में दी हुई बहुत-सी बातों 
से सम्बन्धित व्याख्या की दृष्टि से इन दोनों सूचियों में संशोधन आवश्यक है । 

सभी प्रकार के करों के साथ ही साथ, जिल्हें प्रत्येक सूवा और प्रत्येक 
सरकार के जागीरदार स्वेच्छा से लगाने के आदी हो गये थे, जहाँगीर ने 
तमघा और मीरवहरी नामक करों को भी हटा दिया था। [इलियद, 
जिल्द ६, पु० ४६३ ] ' 


द्ट्द मुगल शासन-पद्धति 


वस्तुओं के क्रेताओं एवं विक्रेताओं तथा प्रत्येक व्यापार एवं व्यवसाय के 
करने वालों पर लगाये गये आववाबों अथवा प्रत्यक्ष अवधानिक करों के अति- 
रिक्त वलपूर्वक वसूल करने के दूसरे भी ज्लोत थे, अर्थात्‌ वांदशाहों के वार- 
बार निपेध करने के विपरीत स्थानीय अधिकारियों का व्यक्तिगत व्यापार * 
जिसने उत्पादकों एवं उपभोक्‍ताओं पर अप्रत्यक्ष कर का एक भारी भार लाद 
दिया था । 
सन्‌ १६६५ तक भी, उसी साल के २० नवम्बर के औरंगजैव के फरमान 
के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि गुजरात के मजिस्ट्रेट तथा दूसरे अधिकारी, 
खोंमचे वाले को वाजार-मूल्य से कम देकर तथा उन व्यापारियों से, जिन पर 
जबरदस्ती अपना सामान थोपते थे, वलपूर्वक अनुचित ढंग से अधिक मूल्य 
लेकर, अपनी ओर से जबरदस्ती क्रय करते और बेचते थे | बहुत-से परमतनों में 
जब कभी भी नयी फसल बेची या खरीदी जाती थी तो मुतसद्दी (कलक्टर), 
सेठ (प्रमुख व्यापारी) तथा देसाई (मुखिया) इसे जनता को नहीं खरीदने 
देते थे वल्कि स्वयं सब खरीद लेते थे । इसमें से वे अच्छे अचाज का मुल्य 
लेकर शैप सड़े हुए अथवा नप्ठप्राय को व्यापारियों पर जबरदस्ती लाद देते 
थे।'**राज्यपाल (गवर्नर) और धनाढ्य व्यक्ति भोजनालयों में काम आने वाली 
हर जिस्म की तरकारी और फल की अपने वाग में अथवा राज्य के वाग में 
बेती करते थे और उन्हें उचित मूल्य से दूने पर शाक बेचने वालों के मत्ये मढ़ 
देते थे.“ अहमदाबाद तथा उस सूचे के परगनों में कुछ लोगों ने खलिहान में 
ही चावल खरीदने और बेचने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था.जिसके 
कारण गुजरात में चावल महँगा होगया था। [मौराते अहमदो, जित्द १ 
पृ० २६० ] 
जहाँगीर के राज्य में स्थानीय गवनेरों और फौजदारों द्वारा सड़क पर 
व्यापारियों की गठरी को खोलने और उसमें से अपनी इच्छानुसार निश्चित 
किये गये मूल्य पर वांछित वस्तुओं को निकाल लेने की बुरी प्रथा ज्ञात थी, , 
और उसने अपने वारह नियमों में से एक के द्वारा इसे निश्चयपूर्वक बन्द कर 
दिया था। [इलियट, जिल्द ६, पृ० ४६६] किन्तु जैसा कि भारत में आये 
हुए यूरोप के यात्रियों के वर्णन से विदित है, यह प्रथा प्रचलित रही । अठारहवीं 
शत्ताव्दी के आरम्भ में औरंगजेव ने इस प्रकार के अनुचित व्यक्तिगत व्यापार 
(सौदायेखास ) करने पर बंगाल के गवनेर अपने पौत्र अजीमुश्शान के पास निन्‍दा 








:'। ० ले |। खूब 
फारसी में इसे 'तरह' कहते हैं (घियासुल-लुगत ) 


करारोपण ६६ 


का एक कठोर पत्र लिखा था। [रियाज्ञ-उस-सलातीन, अंग्रेजी अनुवाद, 
पृ० २४६ तथा आई० ओ० एल० पाण्डुलिपि ३२०२१, ५३अ |] 

मच्यकालीन भारत में वस्तुतः कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के अ्रप्ट 
लोभ को जन-कर-पद्धति की ओर से अनियन्त्रित अनुग्रह प्राप्त था जो बड़ा ही 
अशिष्ट था और जो न तो स्पष्ट रूप से व्यक्त ही था और न जनता 
को इससे जवगत ही कराया गया था। यह प्रायः एक शासनकाल में 
दूसरे से भिन्न था । जनसाधारण की कायरता, केन्द्रीय शासन की निर्वेलता 
और उसमें पर्याप्त संख्या में विश्वासपात्र अभिकर्ताओं के अभाव ने अधिकारिक 
लूट (गरीअंश ०5६६०7४०७) के अधीन जनता को असहाय कर दिया था। 
बादशाहों द्वारा निपिद्ध कर दिये जाने पर भी एक ही वस्तु पर दो बार अथवा 
तीन वार कर लिया जाता था । 

२० नवम्बर, १६६४५ ई० के औरंगजेब के एक फरमान में गुजरात की 
जनता से वलपूर्वक वसूली का प्रमाण मिलता है । यही प्रथा साम्राज्य के दूसरे 
सूवों में भी रही होगीं। वलपूर्वक वसूली के इन ढंगों का विवरण नीचे दिया . 
जाता है। 


६. औरंगजेब द्वारा हटाये गये आववाब 

(अ) पेदावार की बिक्री पर लगायो गयी चुंगी--- 

ह हिन्दू व्यापारियों से विक्रय-मुल्य पर ४ प्रतिशत तथा मुसलंमान 

व्यापारियों से ढाई प्रतिशत वेधानिक कर लिया जाता था, जो केवल 

: कुछ ही वस्तुओं पर लगाया गया था। ये कर उस दशा में नहीं लगाये 
जाते थे जबकि वस्तुओं का मूल्य निसव अथवा कुरान द्वारा निर्धारित 
न्यूनतम मूल्य [५२॥ ) रुपये) से कम होता था। [मीराते अहमदी, 
जिल्द १, पृ० २५८ ] 

मछुओं द्वारा विक्रयार्थ पकड़ी तथा लायी गयी मछलियाँ | 
अपने खेतों से किसानों द्वारा विक्रयार्थ लायी हुई रसोईघर की तर- 
कारियाँ । 
ईंधन के लिए गोबर के उपले । 

दूध और दही । 
जंगलों से विक्रयार्यथ लायी हुई ढाक (बंगाली पल्राश ) तथा पाला वृक्ष 
(झरवेरी अथवा एक विशेष प्रकार की झाड़ी) की पत्तियाँ और बदूल 
आदि की छाल । | ह 


नस ७ 
“09 
रजनी. फिपरकमन्‍ब्भी 


७ 


नस डिक नाीओ 
ण्द्‌< 
अं जनरकारी.. िननजनलीी..अअन्‍रनभी, 


हद 


७ 


( 
( 


पट 
है 
| 


(पर 
(& 


(१०) 


) 
) 


] 
) 


मुगल शासन-पद्धति 


जंगलों से लायी हुई घास, गोखरू तथा ईधव की लकड़ी । 
तेल । (हमें ज्ञात है कि गुजरात में सरसपुर के अधिकारी तेंल के प्रत्येक 
कृप्पे पर ३० रुपये वापिक वसूल करते थे |) [मीराते अहमदी 
जिल्द १, पृ० २६१ | ०9. «] 
गाँवों और कस्वों में विक्रयार्थ बने हुए मिट्टी के वरतन तथा रकावियाँ । 
तम्बाकू । (एक सिपाही हारा अपनी पत्नी की हत्या कर देने के फल- 
स्वरूप १६६६ ई० में यह मादक-कर हटा दिया गया था, जिस 
समय तम्बाकू के मिमित्त कर वसूल करने वालों ने उसकी गाड़ी 
की तलाशी ली थी।) [स्टोरिया डु मोगोर, जिल्द २, १० १७३ 
तथा औरंगजेब का इतिहास, जिल्‍द ३, अध्याय २८, अनुच्छेद १| 
६७३ ई० में जारी किया गया औरंगजेब का यह फरमान अपने 
अधिकारियों को निश्चित रूप से निर्देश देता है कि “लोगों को उनकी 
डोलियों, वेलगाड़ियों और दूसरी वस्तुओं की तलाशी लेकर कप्ट त 
दो ।” मीराते अहमदी, जिल्द १, ० २८७ इसे और स्पप्ट केर देती है 
कि “तम्बाकू तथा दूसरी वस्तुओं पर कर लेने के लिए भौरतों और 
बच्चों की डोलियों, बैलगाड़ियों तथा ऊँटगाड़ियों की तलाशो ली जाती 
थी ओर थंले, सन्दूक और गठरियाँ खोल ली जाती थीं । 
क्रय करने के राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए आदेश 
दिया गया था । “पहले अधिकारी सुगन्धि के राजकीय कारखानों के 
निमित्त सभी प्राप्य गुलाव के फूलों को खरीद लिया करते थे । जनता 
के लिए उनकी विक्री निपिद्ध थी, किन्तु कुतुबुद्दीनखाँ के आग्रह पर एक 
फरमान जारी कर मालियों को अपने फूलों को इच्छानुसार कहीं भी 
वेचने की अनुमति दी गयी थी । [ मीराते अहमदी, जिल्द १,प० २६२] 
जायदाद के बेचने पर ली गयी फीस--- ह 
भूमि बेचने अथवा वन्धक रखमे पर । ' 
मकान (हवेली) बेचने पर विक्रेता से कानूनगों और प्यादे ढाई प्रतिशत 
फीस लिया करते थे। [मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६०] 
ढोलका नामक ग्राम में यदि कोई निर्धन व्यवित अपना मकान गिराना 
भर उसका सामान बेचना चाहता तो कोतवाल प्रति रुपया हजार 


पर बेची जाने वाली ईटों पर तीन टंका लेता है। -[मोशते अहमदी, 
जिल्द १, प० २६२] 


करारोपण ७२ 


(१४) उपयुक्त क्रम-संख्या १२ के अतिरिक्त, जब कभी एक मकान बेचा जाता 
था तो सरकार विक्रेता से अनुमानित मूल्य पर फीस (मुकीमी ) वसूल 
करती थी । [मीराते अहमदी, जिल्द १, पु० २८७; जवाबिते 
आलमगीरी और दस्तुरुल अम्ल | 

(१५) गुलामों के वेचने पर । 

(स) राज्य को फीस अथवा दलालो और अधिकारियों की दस्तुरी--- 
जैसा कि शिहाबुद्दीन तालिश ने १६६६ ई० में शिकायत की थी, 
मुसलमानों द्वारा भारत और उसके बन्दरगाहों पर प्रभुत्व स्थापित 
करने के समय से लेकर शाहजहाँ के शासनकाल के अन्त तक, 
गुलाव बेचने वालों से लेकर मिट्टी वेचने वालों तक से, बारीक लिनेन 
वुनने वालों से लेकर मोटा कपड़ा बुनने वालों तक से अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यापारी से “हासिल (चुंगी) वसूल करते की प्रथा और नियम था । 

(१६) राहदारी अथवा सड़क की गश्त का वेतन । (१६५८ ई० में औरंगजेव 
ने इसे हुटा दिया था। इस कर से सम्बन्धित दोषों एवं कठिनाइयों 
का मेरे द्वारा लिखे गये हिस्ट्री ऑव औरंगज़ेव, जिलल्‍द ३, अध्याय २८, 
अनुच्छेद १; तथा स्टडीज़ इन औरंगज़ेब्स रेन, अध्याय ११ में विशद 
वर्णन किया गया है। इस कर के हटाने के समय इससे प्रति वर्ष 
पच्चीस लाख रुपये केवल “राज्य-मूमि' से ही मिला करता था ।) 

(१७) वाजार में दुकाने बनाने के लिए कर (87०ण्गार्त 7७79) (तह॒वाजारी )। 
सब्जी बेचने वाले तथा दूसरी वस्तुओं के व्यापारी बाजार में पलथी 
मारकर बैठते थे और उन्हें भी उनके द्वारा प्रयुक्त बाजार-भूमि के 
तह (४७०५८४००) के स्थानों के लिए किराया देना पड़ता था । यह एक 
प्राचीन कर था । फिरोजशाह ने १३७४ ई० में इसे निपिद्ध घोषित 
किया था । 

(१८, १६)ऋणों के पुनर्भुगतान के डिग्री-प्राप्त सुकदमों तथा चोरी गयी हुई 
सम्पत्ति के मिलने पर उसे उसके स्वामी को लौटाने में मजिस्ट्रेट 
ऋण अथवा सम्पत्ति के मूल्य का एक-चौथाई भाग राज्य के लिए ले 
लिया करते थे। औरंगजेब ने इस फीस को और मुकदमे वालों द्वारा 
दिये गये जुरमानों तथा शुकरानों (शराये जुरमाना व शुकराना) के 
भुगतान को वन्द कर दिया था जो प्राचीन तथा मुस्लिम न्याय-प्रथा 
द्वारा स्वीकृत थे । ह ्् 


७२ 


(२०) 


(२६) 


(२७) 
(२८) 


मुग़ल शासन-पद्धति 


प्रत्येक सौ रुपये पर सिक्‍कों के परखने के लिए फीस, जिसे -'शशदामी' 
(एक रुपये का साठबाँ भाग) कहते थे । हे 

जूसी तैयार किये जाने वाले प्रत्येक लोहे के कड़ाहे पर कर (अर्थात्‌ 
जिन कड़ाहों में जूसी तैयार की जाती हो, उन पर कर।) मीरात का 
कथन है कि चीनी तैयार करने में नियमानुकूल चुंगी लगायी जाती है। 
सूखी हुई (तथा पैदल पार की जाने वाली) नदियों पर घाट का कर। 
घाटों को पार करने पर व्यापारियों तथा यात्रियों से शासन की ओर 
से लिया जाने वाला कर जिसे नाविकों की मजदूरी (मल्लाही) कहते 
थे। नाविकों की वास्तविक मजदूरी शासन के अनुमान से अधिक 
नहीं होनी चाहिए । 

पत्थर तथा लोहे के वाटों पर अधिकृत रूप से ठप्पा लगाते समय 
लगाया गया कर । न्‍ 


शस्त्र-गृहों तथा उनमें रहने वालों की गणना के निम्ित्त फीस । यह कर 
हिन्दुओं से लिया जाता था किन्तु मुसलमान इससे बरी थे । हमें ज्ञात है - 
कि शहरों के लिए इस प्रकार की सूची तैयार करना कोतवाल का 
कर्तव्य था किन्तु इसके लिए लोगों पर कर लगाना स्पष्ट रूप से अवेधा- 
निक था। (मूल पाठ दस्तार शुमारी' अथवा 'प्रति पगड़ी पर कर' 
प्रतीत होता है जिससे अकबर द्वारा हटाये गये प्रति पगड़ी पर कर का . 
आभास होता है ।) [आईने अकबरी, जिल्द २, पृ० ७३] 
लगान-मुकत-भूमि (मददेमाश) प्राप्त लोगों से अनुदान की परिपुष्टि 
(मुकरंरी) के अवसर पर प्रथानुसार ली जाने वाली दस्तूरी । 
चकवन्दी के अवसर पर लोगों से उपहारस्वरूप बस्तुएँ लेना । 

बंजारों (घूमकर अनाज बेचने वालों) तथा दूसरे लोगों से वैलों को 
चराने के निर्मित्त लिया जाने वाला कर । मीराते अहमदी, जिल्द १, 
४० २६० में इसका इस प्रकार उल्लेख है---जब कभी भी गाड़ी के बैल 
तथा लहू, वैल शहर में लाये जाते थे और उन्हें खरीदी हुईं. घास एवं 
कर्वी खिलायी जाती थी, तो कलक्टर हर बार गौ-च राई के नाम पर एक 
टका ले लिया करता था । इसी पुस्तक के पृष्ठ २६३ पर दूसरी प्रथा 
का उल्लेख है--पाटन शहर में अधिकारी प्रति बर्ष प्रति भेड़ चार 
मुरादी टंका, प्रति गाय आठ आना तथा प्रति भैंस एक रुपया जबरदस्ती 
वसूल करते थे जबकि वे जानवर स्वच्छन्द (साईमा) होकर नहीं चरते 


(२६) 
(३०) 


लए 


(३१) 


(३२) 


करारोपण ७३ 


थे और उनका मूल्य भी 'निसाब' (नियमानुसार कर लगाने के हेतु 
निम्नतम मूल्य) से कम होता था | 

गाड़ियों, ऊंटों तथा सन्देशवाहकों को किराये पर देने का कर । 
जबकि घव्वेथा वर्ग के लोग जों अपनी गाड़ियों को भाड़े पर देकर 
अपना जीवन व्यतीत करते थे, बुरहानपुर अथवा किसी दूसरे स्थान पर 
क्रय-कर देकर बैल खरीदते थे और उन्हें अहमदाबाद लाते थे, 
तो यहाँ पर भी उन्हें फिर वही कर देना पड़ता था और यदि वे स्वतः 
इसे अदा नहीं करते थे (कर न देने के निमित्त टालमटोल करने का 
यत्न करने के कारण) तो दोषी ठहराये जाते थे और उन पर जुरमाना 
किया जाता था | 


किक.) ० भ् 


चुंगियों अथवा दूसरे स्थानों पर तोलने वाली तराजुओं (डण्डी) पर 
लगायी गयी दस्तूरी। मीराते अहमदी में इसे तराजूकशी के लिए दारोगा 
की फीस और कुछ स्थानों पर 'घारन' तथा दण्डीबारी कहा गया है। 
किन्तु जवाबिते आलमगीरी और दस्तूरल अम्ल में इसे “दारोगाना व 
रसूमे कोतवाली” कहते हैं । 

विशेष अवसरों पर ली जाने वाली दस्तूरी; उदाहरणार्थ प्रति वर्ष 
(सालाना), प्रति फसल (फसलाना ), मासिक (माहाना) , प्रति शुक्रवार 
(जुमागी ), प्रतिदिन (रोजाना), शरद (जमस्तानी ), दोनों ईदों पर 
(ईदी) । (पाठ स्पष्ट नहीं है; ऐसा ज्ञात होता है कि मुसलमान 
आरम्भ से ही इनसे मुक्त थे ।) 

किसानों को दी जाने वाली रसीद तथा सरकारी हिसावों में प्रयुक्त 
कागज का मूल्य । 

अनाज के व्यापारियों तथा दूसरे व्यापारियों से, कुछ स्थानों पर बंजारों 
से नव-नियुक्त अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली भेंट (पेशकश) । 
मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६१ में इसका इस प्रकार उल्लेख है-- 
“फौजदार और करोड़ी सावरमती तथा वन्रक नदियों के तटवर्ती परमनों 
के निवासियों से वलपूर्वक १० रुपये से लेकर १५ रुपये तक वसूल करते 
थे जिसे वे 'कछारी' कहते थे । और फिर “यदि अहमदाबाद का कोई 
निवासी अपने पूर्वजों के मकान में स्थित किसी वृक्ष को काटना चाहता 
था, जो उसके मकान को क्षति पहुचा रहा था, तो स्थानीय अधिकारी 


न 


उसको या उसकी एक टहनी को काटने की अनुमति नहीं देते थे, जब 


८ है.( 


(२५) 


(३८) 


(३६) 


(४०) 


मुगल शासन-पद्धति 


तक कि वे उन्हें कुछ देन देते थे। [मीराते अहमदी, जिल्द ९; 
पृ० २६० | 

छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों से ली जाने बाली फीस 
(रुखसताना) । यह फीस शाही शिविर के वे सन्देशवाहक॒ ले लेते थे 
जो छट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी की सूचता 
पहुँचाते थे । 

किलों के फाटकों के संतरियों द्वारा वहाँ से गुजरने वाले लोगों से ली 
गयी फीस | मीराते अहमदी, पृ० २६२ में इसका इस प्रकार 
वर्णन है--- अहमदाबाद और इसके उप-तगरों के फाठकों के रक्षक 
गाड़ियों, लह, बैलों तथा अपने सिरों पर बोझा ले जाने वाले लोगों को 
अन्दर जाने और बाहर निकलने से रोकते थे जब तक कि वे उन्हें कुछ 
देकर सन्तुष्ट न कर देते थे ।” ह 
“जब कभी भी एक निर्धन व्यक्ति अथवा किसान किसी पशु को अहमदा- 
वाद अथवा इसके उप-नगरों को विक्रयार्थ ले जाता था, तो उनसे दो 
बार कर लिया जाता था। एक तो आयात्त-कर (आमदनी ) और दूसरा 
विक्रय-मूल्य पर सरकारी कमीशन । यदि वे इसे वेघ न सकने के कारण 
इसके साथ वापस आना चाहते थे तो भी अधिकारी उससे निर्यात-कर 
(रफ्तानी) वसूल करते थे । [मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६२ | 


जब कभी भी अनाज अथवा दूसरी वस्तुओं से भरी गाड़ी शहर से वाहर 
जाती थी तो अधिकारी पुलिस के कार्यालयों (चबूतरों) पर छठी के 
नाम से दो रुपया श्रति गाड़ी की दर से ले लेते थे । [मीराते अहमदोी, 
जिल्द १, प० २६३ ] 

पाटन में केले अथवा गन्ने की प्रति गाड़ी पर चार अथवा पाँच रुपये 
के साथ-साथ आम, केले अथवा गन्ने का चार प्रतिशत भी वसूल किया 
जाता था । मीराते अहमदी, जिल्‍्द १, ब्रे० २६३ में 'चहार सद' 
लिखा है जिसे मैंने 'सद चहार' कर लिया है । 

कई स्थानों पर घास अथवा वाजरे के डण्ठल के प्रत्येक वैगन से एक 
गठ्गर और ईंधन होने पर पाँच सेर लिया जाता था। थदि आदमी 
अपने सिरों पर उनके वोझ ले जाते थे तो प्रत्येक से चार बादाम 
लिये जाते. थे | [ मीराते अहमदी, जिल्द १, पु० २६०] कर्वी*** **' 


, का डण्ठल आदि जो मवेशियों के खिलाने के काम आता था| उत्तरी 


(४१) 


करारोपण प्र 


भारत में कौड़ियों की तरह ग्रुजरात में बादाम एक प्रकार के सिक्के के 
रूप में प्रयुक्त होता था( १०० वादाम-- १ आना )।[के० एम० पावेरी | 
चुंगी-गोश्त अथवा चौकी-गोश्त । पुलिस द्वारा लिया गया गोश्त का 
एक भाग । [मीराते अहमदी, जिल्द १, प्ृ० २८७ में कोतवाल के 
चयूतरा का उल्लेख हैं।| 

गवर्नरों को व्यवित॒गत ग्रहों, मसजिदों अथवा दृूकानों में उनके मालिकों 
की अनुमति के बिना चहीं रहना चाहिए। (यह अनधिक्ृत निवास 
अकबर और जहाँगीर द्वारा भी निपिद्ध था |) [इलियट, जिल्द ६, 
पुृ० ५०३ | 


(४३,४४) नीच जाति के एक हिन्दू द्वारा एक हिन्दू विधवा से विवाह (धरीचा ) 


(४५) 


(३) 


करने और उससे एक पुत्र पंदा करने की फीस । (मेरी यह घारणा है 
कि साधारणतया बच्चों के जन्म पर कोई कर नहों था, यद्यपि विहार 
के कुछ निर्देयी जमींदार १६२४ ई० तक इसे वसूल करते थे ।) 
वादशाह द्वारा मेगाये गये फलों और दूसरी वस्तुओं की मार्ग में हुई 
क्षति की पूति सूवों से की जाती थी। इसके लिए जनता पर कर लगाया 
जाता था । [ मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २८७ ] 

व्यापारों एवं व्यवसायों पर लाइसेन्स टेक्स--- 

प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक वर्ग के कारीगर पर अधिकारियों द्वारा 
मुहतरफा' (विल्सन, ग्लौसरी आँव रेवेन्यू उम्से, पु० ३५०) नाम का 
व्यक्ति कर (90-#85) लगाया गया था। औरंगजेब ने इसकी 
वार-वार निन्‍दा की थी । [मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६० ] 
गायों और वकरियों आदि का वध करते समय व करने की फीस । 
मीराते अहमदी, जिल्द १, पु० २६१ में इसका उल्लेख इस प्रकार है--- 


' “सर्वप्रथम अधिकारी बैलों, भैंसों आदि के क्रय करने पर कर वसूल करते 


थे । उनकी हत्या के समय वे प्रति गाय अथवा भैंस पर डेढ़ रुपया और 
लेते थे। यही कारण था कि गुजरात प्रान्त में माँस बहुत महँगा था ।*' 
औरंगजेब ने १६६५ ई० में बड़ी कड़ाई के साथ आदेश दिया था 
कि “जव कभी भी मौलूद' अथंवा दावत आदि के लिए गाय या 
भैंस वेची जाती है, तो पूर्वादेश के अनुसार ५ प्रतिशत हिन्दू 
दुकानदारों से और ढाई प्रतिशत मुसलमान दुकानदारों से कोतवाल के 
चबूत्तरें पर क्रय-कर वसूल कर लो, किन्तु उन्हें कोई दूसरा कष्ठ न 
दो ।” [मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६२ | 


७६ 
(४७) 


मुगल शासन-पद्धति 


चोबदारों (प्यादों) से उस डण्डे' क्रे लिए (जिसे वे बेज-स्वरूप 
अथवा धन्धा-व्यवसाय के लिए हाथ में रखते थे) कर वसूल किया 
जाता था । 


(४८,४६) रुई धुनने वालों तथा गन्ना पेरने वालों से किसी नये स्थान पर 


(५०) 


(५१) 
(५२) 


(५३) 
(५४) 


(५५) 


व्यापार आरम्भ करने के लिए अधिकारी उन्हें अपना व्यापार आरम्भ 
करने की अनुमति प्रदान करने के पूर्व डेढ़ रुपया वसूल कर लिया 
करते थे । [मोराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६० ] 

कोई कला सीखने की फीस । “यदि एक व्यकित बुनने अथवा कसीदा 
काढ़ने की कला की किसी भी शाखा को सीखना चाहता था तो 
उसे “कला सीखने की फीस” के नाम पर शिक्षा समाप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ स्थानीय अधिकारियों को कुछ देना पड़ता था ।” [मीराते 
अहमदो, जिल्द १, पृ० २६० | 

(छत) छाने वालों और चौकीदारों से । 

कपड़ा छापने के समय लगाया गया कर ! (मीराते अहमदी, जिल्द १, 


,पृ० २८७ पर उल्लेख है कि यह कर कलाल अथवा शराब बनाने वालों 


के हाथों पर अथवा व्यक्तियों पर लगाया गया था ।) 

ऊंटों को किराये पर लेने के लिए मुखिया की फीस (मुकहमी) । 
सब्जी-मंडी आदि में मुखिया का कमीशन (दस्तुरे मेहतराय )। [ विल्सन, 
शोौसरी आँव रेदेन्यू टस्से, पु० ३३८] 

वनावटी चेहरा लगाकर तमाशा करने वालों से अथवा वेष वदलकर 
शादी-विवाहोत्सवों पर लोगों का मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों से 
उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक वस्तु ले लो ।(औरंगजेब ने अपने अन्तिम वर्षों 
में काश्मीर में इस प्रकार के मनोरंजन को बन्द कर दिया था ।) 
दलालों से राज्य के लिए सरकारी दलालों की दलाली जब्त कर लो | 
(पाठ अस्पष्ट है, अतः अनुवाद ठीक नहीं है।) 

वन्दूक चलाने के पलीते पर टक्‍स अथवा तोप की मरम्मत करने वाले 
व्यक्तियों पर टैक्स (दस्तुरुल अम्ल एकमात्र स्रोत है) । 

बलपुवंक प्राप्त चन्दा, उपहार और सेवा--- 

वेगार । “गुजरात प्रान्त के गाँवों और शहरों में (अधिकारियों द्वारा ली 
जाने वाली) वेगार के कारण किसानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती 
थी ।” [मोराते अहमदी, जिल्‍्द १, पृ० २६० पर उल्लिखित 
१६६५ ई० का फरमान] । 


करारोपण ७७ 


(५६९) ईद के अवसर पर चिरागों के लिए अनिवायं चन्दा तथा बेगार । 

(६०) शब्वेरात, दीवाली तथा अशुरा (शब्बाल महीने के प्रथम दस दिन) 
आदि की रात को चिराग जलाने के लिए वलपूर्वक वसूल किया गया 
चन्दा | 

(६१) भेंद-वकरा । किसी स्थान के निरीक्षण के अवसर पर गवर्नर अथवा 
जमींदार को लोगों हारा दी गयी बकरे आदि की भेंट जिसकी कीमत 
जमींदारों के एजेण्टों अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसानों से 
वसूल किये गये अनिवार्य चन्दे के कारण अधिक हो जाती है । यह 
आववबाब बंगाल में उन्नीसवीं शताब्दी तक कायम था। [ दस्तृरुल अम्ल, 
जवाबिते आलमगीरी, तथा मोराते अहमदी, जिल्द ९, पुृ० २८७ में 
“भेंद-बंजारा” ऐसा पाठ है ।] 

१६८२ ई० में औरंगजेब को निम्नलिखित आवबवाबों को वबच्द करने 
के लिए दूसरा फरमान [मसीराते अहमदी, पु० ३०४] जारी करना पड़ा 
था। इन आववबाबों की नीचे व्याख्या की गयी है और ये इस प्रकार हैं : 

मल्वा, भेंट, बालादस्ती, तहसीलदारी, सादिर तथा वारिद । 
मत्वा--जन-कर द्वारा ग्राम खर्च चलता था। उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों में 
इसके निम्नलिखित प्रधान मंद थे :--पब्लिक ड्यू टी पर घर से 
अनुपस्थित होने पर जाति के लोगों अथवा निरीक्षण पर आये हुए 
दूसरे गाँवों के लोगों को भोजन कराना, धारमिक फकीरों को 
खिलाना, पुलिस तथा माल विभाग के भिम्नकोटि के अधिकारियों 
को किया गया भुगतान, जन-सेवा के निमित्त मवेशी तथा गाड़ी 
प्रदान करने में हुई हानि के लिए व्यक्ति विशेष का वेतन, 
एक माँव की सीमा के भीतर लूटी हुई सम्पत्ति का पता 
लगने पर किया गया जुरमाना, निवासियों के मनोविनोदार्थ 
नतेंकों, गायकों, वाजीगरों आदि का उपहार, धामिक पूजा तथा 
समयानुसार उत्सवों सम्बन्धी व्यय, ब्राम-कार्यो के निमित संगठित 
पंचायतों का व्यय, मुखिया अथवा किसी प्रतिप्ठित सदस्य के दाह- 
सेस्कार सम्बन्धी व्यय आदि । इनका योस प्रायः भूमि-कर का १२ 
प्रतिशत पहैच जाता था । [बिल्सन, ग्लौसरी आऑँव रेबेन्यू टर्म्स, 
पु० ३२३ | 
बालादस्ती--साधारण रूप से अनधिदृत अथवा ऋरतापूर्ण बमूली। 
[ बिललन, ग्लोौसरी आब रेवेन्यू टर्न्स, पृु० ५१] 


७८ मुगल शासन-पद्धति 


तहसीलदारी--लगान वसूल करने वालों को भत्ता देने के लिए मुग़ल- 
शासन में लगाया गया टेक्स । [ विल्सन, ग्लौसरी आँव रेवेन्यू टस्सं, 
पु० ५००; देखिए, आईने अकबरी, जिल्द २, पृ० ७२ ] 
सादिर व बारिद--सड़कों के किनारे वाले गाँवों तथा बटो हियों से 
राजकीय सन्देशवाहकों द्वारा वलपूर्वक वसूल की गयी धनराशि । 
[देखिए, मीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २८७ ] 
(है) हिन्दुओं पर लगाये गये कर-- ह 

(६२) गंगा तथा दूसरी पवित्र नदियों के जल में स्नान करने पर टैक्स । 
मुग़ल-शासन इलाहाबाद में प्रत्येक यात्री से सवा छह रुपया लिया 
करता था। [स्टोरिया डु मोगोर, जिल्द २, पृ० ८२] 

(६३) मृत हिन्दुओं की अस्थियों को गंगा में फेंकने पर टैक्स । (जज़िया 
अथवा माल-टेक्स (90-95) वाद में १६७६ ई० में लगाया 
गया था ।) 

मित्र में वहुत-से छोटे-छोटे टैक्स तथा सभी प्रकार के एकाधिकार, 
जिन्हें मुकुस' कहते थे, धामिक नियमों के अनुसार नियम-विरुद्ध आय के साधन 
थे । [एनसाइक्लोपीडिया ऑब इस्लाम, जिल्द २, पृ० १५; जिल्द ३, पृ० १७६] 


नि9]89॥/(पर/ (६॥॥0॥9५8 


अध्याय ६ 
विधि छवं न्याय 


१. न्‍्याय-व्यवस्था एवं उसकी शाखाएँ 


. मुग़नल-साम्राज्य की न्याय-व्यवस्था का ढाँचा बड़ा ही विचित्र था। उसे 
स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें अपने मस्तिप्क से निम्नलिखित सभी आधु- 
निक विचारों को दूर कर देना चाहिए : 

(१) केन्द्र द्वारा नियन्त्रित एवं संचालित राज्य-व्यवह्र का एक क्रमिक 
विभाग, 

(२) सभी लोगों के लिए एक विधि-संहिता (.,8% ००१७), 

(३) राज्य में सभी न्याय-सम्वन्धी एजेन्सियों के ऊपर एक उच्च न्यायालय, 

(४) एक प्रधान न्‍्यायाधीण अथवा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 
एक दल जिसके द्वारा की गयी विधि-व्याख्या महाधिवक्‍ता (2 6ए०८०६४६० 

ह (७४००४] ) की व्याख्या को दवा देती है, और अन्त में, 

(५) न्याय-ख्रोत का द्योतक कोई सम्पूर्ण सत्ताधारी व्यक्ति । 

मुसलिम-राज्य में इनमें से एक भी प्रचलित न था । 

यह सत्य है कि पेगम्वर और पूर्वकालीन खलीफा प्राय: व्यक्तिगत रूप से 
झगड़ों का निवटारा किया करते थे, -किन्तु इस्लामी साम्राज्य के विकास तथा 
इसके प्रधान के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही इस पुरातन व्यवस्था का शीक्र 
ही अन्त हो गया था। पैगम्वर और पाक खलीफा (उसके प्रथम चार उत्तरा- 
घिकारी ) विधि-निर्माता (वर्माधिकारी) एवं अधिणासी प्रशासक (शासक ) दोनों 
ही थे । बाद में यह अधिकार दूसरों को दे दिया गया और इसके प्रयोग का 
भी वँटवारा हो गया । भारत में मुगल वादशाहों के अन्तर्गत एक ही समय 
में कार्य करने वाली तथा एक-दूसरे से स्वतन्त्र तीन प्रथक्‌-प्रथक न्याय एजेन्सियाँ 
थीं । इनके नाम धामिक विधि के न्यायालय, सामान्य विधि के न्यायालय तथा 
राजनीतिक अभियोगों के-न्‍्यायालय थे और क्रमशः प्रथम के काजी; दूसरे के 
गवर्नर, विभिन्न श्रेणियों के अधीनस्थ स्थानीय अधिकारी, वन-जाति के प्रधान 


८० मुगल शासन-पद्धति 


एवं जाति-पंचायत; तीसरे के बादशाह अथवा उसके एजेण्ट अधिकारी 
होते थे । 

(क) धामिक विधि के न्‍्यायालय--इन न्यायालयों में काजी शरियत के 
अनुसार निर्णय देता था। इस्लामी राज्य की शैशवावस्था के इस सिद्धान्त 
का कि काजी को ही सभी माल एवं अपराध सम्बन्धी अभियोगों को 
तय करता है, प्रचलन बहुत पहले ही वन्द हो गया था। केवल ऐसे 
ही प्रश्न जिन्हें लोग अत्यन्त धामिक समझते थे, अर्थात्‌ कुल विधि (#शभाए 
]29) से अथवा आनुवंशिक (#शाश॥॥0०) बातों से सम्बन्धित झगड़े घामिक 
संस्था की पूंजी से सम्बन्धित वैधानिक प्रश्न आदि शरियत के अनुसार निर्णय 
के निमित्त काजी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। इनके अतिश्वित दूसरे प्रश्न 
अन्य अधिकारियों के क्षेत्र में आते थे । विधि के सम्बन्ध में अपनी निजी व्याख्या 
देने के लिए काजी योग्य नहीं समझा जाता था। मुफ्ती द्वारा उसके समक्ष 
प्रस्तुत किये गये पहले के अधिकारी विद्वानों के तिर्णयों से वह आवद्ध 
था।” [एनसाइक्लोपोडिया आँव इस्लाम, जिलद २, पृ० ६०६] प्रारम्भ 
में मुफ्ती को 'मुज्तहिद' और इससे पहले उसे 'वकीले-शरों' अथवा कुरान की 
विधियों का सबसे बड़ा ज्ञाता कहते थे । हम उसे सामान्यतया महाधिवकक्‍ता कह . 
सकते हैं। काजी को केवल अभियोगों का ही निर्णय नहीं करना पड़ता था, 
अपितु उसे पाक संस्थाओं की सम्पत्ति (वक्‍्फ़), अनाथ बच्चों, अल्पमृति वालों 
तथा दूसरे व्यक्तियों की भू-सम्पत्तियों का भी प्रवन्ध ऋरना पड़ता था। उसे 
ऐसी स्त्रियों के वैवाहिक सम्बन्ध भी कराने पड़ते थे जिनका कोई पुरुष सम्बन्धी 
नहीं होता था ।[एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जिल्द २, १० ६०६ | काजी 
के न्यायालय में जिम्मी अथवा दूसरे गैर-मुसलमानों के प्रमाण कानूनी नहीं समझे 
जाते थे। [एनसाइक्लोपीडिया आंव इस्लाम, सप्लीमेण्ट, पृ० २०७ ] 

(ख) साधारण अधियोगों के न्यायाघीश--ये या तो वादशाह के एजेण्ट 
जैसे स्थानीय गवर्नर तथा फौजदार और कोतवाल तक के अधीनस्थ अधिकारी 
थे अथवा हिन्दुओं और ग्रामीणों के लिए ब्राह्मण पण्डित और जाति-पंचायतों 
के प्रधान होते थे । इनमें से कोई भी न तो काजी के अधीन ही था और न॒ 
उसके न्यायालय से सम्बन्ध ही रखता था। वे बिना लिखी हुई प्रथाओं 

(साधारण विधियों) अथवा जातीय परम्पराओं की विधि-संहिता (]0फ ०००७) 
के अनुसार निर्णय करते थे । शरा अथवा कुरान की निश्चित विधियों से उनका 
कोई सम्बन्ध न था किन्तु उन्हें अपने कुल अथवा जाति के रूह नियमों का : 
ज्ञान रखना पड़ता था। तुर्की में रूढ-विधि को 'अदा' और जनपद विधि को 


विधि एवं न्याय घर 


कानून कहते थे। मध्यकालीन इस्लाम में प्रचलित रूुढ़-विधि को उर्फ कहते थे 
किन्तु इसका क्षेत्र राजनीतिक अभियोगों तक ही सीमित हो गया था। इन 
न्यायालयों में जिम्मी साक्षी दे सकता था । 

(ग) उफे---“राज्य की आवश्यकता अथवा पक्षपात की दृष्टि से काजी 
द्वारा नहीं, अपितु वादशणाह अथवा उसके एजेण्ट यथा प्रान्तीय गवर्नर, द्वारा 
विभिन्न अभियोगों के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों को वहुधा उर्फ कहते थे । 
विशेष रूप से राज्य तथा विधि एवं व्यवस्था के विरुद्ध किये गये अपराध, जैसे 
विद्रोह और राजद्रोहात्मक आचरण, जाली सिक्के ढालना और चलाना, 
साम्प्रदाधिक झगड़े, चोरी, राहजनी और कत्ल आदि इसके अन्तर्गत थे ॥* 
[ एतसाइक्लोपीडिया आऑँच इस्लाम, जिलल्‍्द ४, पृ० १०३१] इसकी विस्तृत 
व्याख्या 'तिमूर इन्स्टीट्यूट' में कर दी गयी है, जो इस अध्याय में आगे उद्धुत है । 


२. मुगल बादशाहों की न्‍्याय-प्रणाली 


पैगम्बर और खलीफाओं के अनुरूप ही विभिन्न सूबों में गवर्नर एवं शासक 
न्यायाधीशों की हैसियत से झगड़ों का निवटारा किया करते थे | मुसलिम देशों 
में बहुधा स्थानीय अधिकारी ही न्याय करते थे। इसे कभी-कभी 'नजरफिल 
मजालिम' अथवा, जेंसा कि औरंगजेब अपने यहाँ बुधवार को होने वाले न्‍्याय- 
सत्र को कहा करता था, दीवाने मजालिम )? भी कहते थे ! 

प्राचीन राजनीतिक आदर्शों के अनुसार जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों 
स्वीकार करते थे, वादणाह ही न्याय का स्नोत था और खुले दरवार में, 
स्वयं मुकदमों का फैसला करना उसका कतंव्य था। मुगल बादशाह इसी 
आदर्श का पालन करते थे और उनके द्वारा अपनायी गयी न्याय-प्रणाली के 

दरवार में रहने वाले इतिहासनों तथा समकालीन यूरोपीय यात्रियों का 

विवरण हमारे पास विद्यमान है। 

शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों बुधवार को आम दरबार नहीं करते थे; 
उस दिन को वे केवल न्याय के लिए ही सुरक्षित रखते थे । “वादशाह शझ्रोखे 
(दर्शन की खिड़की) से सीधा दीवाने-खास में लगभग सवेरे आठ वजे ही आ 
जाता था और न्याय-सिंहासन पर मध्यात्ष तक बैठता था । यह कमरा राज्य 


)_ एनसाइक्लोपीडिया आँच इस्लाम, जिलल्‍द २, पु० ६०६-६०७ । जे० आर० 
ए० एस० (१६११), पृ० ६३५ पर मवार्दी कृत अहकाम सुल्तानिया में 
मजालिम के अधिकार-नक्षेत्र के विपय में एमेद्रोज (477०१7०४2) का पत्र 
देखिए । ह 


घर मुग़ल शासन-पद्धति 


के न्यायाधीशों, धामिक विधि के न्यायाधीशों (काजियों), साधारण विधि के 
न्यायाधीशों (आदिलों ), मुफ्तियों, धर्मवेत्ताओं (उलेमा), पूर्वदृष्ठान्तों (फतवों) 
के मर्मजञों, न्यायालय के अध्यक्षों (<रोगा-ए-अदालत) तथा कोतवाल अथवा 
नगर पुलिस के अधिकारियों से भरा हुआ होता था। दरवारियों में से और 
कोई दूसरा बहाँ नहीं जाने पाता था जब तक कि उसकी उपस्थिति विशेष रूप 
से आवश्यक न हो । न्‍्यायाधिकारी बारी-बारी से वादियों को पेश करते थे और 
उनकी शिकायतों के कारणों पर प्रकाश डालते थे । वादशाह बड़ी .ही नम्नता के 
साथ वादी से पूछताछ कर तथ्य का पता लगाता था, उलेमा से कानून पूछता था 
और उसी के अनुसार फंसला देता था। देश के अति दूरस्थ प्रान्तों से भी 
बहुत-से लोग सर्वोच्च सत्ता (#80086 ए0४७०) से न्याय प्राप्त करने के निमित्त 
यहां आते थे । उनकी शिकायतों का स्थानीय जाँच के अतिरिक्त और किसी दूसरे 
ढंग से पता नहीं लगाया जा सकता था अतएव बादशाह सत्य की खोज करने 
के निमित्त उन स्थानों के गवर्नरों को प्रेरित करते हुए उनको वहीं पर उनके 
साथ न्याय करने अथवा दोनों दलों को अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ 


राजधानी को वापस भेज देने के लिए आदेश देता था। [ स्टडीज़ इस औरंग- 
जेब्स रेन, अध्याय २] 


वादशाह ही अपील का सर्वोच्च न्यायालय था और कभी-कभी वह प्रथम 
न्यायालय के रूप में कार्य भी करता था । जैसा कि स्वत्त: स्पष्ट है, केवल कुछ ही 
वादी उसकी गद्दी तक पहुँच पाते थे और उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों में 
से कुछ का ही निर्णय करने के लिए वह समय निकाल सकता था ! किन्तु कुछ 
मुगल वादशाहों ने अपनी कर्तव्यपरायणता का स्पष्ट प्रदर्शन किया था । इनमें 
जहाँगीर विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसने महल से लेकर आगरा किले के 
बाहर भूमि तक एक स्वर्ण जंजीर लटकवा दी थी जिसमें साधारण जनता 
राजप्रासाद के कुलियों, अनुजीबियों, दरवारियों तथा दसरे मध्यस्थ लोगीं की 


मुट्ठी गरम किये बिना ही, बादशाह द्वारा खींचे जाने के निमित्त न्‍्यायार्थ अपनी 
अर्जी बाँध सकती थी । 


विधि एवं न्याय (॥9' खाते तेंप्रछ०० ) विभाग का सबसे वडा दोप य 
था कि इसमें न कोई पद्धति थी, न सर्वोच्च से लेकर निम्नतम न्यायालयों के 


संगठन का कोई क्रम ही था और न उनके कायक्षेत्र का कोई समचित 
विभाजन ही था । 


आरम्भ-काल के यूरोपीय यात्रियों का ध्यान न्याय सम्बन्धी कार्यो के इस 


'विधि एवं न्याय परे 


वितरण की ओर आकर्षित हुआ था। सन्‌ १६११ में विलियम फिलज्च ने 
लिखा था : 


“आगरा के किले में चार फाटक हैं। एक फाटक पश्चिम की ओर है जिसे 
कचहरी ग्रेट कहते हैं जिसके भीतर बड़े फाटक के समीप ही प्रधान न्यायाधीश 
(काजी) के बैठने की व्यवस्था है। इस स्थान के सम्मुख ऊपर एक कचहरी 
होती थी जहाँ लगभग तीन घंटे तक प्रतिदिन प्रातःकाल बादशाह का वजीर 
बेठा करता था और जिसके सम्मुख लगान, अनुदान, भूमि, फरमान, ऋण 
आदि से सम्बन्धित सभी मुकदमे प्रस्तुत होते थे। मंगलवार लड़ाकू जानवरों 
तथा न्याय-प्राप्त व्यक्तियों, दोनों के रक्‍्तपात का दिन था । बादशाह निरीक्षण 
करता और झरोखे (दर्शन-मंच) के नीचे नदी के किनारे मंदान में उन्हें 
कार्यान्वित होते देखता था ॥” [पर्चे, जिल्द ४, पु० ७२-७३ ] 

पाँच वर्ष पश्चात्‌ टेरी ने कहा था-- 

“बादशाह स्वयं अपने स्यायालय के समीप होने वाले सभी महत्त्वपूर्ण 
मामलों में पंच के रूप में अध्यक्षता करता था। मुकदमों का निर्णय और 
उनका कार्यान्वयन (०5००ए४०४) शीघ्र होता था। नगरों और प्रान्तों में 
गवर्नर भी इसी प्रकार न्याय करते थे । मैं उनके बीच की गयी लिखित विधि 
की चर्चा कभी भी नहीं सुन॒ सका था। बादशाह और उसके *स्थानापन्नों 
(४पर/४४६७५९७) की इच्छा ही कानून थी ।” [पर्चे, जिल्द ६, पृ० ४७] 

वनियर ने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में औरंगजेब के न्याय करने के ढंग 
का वर्णन इस प्रकार किया है : 

“दरवार-आम के बड़े कमरे में एकत्र भीड़ में रखे हुए सभी प्रार्थनापत्र 
बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किये जाते और पढ़कर सुनाये जाते थे। पेश किये 
गये प्रार्थनापन्नों से सम्बन्धित व्यक्तियों से वादशाह्‌ स्वयं पुछताछ करता था 
और प्रायः वहीं पर पीड़ित पक्ष की क्षतिपूति कर देता था। सप्ताह के दूसरे 
दिन एक सम्मानित एवं धनवान वृद्ध व्यक्ति द्वारा पेश किये गये दस निम्न 
श्रेणी के व्यक्तियों से प्रार्थनापन्नों को एकान्‍्त में सुनने के लिए बह दो घंटे 
व्यतीत करता था । सप्ताह के दूसरे दिन दो प्रधान काजियों के साथ वह 
अदालत-खाना (न्याय-भवन) में भी निश्चित रूप से जाया करता था।” 
[बनियर, टद्रंवल्स, पु० २६३ | हे 

मनुची ने सम्राट हारा किये जाने वाले न्याय के दृश्य का वर्णन इस 
प्रकार किया है : | 


पड मुगल शासन-पद्धति 


“बादशाह आमखास (47गांघा॥8) [दीवाने-आम) में दरवार करता है 
और वहाँ पर पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अपनी शिकायत करना साधारण वात 
है। कुछ लोग हत्यारों को दण्ड देने की माँग करते हैं, दूसरे अन्याय तथा हिसा 
अथवा इसी तरह के दूसरे दोपपूर्ण कार्यो की शिकायत करते हैं'"'। वादशाह 
शान के साथ और थोड़े ही शब्दों में फैसला करता है कि चोरों का सिर काट 
लिया जाय, गवर्नर और फौजदार लूटे हुए यात्रियों का मुआवजा दें" कुछ 
मामलों में वह घोषित करता है कि अपराधी के लिए किसी प्रकार की क्षमा 
नहीं हैं और कुछ अन्य में वह आदेश देता है कि मामले की जाँच हो और 
उसके समक्ष प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत किये जाये । [स्टोरिया डु मोगोर, 
जिलल्‍्द २, पृ० ४६२] 

३. काजी और उनका कार्य 


प्रत्येक सूवे की राजधानी में एक काजी होता था जिसे केन्द्र का प्रधान 
काजी (काजी-उल-कुजात) नियुक्त करता था । प्रत्येक नगर में तथा उन गाँवों 
में जहाँ मुसलमानों की अधिकतर आबादी होती थी और जो इतने बड़े होते थे 
कि उन्हें कस्वों की संज्ञा दी जाती थी, एक काजी की नियुक्ति की जाती थी, 
दूसरे गाँवों में कोई काजी नहीं होता था | उन्हें अपने मुकदमों को पड़ोसी 
क्स्वों के काजी के पास ले जाना पड़ता था जिसके कार्यक्षेत्र में वे सम्मिलित थे | 

प्रान्तीय काजी का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था और उसकी सहायता 
के लिए वधानिक रूप से दक्ष कोई सहायक न होता था | अतः वह अपने प्रान्त 
के बहुत थोड़े-से ही झगड़ों का निर्णय कर पाता था । 

इस प्रकार लोगों की अपने मुकदमों को स्थानीय न्यायालयों और न्याय- 
सभाओं में (जिन्हें उत्तरी भारत में पंचायत तथा दकन (दक्षिण भारत) में 
मजहर कहते थे) अथवा शाही सालिसों (मध्यस्थों) के यहाँ अगील करके 
अथवा बलपूर्वक तय कराना पड़ता था । 

४. काजी, उसको स्थिति एवं अधिकार 


सेद्धान्तिक रूप से काजी को एक जूरी का कार्य करना पड़ता था ! उसे 
दूसरों से कानून जानना तथा उपस्थित प्रमाणों के आधार पर किसी विशेष 
मुकदमे के सम्बन्ध में अपना निर्णय घोषित करना पड़ता धा। कानून की 
व्याख्या करने वाला यह व्यवित मुफ्ती था जिसे हम महाधिवक्‍ता (एडवोकेट 
जनरल) की संज्ञा दे सकते हैं। “मुफ्ती वह अधिकारी है जो मुकदमों के 


विधि एवं न्याय प्‌ 


सम्बन्ध में कानून की व्याख्या एवं इसका प्रयोग करता है और काजी वह 
अधिकारी है जो इसे कार्यान्वित करता है ।/* शाफई सम्प्रदाय के अतिरिक्त 
मुसलिम कानून के अन्य सभी सम्प्रदायों के अनुसार एक अपढ़ व्यक्ति भी वैधानिक 
काजी का कार्य कर सकता था क्योंकि “उसका काय॑े केवल दूसरों के मतानुसार 
न्याय करना होता था । जनसाधारण को उनके उचित अधिकारों को दिलाना 
ही इसकी नियुक्तित का उद्देश्य था जिसकी पूर्ति दूसरों के मत के अनुसार डिग्री 
देने से ही होती थी ।” [हैमिल्टन द्वारा अनू दित 'हेदाया', द्वितीय संस्करण, 
पृ० ३३४-३३५ ] 

यद्यपि बहुत-से काजी बड़े ही विद्वाल वकील थे, फिर भी, कम से कम 
सिद्धान्त रूप में, एक काजी की मुख्य और अनिवाय॑ योग्यताएँ निम्नलिखित थीं : 
ईमानदारी, निष्पक्षता, धर्मपरायणता, तथा स्थानीय लोगों से प्रथकता 
(१०६६०४४7९४४५ ) । [ हेदाया तथा हेदायेतुल कवायद | 

इस्लामिक देशों के इतिहास में नियुक्ति सम्बन्धी उपयुंक्त उच्चादर्श के यद्यपि 
कुछ ही उदाहरण विद्यमान हैं फिर भी कार्यरूप में कदाचित्‌ ही इसे परिणत 
कया जा सका था | उदाहरणाथ्थ, औरंगजेव द्वारा नियुक्त प्रथम प्रधान काजी 

अब्दुल वहाव बोरा ही इतना अ्रष्ठाचारी था कि अपने सोलह वर्ष के कार्य- 

काल में ही उसने बहुत-से जवाहरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के अतिरिक्त 
तंततीस लाख रुपये नकद की सम्पत्ति एकत्र कर ली थी | किन्तु उसके पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी शेखुल इस्लाम का आचरण इसके ठीक विपरीत था । उसने अपने 
पिता की पाप की कमाई की एक कौड़ी भी न छूई अपितु उसमें से अपने भाग 
को भी दान में दे दिया। वह न केवल रिश्वत अथवा अ्रप्टाचार द्वारा लेशमात्र 
भी प्रभावित हुए बिना ही अभियोगों का निर्णय करता था अपितु अपने निकेट- 
तम मित्रों एवं सम्वन्धियों द्वारा दिये गये रीत्यानुकूल उपहारों को भी अस्वीकार 
कर देता था । [हिस्द्री ऑव औरंगजेब, जिल्द ३, अध्याय २७, अनुच्छेद १०] 

किन्तु मुग़ल-साम्राज्य में काजी को कार्यकारिणी का पर्याप्त आश्रय प्राप्त 
नहीं था | जैसा कि वरनियर ने लिखा है | 
* सिद्धान्ततः “काजी को धघामिक विषयों के प्रयोग में पूर्णतया दक्ष एक 
निर्दोप मुसलमान होना चाहिए''- ये न्‍्यायाघीश पूर्ववर्ती प्रभुत्व-सूचक 
विद्वानों के निर्णय से आवद्ध थे**और उन्हें फिख (गा) पुस्तकों में 
उल्लिखित नियमों का अक्षरणशः पालन करना पड़ता था***। काजी का 
निर्णय दोनों पक्षों के लिए निर्णयात्मक होता था। इसके लिए अपील 
नहीं होती थी । [एनसाइक्लोपीडिया आँच इस्लाम, जिल्‍द २, पृ० ६०६] 


कद मुगल शासन-पद्धति 


“काजी अथवा न्यायाधीश को इन दुखी जनों (जागीरदारों, गवर्नरों तथा 
भूमि-अधिकारियों द्वारा सताये गये खेतिहरों, कारीगरों अथवा व्यापारियों) 
के कष्टों को दूर करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं प्राप्त थे । प्रधान नगरों 
के निकट अथवा बड़े नगरों तथा बन्दरगाहों के समीप सत्ता के इस खेदजनक 
दुब्यंवहार का अनुभव न होता था क्योंकि उन स्थानों में घोर अन्यायपूर्ण कार्यो 
को न्यायालय से सुविधापूर्वक नहीं छिपाया जा सकता था ।” [वर्नियर, टू वल्स, 
पृ० २२५] उसके अनुसार, “अच्छे नियमों से उस समय तक कोई लाभ नहीं 
तव तक कि उनका पालन न किया जाय और उनके प्रचलन को कार्यान्वित करने 
की सम्भावना न हो । सही अर्थों में गवर्नर एक निरंकुश शासक था । वह स्वयं 
ही स्याय-निरीक्षक, संसद, प्रान्तीय न्यायालय तथा राज्य-कर का निर्धारक एवं 
प्रापक था। पूर्वीय देशों में निबेल और पीड़ित आश्रय-विहीन थे । गवर्नर की 
चित्त-चंचलता तथा दंड ही एकमात्र नियम थे और वही सभी विवादों का निर्णय 
करते थे।” [बरनियर, ट्रंचल्स, पृू० २३५-२३६ ] 


किन्तु वनियर ने यहाँ पर कर-संग्रह तथा शासकीय क़रता की ही चर्चा की 
है; उसने उन अभियोगों की चर्चा नहीं की जो कि स्पष्ट रूप से धार्मिक विधि 
(८७०7 |७७) के अन्तगंत लाये जा सकते हैं क्योंकि उन पर काजी का 
अधिकार>ब्षेत्र असंदिग्ध था और व्यापक रूप से क्रियान्वित होता था । यद्यपि 
श्रान्तीय शासक काजी के अधिकार से ईर्ष्या रखते थे किन्तु वे स्पष्ट रूप से उसकी 
अवज्ञा नहीं करते थे क्योंकि वह धामिक विधि के नाम पर प्रत्येक विपय में 
वादशाह से पुनविचार की प्रार्थना कर सकता था । 


मुसलिम-धर्म-शास्त्रानुसार काजी को मसजिद में अथवा किसी अन्य जन- 
स्थान पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से 
कस्बे की जामा मसजिद ही संस्तुत (7९००काएलात ) की गयी थी। कभी-कभी 
उसे अपने घर पर भी कचहरी करने की अनुमति दे दी जाती थी किन्तु उस 
दशा में जनता वहाँ स्वतन्त्र रूप से जा सकती थी और जहाँ तक बठने के 
स्थान, सुविधाओं तथा साधारण वर्ताव का सम्बन्ध है, दोनों पक्षों को उसे 
बिलकुल समान स्तर पर रखना पड़ता था | [ हेदाया, पू० ३३७] 


काजी के कार्यालय सम्बन्धी कार्यो के घिपय में लिखित शाही नियम भी थे । 
सन्‌ १६७१ में जब औरंगजेव को यह ज्ञात हुआ कि ग्रुजरात प्रान्त के 
न्यायाधीश अपने कार्यात्यों (मुहकमा-ए-अदालत) में सप्ताह में केवल दो दिन 
पैंठते हैं और दूसरे दो दिन, अर्थात्‌ मंगल और बुध के दिन, वे सूबेदार के 


ह] चर 
विधि एवं न्याय पे 


दरबार में सम्मिलित होते हैँ तथा सप्ताह के शेप तीन दिन छुट्टी मनाते हैं, तो 
उसने प्रान्त के दीवान को लिखा कि कार्य करने का यह ढंग न तो शाही दरवार 
में ही प्रचलित है और न दूसरे सूचों में ही । अतः कोई कारण नहीं है कि गुजरात 
में ऐसा हो । उसने दीवान को यह आदेश दिया कि वह न्यायाधीशों को प्रेरित 
करे कि वे सप्ताह में पाँच दिन---शनिवा र, रविवार, सोमवार, मंगलवार तथा 
गुरुवार---अपने कार्यालयों में वेठें, बुधवार को सूवेदार के पास जायें तथा शुक्र- 
वार को छूट्टी मनायें | दिव निकलने के दो घड़ी बाद से मध्याहक्लू के कुछ देर 
बाद तक जबकि सूर्य ढलने लगता है, न्यायाधीशों को अपने कमरों में बैठना 
तथा न्याय करना चाहिए और जुहार के नमाज के समय अपने घरों को जाना 
चाहिए। [सौराते अहमदी, जिल्‍द १, पृ० २७५] 


५. मुसलिम कानून, उसका स्वरूप एवं स्रोत 


न्याय-पद्धति की क्रूरता एवं अकुशलता इस कारण और भी बढ़ गयी थी कि 
वादशाहों और न्यायाधीशों ने केवल कुरान के नियमों को ही मान्यता दी, जो 
कि भारत के बाहर ही उत्पन्न और पूर्णता को प्राप्त हुए थे। यह स्वीकार कर 
लिया गया था कि जिस रूप में यह पैगम्वर को अलौकिक शव्ित द्वारा व्यक्त 
करता है, वसा ही केवल कुरान और उसके परम्परागत कथनों (हदीसों) में 
अन्तिम रूप से इसकी परिभाषा दी हुई है। किन्तु कुरान के शब्दों की व्याख्या 
के लिए अत्यधिक स्वत्तनत्रता थी । इसी आशय से हमारे भारतीय न्यायाघीण, 
भारत के वाहर वाले मुसलमानी विचारधाराओं एवं सभ्यता के प्रमुख केन्द्रों 
में, अतीत के विख्यात मुसलमान न्यायज्ञों तथा पाक मुसलमान वादशाहों 
के निर्णयों की ओर ढल जाते थे । इस प्रकार भारत में मुसलिम 
कानूनों की उत्पत्ति विधानतः नहीं, अपितु दंवी रूप से हुई थी। इसके 
अतिरिक्त इसके दो और भी खोत थे---( १) पूर्व-दृष्टान्त (०४४८-४७), तथा 
(२) न्यायज्ञों की सम्मतियाँ---थद्यपि ये दोनों वाद में केबल कुरान के 
अर्थो की व्याख्या भर करने निमित्त स्वीकृत थे, न कि ईश्वरीय पुस्तक में 
उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त कोई नया सिद्धान्त अथवा नियम बनाने 
के निमित्त । 

भारतीय मुसलिम कानून के ये तीनों त्नीत भारत के बाहर के थे । किसी 
भी भारतीय बादशाह अथवा काजी का निर्णय वेघानिक सिद्धान्त का निरूपण 
करने, कुरान की गुत्यियों को सुलझाने, अथवा उन अभियोगों के सम्बन्ध में 
जिनके बारे में इसमें कोई व्यवस्था नहीं हूं, इसके प्रत्यक्ष उद्देश्यों के अनुसरण 


प्प मुगल शासन-पद्धति 


द्वारा इसकी पूत्ति करने के निमित्त पर्याप्त प्रभुत्वसूचक नहीं समझा 
जाता था | 


यही कारण था कि भारतीय काजियों को इस्लामी कानूनों का एक संक्षिप्त 
संग्रह तथा मान्य अरबी लेखकों के संग्रहीत पुर्ब-दुष्टान्तों को अपने पास रखना 
पड़ता था । समय-समय पर ऐसे संक्षिप्त संग्रह (020508) तैयार किये जाते 
थे और वादशाह की इच्छा के अनुसार उनकी शैली भी इस्लामी कानून की 
चार--हनफी, मलकी, शफी और हनवली--विचारधाराओं के अनुसार 
विभिन्न प्रकार की होती थी । भारतीय वादशाहों तथा अधिकांश सुन्नियों 
द्वारा हतफी विचारधारा कट्टर धामिक समझी जाती थी । हमारे देश में 
अन्तिम संक्षिप्त विधि-संग्रह (#-व8०8७) फतवा-ए-आलमगीरी था जिसे 
दो लाख रुपये की लागत से औरंगजेब की आज्ञा से धर्मवेत्ताओं की एक 
समिति ते तैयार किया था। अतः भारत में मुसलिम-विधि अरब अथवा 
मिस्र के न्‍्यायज्ञों के विचारों से प्रभावित होते के अतिरिक्त अविकसनीय एवं 
अपरिवर्तनीय थी । 


जैसा कि मध्यकालीन इतिहास के विद्याथियों को विदित है, एक मुसलिम 
राज्य की व्यवहार-विधि (अंज्ा-89) उसकी धर्म-विधि (ठ्शाणा-७) में 
विलीन एवं उसके अधीन होती थी । धर्मवेत्ता ही एकमात्र न्यायन्न थे । 


प्राचीन मराठी लेखों में साधारण-विधि (८०्थामाणाने#&४) के अनुसार 
न्याय करने वाले हिन्दू जातिगत न्यायालयों तथा मध्यस्थ परिषदों के विपय में 
हमें अधिक सूचना मिलती है। किन्तु उनका सम्बन्ध केवल दकन (दक्षिण 
भारत) से ही है जहाँ का सामाजिक ढाँचा उत्तरी भारत के सामाजिक ढाँचे से 
विलकुल भिन्न था। कुछ निर्णय संस्कृत-प्रन्थों में भी मिले हैं जो हमारे सम्मुख 
ब्राह्मण न्यायालयों को झाँकी प्रस्तुत करते हैं । इन न्यायालयों को अकवर ने 
स्वीकृति प्रदान की थी और ये मनु तथा दूसरे स्मृतिकारों का अनुसरण करते 
थे । इन स्मृतियों को नैथानियल बी० हालहैड संस्कृत वैधानिक नियमों तथा 
धामिक आदेशों का अव्यवस्थित संग्रह कहा करता था जिसके अनुसार मुग्नल- 
काल के अन्तिम दिनों में हिन्दू वादी-प्रतिवादी प्रार्थना किया करते थे । 


६. अपराधों का वर्गीकरण ७४. 


मुसलिम धर्मशास्त्र के अनुसार अपराध तीन प्रकार के होते हैं : 
(क) ईश्वर के विरुद्ध अपराध, 


विधि एवं न्याय प्‌ 


(ख) राज्य के विरुद्ध अपराध, 
(ग) साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध । 


इन तीनों में से प्रथम के लिए दण्ड देने का अधिकार ईश्वर (हक अल्ला) 
को है । शेप दोनों प्रकार के अपराधों के लिए आहत्त पक्ष अपराधी को क्षमा 
कर सकता अथवा उससे सुलह कर सकता है । यहाँ सबसे विचित्र बात यह है 
कि नर-ह॒त्या (खावथ्या-हं०पह४४९०) न तो ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है और न 
राजा की शान्ति के विरुद्ध ही। यह तो केवल हत्या किये गये व्यक्ति के 
परिवार की क्षति है। राज्य के प्रधान प्रवन्धक अथवा धामिक विधि के न्याया- 
धीश द्वारा किसी प्रकार का ध्यान दिये बिना ही उसके उत्तराधिकारी को 
रुपया (रक्त का मूल्य) देकर इसकी पूर्ति की जा सकती थी । उस स्थिति में 
जबकि ह॒त्या किये गये व्यक्ति के सम्बन्धी रुपया लेने से इंकार करते थे और 
बदला लेने पर तुल जाते थे, काजी को मृत्यु-दण्ड घोषित करना पड़ता था 
तथा कार्यकारिणी इसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होती थी । 


तिमूर इन्स्टीट्यू ट ने इसकी स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या की हैं। तिमूर 
लिखता है कि--- 


“कहीं भी पाये गये तथा किसी के द्वारा भी पता लगाये गये चोरों और 
डाकुओं को मैंने मृत्यु-दण्ड का आदेश दिया था।” (यह स्मरणीय है कि यह 
कुरान के नियमों के बिलकुल अनुकूल न था ।) 


“और मैं आदेश देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे की जायदाद बल- 


पूर्वक हड़प कर ली है तो ऐसे घातक से उस जायदाद का मूल्य वसूल करके 
आहत को दे देना चाहिए । 


“जहाँ तक दाँत तोड़ने, आँख निकालने, नाक-कान काठने, मद्यपान करने, 
प्र-स्त्री-गगमन करने आदि दूसरे अपराधों का सम्बन्ध है, मैंने आदेश दिया था 
कि जो भी इनका तथा अन्य अपराधों का दोपी हो, वह धामिक तथा साधारण 
न्यायाधीशों के न्यायालय में ले जाया जाय (इसके लिए उपयुक्त शब्द “काजी 
इस्लाम तथा “काजी अहृदास ” है; ----अह॒दास' शब्द का अर्थ है संस्कार सम्बन्धी 
पविन्नता) ; धार्मिक न्यायाधीश शरा के अनुसार निर्णय किये जाने वाले अपराधों 
का निर्णय कर दें और जो उनकी जानकारी में नहीं आते हैं (उर्फी वाशद 
अर्थात्‌ जिनका सम्बन्ध रूढ़-विधि अथवा लौकिक-विधि से है) उन्हें साधारण 
न्यायाधीशों द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाय और उनकी जाँच की जाय 


8० मुगल शासन-पद्ध ति 


[डेवी कृत इन्स्टीद्यूट ऑव तिमूर, पूु० २५१ तथा २५३, मूल फारसी ग्रन्थ 
के अनुसार संशोधित ] * ॥ का 
७. मुसलिम कानून द्वारा समर्थित दण्ड-विधान 
अपराधों के लिए निर्धारित दण्डर्ध चार प्रकार के थे :--(क) हट, 
(ख) ताजीर, (ग) किसास, तथा (घ) ताशीर । इनमें बिना मुकदमा चलाये 
ही जेल में नजर॒बन्द (हवालात) रखने को भी सम्मिलित किया जा सकता 
है किन्तु उस समय की हाजत (हवालात) आजकल की अपेक्षा अधिक 
कठोर थी । 


] 
] 


ह॒इ का वहुवचन ह॒दूद है। इसका अर्थ धामिक नियमों द्वारा निर्धारित 
दण्ड है जिसे ईश्वरीय अधिकार (खुदा का हक) समझा जाता था और इसे 
कोई मानवी न्यायाधीश बदेल नहीं सकता था। हद के प्रयोगों का मूल 
उद्देश्य लोगों को कुछ अपराधों के करने के विरुद्ध चेतावनी देना था | दण्डित 
व्यक्ति की मुक्ति ही इसका सूल उद्देश्य नहीं था क्‍योंकि हद नास्तिकों (गैर- 
मुसलमान) और मुसलमानों दोनों को ही दिया जाता था । 


हद को दण्ड का कोई निर्धारित स्वरूप ग्रहण करना चाहिए अर्थात्‌- 








कानूनी दृष्टि से दिन-दहाड़े डकती के लिए मृत्यु-दण्ड केवल काजी द्वारा 


ही दिया जा सकता था; स्वतन्‍्त्र रूप से वादशाह अथवा उसके किसी 
सिविल अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। सिहासनारूढ़ होते ही 
नियमविरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों के लिए चेतावनी-स्वरूप औ रंगजेब 
ने पाँच सौ डाकुओं का सिर कटठवा लिया था। [ स्टोरिया डू मोगोर, 
जिल्द २, पृष्ठ ४] किन्तु अपने शासनकाल के अन्तिम दिलों में उसने 
अपनी शवित के बारे में अपनी राय बदल दी थी और अपने आचरण को 
धामिक नियमों के अनुकूल बनाते हुए सबसे ऊँचे पद पर नियुक्त अपने 
सेनापतियों में से एक की दिन-दहाड़े डाका डालने के जुर्म में एक डाकू का 
वध करा देने के कारण कड़ी आलोचना की थी । उसने उसे भविष्य में इस 
भ्रकार के सभी अभियोगों को काजी के समक्ष प्रस्तुत करने की चेतावनी 
भी दी थी। [अहकासे आलमगीरी, अनुच्छेद ३४ | विस्तृत विवरण के 
लिए आठवाँ अनुच्छेद भी देखिए । 

एनसाइक्लोपीडिया ऑँव इस्लाम, जिल्द १, पृ० १२३ (अदहाव) ; जिल्द २, 
2० १८७ (हद), पृ० ८२२ (कत्ल); जिल्द ४, पृ० १२२७ (जिनाह); 

फँगनन द्वारा अनुवादित अबू युसुफ कृत किताबुल खराज, पु० २३०-२६० 
(विभिन्न पृष्ठ), हैमिल्टन कृत हेदाया, द्वितीय संस्करण, पृ० १७५४-१६६; 

हा, दारा सम्पादित डिक्शनरी आँव इस्लाम, पृ० १५३ ।. 


विधि एवं न्याय 8१ 


(१) पर-स्त्री-गमन के लिए पत्थरों से मार डालना; अविवाहित स्त्रियों 
से व्यभिचार के लिए १०० कोड़े लगाना । 

(२) एक विवाहित स्त्री को पर-पुरुप-गमन के लिए लॉछनव लगाने पर 
८० कोड़े लगाना । 

(३) मद्यपान करने और दूसरे मादक द्रव्यों का सेवन करने के लिए कोड़े 
लगाना । मद्यपान करने पर एक स्वतन्त्र व्यक्ति को ८० कोड़े का दण्ड देता । 

(४) चोरी के लिए दाहिना हाथ काट लेना । 

(५) दिन-दहाड़े साधारण डरती के लिए हाथ-पर काट देना; कत्ल के 
साथ डकक॑ती के लिए तलवार द्वारा वध अथवा फाँसी ।* 

(६) धर्म, नियम और समाज का बहिप्कार करने वाले को मृत्यु-दण्ड । 

ताजीर नामक दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है। फिख- 
पुस्तकों' (800-0००४४) के अनुसार यह दण्ड ऐसे अपराधों के लिए दिया जाता 
था जिनके लिए ह॒द नामक दण्ड नहीं दिया जा सकता था अथवा जिनके लिए 
किसी प्रकार का प्रायश्चित्त निर्धारित नहीं था। इसका प्रकार और इसकी 
मात्रा पूर्णतया न्यायाधीशों की स्वेच्छा पर निर्भर रहती थी । थे अपराधी को 
बिलकुल क्षमा भी कर सकते थे। मुकदमे की कार्यवाही भी हद की अपेक्षा 
साधारण थी । इसीलिए लोग रिश्वत द्वारा इससे बचने का यत्न करते थे। 
[ एनसाइक्लोपीडिया आँब इस्लाम, जिल्द ४, घु० ७१० | 


यह ईएवरीय अधिकार नहीं था । यह चार तरह का होता था, यथा--- 

(१) जन-भर्त्सना (तदीब) । 

(२) जिरं अथवा अपराधी को [न्यायालय के) दरवाजे तक घसीटना 
ओर जन-अपहरण के लिए उसे नंगा करना । दूसरे शब्दों में, यह कुछ अंश तक 
एक व्यक्ति को कठघरे में जकड़ने की भाँति था । 





£ यदि एक पुरुष या स्त्री चोरी करती है तो उसका हाथ काट लो; '***** 


ईश्वर द्वारा निर्धारित यह एक अनुकरणीय दण्ड है। [ कुरान, जिलद ४, 
पू० ३७-३८ | इसके सम्बन्ध में जलालुद्दीन अलबेदवी की टीका इस प्रकार 
है--“प्रथम अपराध के लिए अपराधी को अपना दाहिनता हाथ खोना 
पड़ता था । इस वार उसका हाथ मणिवन्ध (कलाई) के पास से काट 
दिया जाता था । दूसरी बार अपराध करने पर उसका वायें पैर का टखना, 
तीसरे के लिए उसका वाया हाथ तथा चौथे के लिए उसका दाहिना पैर 
काट लिया जाता था । इतने पर भी यदि वह अपराध करता रहता था 
'तो न्यायाधीश की स्वेच्छा से उसे कोड़े लगाये जाते थे ।” (सेल) 


६२ मुग़ल शासन-पद्धति 


(३) कारावास अथवा निर्वा($न । ह 

(४) कानों पर घूंसा मारना, कोड़ा लगाना । कोड़े न तो तीन से कम 
और न ३६ से अधिक (अथवा थबृ युसुफ द्वारा उल्लिखित हनफी सम्प्रदाय के 
अनुसार ७५) हों । 


सन्‌ १७८०० के लगभग हनफी सम्प्रदाय के स्यायज्ञों--मुल्ला ताजुद्दीन, 
मीर मुहम्मद हुसेन तथा मुल्ला शैरियतुल्ला--द्वारा तैयार किये गये इस्लामी 
कानून के हेदाया नामक फारसी के संकलन में यह कहा गया है कि उपर्युक्त 
दण्ड अपराधियों की श्रेणी के अनुसार दिया जाना चाहिए | तृतीय और पक 
श्रेणी के लोगों अर्थात्‌ क्रमशः वुच्छ व्यापारियों तथा साधारण श्रमिकों 
(अथवा जैसा कि मनु द्वारा व्यक्त वैश्यों और शूद्रों) के लिए यह दण्ड कारावास 
तथा कोड़े लगाने तक ही सीमित था | हलके प्रकार के दण्डों को भद्र परिवार 
के लोगों तथा मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षित रखा गया था। [हेदाया, पृ० २०३- 
२०४; पूर्ण विवरण के लिए देखिए ह्यू द्वारा सम्पादित डिक्शनरी आँव 
इस्लाम, पु० ६३२-६३४ ] 

जहाँ तक ताजी र-विल-माल (प्र७छा-आा-00]) अथवा अर्थ-दण्ड अर्थात्‌ 
जुरमाने का अश्त है, केवल अबू हवीफा ही इसे वैधानिक घोषित करते हैं, किन्तु 
दूसरे व्यक्षित इसे कुरान की विधियों के विरुद्ध वतलाकर अस्वीकार करते हैं। 
[हेदाया, पृ० २०३] औरंगजेब ने जो स्वयं एक कट्टर हनीफ तथा धामिक 
विधियों का पण्डित था, १६७६ ई० में गुजरात तथा दुसरे प्रान्तों के 
दीवानों को आदेश दिया था कि प्रत्येक अपराधी--माल अधिकारी (अम्ल), 
जमींदार अथवा दूसरे व्यक्ति--को उसके अपराध के अनुसार कारावास, 
पदच्युति तथा निर्वासन का दण्ड देना चाहिए किन्तु उसे अर्थ-दण्ड नहीं देना 
चाहिए क्योंकि धार्मिक विधि के द्वारा अर्थ-दण्ड निपिद्ध है । [मीराते अहमदी, 
जिल्द १, पृ० २६३] 


८. व्यक्तिगत प्रतिकार, लोकापमान आदि 
(0]779/6 '/टाएु८४९०९, ?प/)0 6878 0०007 6०, ) 
किसास अथवा भ्रतिकार--कुछ अपराधों, विशेष रूप से हत्या करते पर, 
आहत अथवा उसके उत्तराधिकारियों का यह वैयक्तिक अधिकार था । आहत 
अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा वैधानिक दण्ड की माँग करने पर काजी 


इसके लिए बाध्य था । वह और बादशाह दोनों ही उस दण्ड को रह अथवा 
उसमें परिवर्तन कर राजकीय क्षमाशीलता (7०9०७) ०0७०३९४०७ ) का प्रयोग नहीं 


श 


विधि एवं न्याय ६३ 


कर सकते | इसके विपरीत, यदि मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी हत्यारे द्वारा दिये 
गये हरजाने (रक्त के मूल्य) से सन्तुष्ट हो जाता था अथवा विना किसी प्रकार 
की शर्ते के उसे क्षमा कर देता था, तो यह उसका अपना दृष्टिकोण था । इसके 
पश्चात्‌ न तो काजी और न बादशाह ही उस अपराध पर ध्यान देता था । 
साधारण अपराधों के लिए मूसा द्वारा निर्धारित विधि-विधान “एक दाँत के 
स्थान पर दाँत तथा एक आँख के स्थान पर एक आँख” मान्य था; यद्यपि 
इसमें कुछ अपवाद भी थे। [झ्य, द्वारा सम्पादित डिक्शनरी आँब इस्लाम, 
पृ० ४८१; एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जिल्द २, पृ० १०३८ | 


तथहीर अथवा लोकापमान एक लोक-निर्धारित दण्ड था जो समस्त विश्व 
में प्रचलित था। यह मुसलिम-जगत्‌ के अतिरिक्त भारत तथा मध्यकालीन 
यूरोप में भी प्रचलित था । इस्लामी विधि-पुस्तकों में न तो इसको मान्यता ही 
दी गयी थी और न इसकी निन्‍दा ही की गयी थी, किन्तु यह दण्ड सभी 
मुसलिम काजियों तथा वादशाहों और अनभिन्न जनता द्वारा दिया जाता था 
क्योंकि बिना विधि-विधान के यह एक मृदु दण्ड था। भारत में अपराधी के 
सिर को सुड़ाकर उसे गये पर वेठा दिया जाता था। उसका मुख गधे की 
पूँछ की ओर होता था और उसे घूल-घूसरित कर दिया जाता था। कभी-कभी 
तो अपराधी के गले में पुराने जूतों की माला पहना दी जाती है और फिर 
शोरगुत्र के साथ उसे गलियों में घुमाया जाता था। तत्पश्चात उसे शहर से 
वाहर निकाल दिया जाता था। न्यायाबीश भी अपराधी का मुख काला करवा 
सकता था, उसके सिर के वाल कटवा सकता था अथवा उसे गलियों में धुमवा 
सकता धा। [एनसाइक्लोपोडिया ऑब इस्लाम, जिलल्‍द १, पृ० १३२] इस 
अन्तिम चलन का सम्बन्ध अरव से है । 
जहाँ तक राज्य के विरुद्ध किये गये अपरायधों--उद्दाहरणार्थ राजद्रोह, 
धनापहरण तथा मालगुजारी का भूगतान न करने का प्रश्न है, बादशाह स्वेच्छा 
से दण्ड दिया करता था क्‍योंकि इस सम्बन्ध में कुरान की विधि किसी प्रकार 
का पथ-प्रदर्शव नहीं करती है। दोपी को मृत्यु-ण्ड देने की प्रथाओं में उत्तेजित 
हाथियों द्वारा कुचलवाकर मार डालना, जीवित ही दफन करवा देना, साँपों से 
कटवाकर मार डालना अथवा दवाकर मार डालना सम्मिलित था (अन्तिम 
प्रथा मध्यकालीन आंग्ल-विधि द्वारा भी स्वीकृत थी ।) युव्तिसंगत विभिन्न 
प्रवयर की अन्य यातनाएँ भी प्रचलित थीं । 
चोरी (शर्का) हस्तच्छेद तथा पदच्छेद द्वारा दण्डनीय थी । किन्तु यदि 


६४ मुगल शारन-यद्षतति 


अपराधी ने उकसी के साथ-साथ हत्या भी की है तो उसे पृत्युद्ण्ड दिया जाता 
था और उसके शरीर को एक चौराहे पर अथबा किसी दूसरे स्थान पर तीन 
दिन तक इस अवस्था में सुला हुआ रखा जाता था जिससे जनस्राधारण उसे देस 
सके । यहां पर मृत्यद्धण्ड अल्लाह का हक (ईश्वरीग अधिकार) समझा जाता 
था और रवत-धन का प्रश्न ही नहीं उठता था। भपरात्री के अन्य सहायक भी उसी 
प्रकार दष्डित होते थे। ढिन्तु स्वप्रकार की वैधानिक छर्तो के पूर्ण हो जाने 
पर ही न्यायाधीश हद के रूप में उपर्युवत दण्ड दे सकता था । छूटे गये व्यक्त 
के समक्ष ही बंधानिक जाँच करनी पट्ठसी थी। प्रमाण केः लिए दो पुझपों की 
साक्षी अथवा स्वीकारोवित आवश्यक थी । यदि भोर अपराध लगाये जाने के 
पूर्व ही चुराई हुई बरतु को लौटा देता था तो वह दण्ठ से मुयन कर दिया जाना 
था | [एनसाइक्लोपीडिया आँब इस्लाम, जिलद ४, पृ० १७३-१७४ ] 

निम्नलिखित दशाओं में वैधानिक रुप से अपराध सिद्ध हो जाने पर 
मृत्यु-दण्ड (कत्न) दिया जाता था : 

(१) मृत व्यवित का उत्तराधिकारी हत्यारे के प्राण ही लेना चाहता था 
और उसके बदले क्षतिपूनि घन (जाणाए-७ रणाएलाध्यतणा ) [दिया (7)%0) 
अथवा खत-मुल्य) सेना अस्वीकार कर देता था; 

(२) व्यभिनार के कुछ अभियोगों में पापिनी स्त्री को जनता पत्थर फेंक 
कर मार डालती थी। [ एनसाइफ्लोपीडिया आय इस्लाम, 'जिताह' शब्द के 
अन्तर्गत, जिल्द ४, पृ० १२२७]; 

(३) दिन-दहाड़े डाका डालने पर, |[कुरान, जिलल्‍द ५, पु० ३७ और 
इसके आये ] ; ' 

(४) इस्लाम धर्म का त्याग करने पर [ (मुत्तह) फुरान, जिल्‍द ४, पृ० ६१ 
और इसके आगे ] “एक गैर-मुसलिम धर्म से दूसरे गैर-मुसलिम धर्म में परिवर्तन 
के लिए मृत्यु-दण्ड निश्चित था। एक जिन्दिक अर्थात्‌ वह व्यवित जो कि मुसलमान 
होने का बहाना करता है और वास्तव में एक अविश्वासी व्यक्ति है, अथवा वह 
व्यक्ति जिसका कोई धर्म नहीं है, मृत्यु-दण्ड का भागी होता था ।” अ्रत्येक 
नास्तिक जो कि जजिया नहीं देता है'*-किसी भी मुसलमान द्वारा किसी भी 
समय मारा जा सकता है। इस मारने वाले व्यक्ति को न तो किसी प्रकार का 
दण्ड ही मिलता था और न उसे किसी प्रकार की आ्थिक क्षति ही उठानी 


समझा जाता था । ! 


विधि एवं न्याय ६ 


मुत्तंह--ह॒दीस में धर्मत्यागी के लिए मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था है। फिख में भी 
इस वियय में मतैक्यता (एशब्याजा/) है कि धर्मत्यागी को मृत्यु-दण्ड ही दिया 
जाना चाहिए। हनफी सम्प्रदाय के अनुसार एक स्त्री धर्मत्यागी को कैद कर लेना 
चाहिए किन्तु विधि के अन्य तीनों सम्प्रदायों के अनुसार इसे अवश्य ही मूृत्यु- 
दण्ड देना चाहिए। अभी हाल ही में (लगभग १६२५ ई०) में अहमदीय 
सम्प्रदाय के अनुयायियों को अफग्नानिस्तान में पत्थर फेंककर मार डाला गया 
था। [ एनसाइक्लोपीडिया आऑँब इस्लाम, जिल्द ३, पृ० ७३७] जिन्दिक एक 
पाखण्डी माना जाता था जिसकी शिक्षाएँ राज्य के लिए भयावह हो सकती हैं । 
यह अपराध मृत्यु-दण्ड [ कुरान, जिल्‍्द ५, पृु० ३७; जिलल्‍द २६, पृ० ४६| तथा 
सर्देव निन्‍्दा का पात्र है। सब्ब-अल-रसूल (पैगम्वर का अपमान) के लिए स्वयं 
पैगम्बर ने विधिवत्‌ मृत्यु-वण्ड की व्यवस्था की थी। मुसलिम न्यायत्रों ने स्वतस्त्र 
विचार अथवा धर्म-विरोध (जिन्दिकिज्म ) को पैग्रम्वर की प्रतिष्ठा के विरुद्ध एक 
वोद्धिक विद्रोह माना था। अतः यह मृत्यु-दण्ड के योग्य है। उदाहरणार्थ अल- 
हललाज की फाँसी । [एनसाइक्लोपीडिया आऑँब इस्लाम, जिल्द ४, पृ० १२२८ | 
इसके अतिरिक्‍त हनफी सम्प्रदाय के विधि (७७ ) के अनुकूल निम्नलिखित 
तीन दशाओं में हत्या करना वैध है : 
(५) गाजी द्वारा अपने नास्तिक वंशज का अल्लाह अथवा उसके पैगम्वर 
का अपमान करने के कारण वध करना | 
(६) इमाम द्वारा युद्ध के नास्तिक वनन्‍्दी का उस दशा में कत्ल कर देना 
जबकि उसकी हत्या के कारण उसे जीवन-मुक्‍त करने के कारणों के बिलकुल 
समकक्ष हों । 
(७) अपनी व अपने किसी हिंतेपी की सम्पत्ति व जान-माल की रक्षार्थ 
तथा आत्मरक्षा के हेतु हत्या । 
अवधान (३०) --क्ोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के मुत्तेद्द 
(धर्मत्यागी) को बिना अधिकारी द्वारा अधिकार पाये ही मार डालता है तो 
साधारणतः वह किसास का नहीं अपितु ताजीर का भागी है । इसी प्रकार वह 
व्यक्षित भी ताजीर का भागी है जो (इमाम के) अधिकार के बिना ही युद्ध के 
एक नास्तिक बन्दी की हत्या कर डालता है। [एनसाइक्लोपोडिया ऑब 
इस्लाम, जिल्‍द २, पृ० ८श्डे-घशृ८ ] 
यहाँ पर हम सिविल-कारावास विधि (80 ० लए वध एप5077727/-) 
का सुविधापूर्वक वर्णन कदर सकते हैं। जबकि एक महाजन काजी के समक्ष 


९६ मुगल शासन-पद्धति 


अपना अधिकार सिद्ध करते हुए अपने ऋणी के कारावास की माँग करता 
हे तो काजी को तुरन्त इसका पालन नहीं करना चाहिए अपितु सबसे पहले उसे 
ऋणी को भी अपना भ्रमाण देने का अवसर देना चाहिए। किन्तु यदि वह 
(ऋणी ) इस आदेश का पालन नहीं करता है और प्रमाणित ऋण के भुगतान 
में अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो उसे अवश्य ही बन्दी बना लेना 
चाहिए । 


जवकि दोनों पक्ष के लोग स्वेच्छा से किसी विवाद में मध्यस्थता (सालिस) 
स्वीकार कर लेते हैं तो उसका (मध्यस्थ) निर्णय विधानत: प्रामाणिक है 
ओर यदि वह काजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और वह (काजी) इसका 
अनुमोदन करे तो उसे कार्यान्वित करना उसका कतंव्य हो जाता था। [हिंदाया, 
पृ० ३३८-३४३ | 


६. ओरंगजेव के शासनकाल की दण्ड-संहिता (2८४०४) (0006) 


फतवा-ए-आलमगी री अथवा संक्षिप्त इस्लामिक अभियोग-विधि-संहिता के 
अतिरिक्त, जिसका औरंगजेव ने शेख निजाम की अध्यक्षता में धर्मज्ञों की समिति 
द्वारा संग्रह करवाया था, उसने १६ जून, १६७२ ई० को गुजरात के दीवान 
के नाम एक फरमान जारी किया था जो उसके धर्म-संहिता का एक लघु रूप 
प्रस्तुत करता है। 'त्ाजीर' (न्यायाधीश की स्वेच्छा से शारीरिक दण्ड देना) के 
अथ में 'सुधार' शब्द का प्रयोग करते हुए उसका अनुवाद निम्नलिखित है: 

“बादशाह को ज्ञात हुआ है कि स्थानीय अधिकारी उन लोगों के अभि- 
योगों का निर्णय करने में विलम्ब करते हैं जो बिना किसी अपराध के ही जेल 
में डाल दिये गये हैं। अतएव बिना उचित कारण के ही कारावास में रखने की 
प्रथा को रोकने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किये जाते ठ 


(१) काजी के सम्मुख चोरी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक 
प्रमाण सिद्ध हो जाने पर अथवा अपराधी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने की 
दशा में, 'हह को लागू किये जाने की आवश्यक शर्तों की पृति हो जाने पर, 
काजी को अपने सामने ही दण्ड देना चाहिए और अपराध के लिए पश्चात्ताप 
के लक्षणों के स्पप्ट होने तक उसे कारावास में रखना चाहिए । 

(२) यदि नगर में चोरी साधारण-सी बात हो और चोर गिरफ्तार कर 
लिया गया हो तो प्रमाण के पश्चात्‌ भी न तो उसका वध करो और न उसे 
सूली पर ही चढ़ाओ ली बहुत सम्भव है कि यह उसका प्रथम अपराध हो । 


। 


विधि एवं न्याय ह्छ 


(१) यदि किसी व्यक्ति ने केवल एक ही बार निसाव* के बरावर 
अथवा उससे कम मूल्य की चोरी की है अर्थात्‌ यदि वंधानिक रूप से हहू' 
लागू न हो तो उसे सुधार (ताजीर) लो । किन्तु यदि वह पुनः अपराध करता 
है तो ताजीर के पश्चात्‌ उसके पश्चात्ताप करने की अवधि तक उसे कारावास 
में रखो । येदि वह ताजीर तथा कारावास द्वारा भी नहीं सुधरता है और पुनः 
चोरी करता है तो उसे एक लम्बी अवधि का कारावास अथवा सियासत 
(88889) तथा फाँसी दे दो और स्वामित्व का वंधानिक प्रमाण मिल जीने पर 
यदि स्वामी उपस्थित हो तो चुराई हुई सम्पत्ति उसे दे दो । यदि ऐसा न हो 
तो उस सम्पत्ति को वतुलमाल में अमानत के रूप में जमा कर दो । 


(४) यदि किसी व्यक्ति ने दो वार चोरी की है और इन दोनों अवसरों पर 
उसे 'हुद' के अच्तर्गेत दण्ड दिया गया है और इसके पश्चात्‌ भी वह पुनः चोरी 
करता है, तथा उसके विरुद्ध वेधानिक रूप से दोष सिद्ध हो जाता है, अथवा वह 
जेबकतरा हो जाता है और इस अपराध को वराबर करता रहता है, तो ताजीर के 
पश्चात्‌ उसे पश्चात्ताप करने की अवधि तक कारावास में रखो । किन्तु यदि 
इतने पर भी वह नहीं सुधरता है और पुनः अपराध करता है तो उसे लम्बी 
अवधि तक कारावास (आजलन्म कारावास) में रखो । 

(५) यदि कोई व्यक्ति किसी शव को कब्न से बाहर निकालते हुए पकड़ 
लिया जाता है तो जनसाधारण के समक्ष उसकी भर्त्सना करो और तब उसे 
छोड़ दो । किन्तु यदि यह उसका व्यवसाय बन जाता है तो उसे देश से निकाल 
दो अथवा सियासत (88500) के रूप में उसके हाथों को काट लजो। सूत्रे के 
गवर्नर की राय में इस सम्बन्ध में जो कुछ उचित हो, उसे विधि-न्यायालय के 
. अधिकारियों के सहयोग से कार्यान्वित करो । 

(६) यदि किसी व्यक्ति का दिन-दहाड़े डकैती डालने का अपराध काजी 
के समक्ष सिद्ध हो जाता है अथवा दण्ड पाने की शर्ते के रूप में वांछित विस्तार 
के साथ वह स्वयं उसे स्वीकार कर लेता है, तो काजी को अपनी ही उपस्थिति 
में उसे उचित दण्ड देना चाहिए । किन्तु यदि उसका अपराध मृत्यु-दण्ड अथवा 
हद! के योग्य न हो और सूबे के गवर्नर और अदालत के अधिकारियों की 
राय उसको फाँसी देने के विरुद्ध हो तो उसका अंग-भंग (सियासत) कर दो । 





कुरान के टीकाकारों के अनुसार यदि चुरायी हुई वस्तु -का मूल्य चार 
दीनार अथवा चालीस शिलिग से कम हो तो अंग्र-विच्छेद नहीं करना 
चाहिए । ता 


श्द मुगल शासन-पद्धति 


(७) यदि एक गिरफ्तार, किया हुआ चोर अपने लूट के: सामान को 
किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ रखा हुआ बताता है भौर जाँच करने के पश्चात्‌ वह 
व्यक्ति चोर का सहायक सिद्ध हो जाता है और थदि यह उसका प्रथम अपराध 
हो तो उसे ताजीर के अनुसार दण्ड दो, किन्तु यदि उसकी ऐसी आदत ही हो 
तो 'ताजीर' के पश्चात्‌ उसके सुधर जाने की अवधि तंक उसे कांरावास में 
रखो । यदि इन बातों से भी वह नहीं सुधरता है और थुनः अपराध करता 
है तो स्थायी रूप से उसे जेज़ में रखो । नियम ३ में उल्लिखित शर्तों' के अनु- 
सार चुरायी हुईं सम्पत्ति लौटा देनी चाहिए | चरायी हुई सम्पत्ति के निरपराध 
क्रताओं को दण्ड नहीं देना चाहिए बरन प्रमाण मिलने पर वास्तविक स्वामी 


को उस सम्पत्ति को लौठा देना चाहिए अथवा वैतुलमाल में जमा- कर देना 
चाहिए। | 


(८) ऐसे अभ्यस्त अपराधियों का प्रमाण मिलने पर अंग-भंग (सियासत) 
कर दो जो लोगों के घरों में ठाका डालते हैं और जन-घन को हानि पहचाते हैं ! 


[५] 


(६) (गुजरात के) ग्रासियों और जमींदारों के सम्बन्ध में भी जो अम्यस्त 


डाकू ओर लुटेरे हैं और जिनकी मृत्यु जन-कल्याण के लिए अपेक्षित प्रमाण 
मिलने पर अंग्र-भंग (सियासत) कर दो । 


(१०) संदिग्ध ठग को, जिसकी ठगी वैधानिक रूप से सिद्ध नहीं हो पायी 
है, ताजीर' के अनुसार सुधारा जाना चाहिए और उसे तब तक कारावास में 
रखा जाना चाहिए जब तक वह पश्चात्ताप न कर ले । किन्तु यदि ऐसा करने 
का वह अभ्यस्त हो गया है और यह चात वैधानिक प्रमाणों के जाधार पर - 
सिद्ध हो जाती है, अथवा इस प्रकार के कार्यो के लिए वह सूवे की जनता तथा 
गवनर को भलीभाँति विदित हो जाता है, अथवा उसके पास ठगी के लक्षण 
और हत्या किये गये व्यवित की सम्पत्ति पायी जाती है तथा सूवेदार और 
अदालत के अधिकारी को पूर्ण रूप से शंका हो जाती है कि वह इस प्रकार के 
कार्यो को करने का अभ्यस्त हो गया है, तो उसे फाँसी दे दो । 


(११) यदि चोरी, दिन-दहाड़े डकैती, ठगी अथवा लोगों की जंघन्य हत्या 
(उपधाह्र0]0ध07) का संदिग्ध अपराधी पकड़ लिया जाता है और सूवेदार 
तथा अदालत के अधिकारी प्राप्त लक्षणों से उसी के दोपी होने की अधिक 
सम्भावनाएं पाते हूँ, तो उसे कारावास. में डाल दो. -जिससे -चह पश्चात्ताप कर 
सके । यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त अपराधों के सम्बन्ध में दोपी .ठहरता . है, तो 
मुकदमे के लिए काजी का आश्रय लो । 


विधि एवं न्याय हज 


(१२) ऐसे दुष्ट लोगों को जो दूसरे के मकानों में आग लगाकर सम्पत्ति 
लूटने के लिए एकत्र जनसमुदाय से लाभ उठाते हैं अथवा जो लोगों को अचेत 
करने और उनकी सम्पत्ति लूटने के लिए धत्रा, भांग, कुचला तथा दूसरी 
निद्राकारक औषधियों का प्रयोग करते हैं, प्रमाण मिलने पर उन्हें कठोर दण्ड 
तथा कारावास देना चाहिए जिससे वे पश्चात्ताप कर सके । यदि छुटकारा पा 
जावे-तथा पश्चात्ताप कर लेने के पश्चात्‌ भी वे पुनः अपराध करते हैं, तो 
- उनका अंग-भंग कर दो । यदि कोई व्यक्त ऐसे लोगों के धास पायी गयी वस्तु 
को अपनी वतलाता है तो इस मामले को काजी को सौंप दो जो प्रमाण पाने 
पर उसे वास्तविक स्वामी को दिला देगा और (दोपी की निजी सम्पत्ति से) 
जलायी हुई सम्पत्ति का हरजाना दिला देगा । 

(१३) यदि विद्रोहियों का एक दल युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र 
करता है और उसके लिए तैयार होता है, यद्यपि उनमें विरोध करने की पूर्ण 
शक्ति अभी तक संचित नहीं हो सकी है, तो उन्हें पकड़ लो और उस समय तक 
कऋरावास में रखो जब तक वे पश्चात्ताप न करें। यदि उन सवों ने युद्ध करने 
की स्थिति प्राप्त कर ली है तो उन पर आक्रमण करो और उन्हें समूल नष्ठ कर 
दो । उनसें से घायलों और हारे हुए लोगों की हत्या कर दो जब तक कि वे तितर- 
वितर न हो जाये .। किन्तु उन लोगों के तितर-बितर हो जाने पर उन पर न 
तो आक्रमण करो और न उनकी ह॒त्या ही करो। यदि उनमें से कीई 
गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसका वध कर दो अथवा उसे उस समय तक 
कारावास में रखो जब तक कि उनके दल का संगठन छिन्न-भिन्न न हो जाय । 
जब ये पश्चात्ताप कर लें और अपते भावी आचरण के सम्बन्ध में तुम्हे पूर्ण 
आश्वासन दे दें तो उनके दल की प्राप्त सम्पत्ति को उन्हें लौटा दो | 


(१४) नकली सिवका बनाने वाले को पहली वार 'ताजीर' और 'तह- 
दीद' के पश्चात्‌ छोड़ देना चाहिए किन्तु यदि यह उसका व्यवसाय बन जाता हे 
तो उसे 'ताजीर' के अन्तर्गत दण्ड दो और उसे उस समय तक कारावास में 
रखो.जब तक कि वह पश्चात्ताप न.करे । यदि इतने पर भी वह यह कार्य-नहीं 
छोड़ता है वो उसे लम्बी अवधि तक कारावास में रखो । 


(१५) यदि कोई व्यक्त नकली सिक्का वनाने वाले के यहाँ से नकली 
सिक्का क्रय करता है और उसे असली सिक्के की तरह चलाता है तो उसे 
लम्बी अवधि के कारावास के अतिर्वित अनुच्छेद १४ में उल्लिखित सभी प्रकार 
का दण्ड दो । का ह 


१०० मुगल .जासन-पद्धतिं 


(१६) नकली सियकों को रखने वाले निप्कपट व्यवित दण्ड के पात्र नहीं 
हैं किन्तु ऐसे सिक्कों को नप्ट अवश्य कर देना चाहिए । छ 

(१७) यदि कोई व्यक्ति “रससिद्धा (होणाला॥७) होने का बहाना 
करता हूँ और इस प्रकार दूसरों के धन का हरण कर लेता है तो उसे ताजीर' 
के अन्तर्गत दण्ड दो और उस समय तक कारावास में रखो जब तक कि वह 
पश्चात्ताप न करे | जहाँ तक इस प्रकार प्राप्त सम्पत्ति का प्रश्न है, नियम ३ 
के अन्तगेत उल्लिखित नियमों के अनुसार उसका प्रबन्ध कर दो । ह 

(१८) यदि कोई व्यक्ति छल से किसी को बिप दे देता हैं जिसका 
परिणाम घातक होता है तो उसे 'ताजीर' के अन्तर्गत दण्ड दो और उस समय 
तक कारावास में रखो जब तक कि पश्चात्ताप न करे । 


(१६) यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री 
का हरण कर लेता है, तो प्रमाण मिलने पर उसे उस समय तक कारावास में 
रखो जब तक कि वह पत्नी को उसके पति को अथवा बच्चे को उसके माता- 
पिता को नहीं लौटा देता है अथवा बन्दीग्ृह में मर नहीं जाता है | यदि इसी" 
दी पत्ती अथवा बच्चे सर जफएते हैं. तो अपराधी को 'ताजीर' के अन्तर्गत कठोर 
दण्ड दो और उसे छोड़ दो अथवा तशहीर के अन्तर्गत दण्ड दो और उसे देश से 
निकाल दो । भध्यस्थों को सुधारात्मक दण्ड दो और बन्दी बना लो । 

(२०) पासे से जुआ खेलने के लिए 'ताजीर' और कारावास का दण्ड है। 
इसकी पुनरावृत्ति करने पर लम्बी अवधि का कारावास देमा चाहिए। जीती हुई 
सम्पत्ति को स्वामी को लोटा देना चाहिए अथवा उसे न्यासधारियों (ट्रस्टियों) 
की देखरेख में दे देना चाहिए । 

( ०3 ] इस्लाम के नगर अथवा गाँव में शराव बेचने पर अपराधी को. 
घूसों की कठोर मार देकर सुधारना चाहिए अपराधी द्वारा अपराध की पुनरादृत्ति 
करने पर उसे उस समय तक कारावास में रखो जब तक कि वह सुधर न जाय | 

(२२) यदि कोई व्यक्ति शराब बनाने वाले को अपने यहाँ नौकर रखता 
है और बनायी हुई शराव बेचता हे परन्तु वह ऐसा व्यवित न हो जिसकी राज- 
दरवार में पहुँच हो, तो उसे घूंसे मारकर सुधारो और कारावास में रखो, 
किन्तु यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी दरवार में पहुँच है तो उस अभियोग की 
वास्तविकता को बादशाह से कह दो और शराव बनाने वाले को खूब पीटो 
और उसकी खुलेआम निनन्‍्दा करो | न्‍ 


(२३) भाँग, वूजा तथा इसी प्रकार के अन्य मादक द्रव्यों के बेचने वालों 


विधि एवं न्याय १०९ 


को ताड़ना, देनी चाहिए और यदि वे अभ्यस्त अपराधी हैं तो उन्हें उस समय 
' तक जैल में रखो जब तक वे पश्चात्ताप न कर लें । 

(२४) यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पानी में इवोकर, कुएँ में 
फेंककर अथवा पर्वत-शिखर या छत से ढकेलकर मार डालता है तो उसे ताड़ना 
दो, कारावास में रखो और उसे हत्या किये गये व्यक्ति के उत्तराधिकारी को 
“दिया' अथवा धामिक विधि के अनुसार निर्धारित दोपमोचक अर्थ-दण्ड देने के 
लिए बाध्य करो । यदि वह अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो उसे कठोर 
'सियासत' के अनुसार दण्ड दो । 

(२५) यदि एक व्यभिचारी किसी दूसरे मनुष्य के घर में व्यभिचार करने 

के निमित्त घुसता है तो उसे कठोर ताड़ना दो और उस समय तक बन्‍्दीगृह 
में रखो जब तक कि उसके भावी आचरण के सम्बन्ध में तुम्हें स्वयं विश्वास 
न हो जाय । 
.._ (२६) यदि एक व्यक्ति गवर्नर के समक्ष दूसरे व्यक्ति पर अनावश्यक 
दोपारोपण करता है और इस प्रकार धन का नाश कराता है तो प्रमाण मिलने 
पर, यदि यह उसका व्यवसाय ही है तो, उसे 'सियासत' के अनुसार दण्ड दो | 
अन्यथा उसे ताड़ना दो और उस समय- तक जेल में रखो जब तक कि वह 
पश्चात्ताप न कर ले । वह उन लोगों को हरजाना भी दे जिनकी सम्पत्ति को 
उसने नष्ट किया है । 

(२७) यदि एक जिम्मी (पुरुष अथवा स्त्री )एक मुसलमान (पुरुष अथवा 
स्‍त्री) को अपना नौकर रखता है अथवा एक जिम्मी एक मुसलिम औरत को 
या एक मुसलमान “धम्मं-ग्रन्थ में उल्लिखित लोगों” (ज्यू तथा ईसाई) के 
अतिरिक्त एक जिम्मी स्त्री को अपनी पत्नी बनाता है तो अपराधी को धामिक 
विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए काजी के समक्ष प्रस्तुत कर दो । 

(२१८) दुराचारी, व्यभिचारी, पुरुष के साथ मैथुन करने वाले, मय तथा 
दूसरे प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते वाले, किसी स्त्री को फ़ुसलाकर 
उसका सतीत्व नष्ट करने वाले, धर्में-त्यागी, काजी के आदेशों के विरुद्ध विद्रोह 
करने वाले तथा अपने स्वामियों के यहाँ से भागने वाली नौकरानियाँ एवं दास 
जो महाजनों के यहाँ शरण लेते हैं और . पवित्र विधि के नाम पर दीवानी के 
अधिकारियों के यहाँ पुनविचार की प्रार्थना करते हैं, उनके विपय में तुम्हें 
काजी के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए 


(२६) जब किसी व्यकित के विरुद्ध हत्या करने का अभियोग पविन्न विधि 


१०२ मुगल शासन-पद्धति 


के अनुसार सिद्ध हो चुका है अथवा उसका सिद्ध होता प्रायः निश्चित है तो 
अपराधी को कारावास में रखो और इसके वारे में बादशाह को सूचित 
कर दो । 

(३०) यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र के पुंसत्व की नष्ट 
कर देता है तो उस ताइना दो और उस समय तक जेल में रखो जब तक वह 
पश्चात्ताप न कर ले । ह | 

(३१) यदि किसी विशेष धार्मिक पन्‍्ध के अनुयायियों का नेता (रईस) 
दूसरों को धर्म-परिवर्तत के लिए उकसाता है और उसकी प्रेरणा से विदाअत 
(नास्तिकता) के फैलने की आशंका हैं तो उसे 'सियासर्तों के अनुसार 
दण्डित करो । ह 8 

(३२) जहाँ तक फौजदार तथा दूसरे लोगों द्वारा सूचेदार के यहाँ भेजे 
गये वन्दियों का प्रश्न है, उनके पहुँचते ही उनके मामलों में परिश्रम के चाथ 
जाँच-पड़ताल करो और यदि उनके मामलों का सम्बन्ध राज-भूमि 'की माल- 
गुजारी से हो तो उन्हें मालगुजारी-अधिकारी को सौंप दो और उसे उन 
मामलों को मुस्तैदी के साथ शीघ्र निपटाने के लिए प्रेरित करो । यदि ऐसा न 
हो तो उपर्युक्त नियमों में से उपयुवत नियम का प्रयोग करो । प्रति मास एक 
वार कंदियों के मामलों के सम्बन्ध में कचहरी में अथवा पुलिस चबूतरे पर 
पूछताछ कर लो, निरपराधियों को छोड़ दो और दूंसरों के अभियोगों के 
शीघ्र निर्णय के सम्बन्ध में प्रयत्न करो। ह 

जब एक व्यक्ति कोतवाल के आदमियों अथवा मालगुजारी वसूल करने 
वालों द्वारा अथवा व्यक्तिगत अभियोग के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर कोतवाल 
के चबूतरे पर ले आया जाता है तो कोतवाल को स्वयं उसके विरुद्ध लगाये गये 
दोप की जाँच करनी चाहिए | यदि वह निरपरांध हो तो उसे तुरन्त ही छोड़ 
दो । यदि किसी ने उस पर अभियोग चलाया हो तो अभियोग चलाने वाले से 
न्यायालय का आश्षय लेने के लिए कहो । यदि उसके “विरुद्ध राजभूमि-करं- 
विभाग का कोई अभियोग है तो उसके सम्बन्ध में सूचेदार को सूचित कर दो । 
जेसा सूचेदार सुझाये वैसा ही एक प्रमाणपत्र ले लो और उसी के अनुसार 
कार्य करो । यदि काजी किसी व्यक्ति को राजवन्दी बनाने के लिए भेजता है 
तो इस सम्बन्ध में अपने अधिकार के लिए काजी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश प्राप्त 
कर लो और उस आदमी को कारावास में रखो। यदि काजी उसके मुकदमे की 
तिथि.निश्चित करता है तो उस तिथि पर कंदी को अदालत में भेज दो । 


“विधि एवं न्याय १०३ 


अन्यथा उसे वहाँ प्रतिदिन भेजो जिससे उसके अभियोग का शीत्र निर्णय 
हो सके । ९ 


१०. इस्लाम में संगीत का स्थान 


रूढ़िवादी धर्मान्ध वादशाह औरंगजेब का सरकारी इतिहास इस्लाम में 
संगीत के स्थान के विपय की स्पष्ट व्याख्या करता है) इसका लेखक साकी 
मुस्तादर्खाँ जो वादशाह का नौकर तथा प्रशंसक था, लिखता है कि एक दिन 
मिर्जा मकर्रमर्खाँ ने बादशाह से पूछा कि आपकी संगीत के विपय में क्या राय 
है ?' बादशाह ने अरबी भाषा में उत्तर दिया कि यह 'मुवाह है, न तो अच्छा 
ही हैं और न बुरा ही । [ मासीरे आलमगीरी, मूल, पृ० ५२७] 'मुबाह' शब्द 
(मीम, वे, अलिफ हे हुती) का शाब्दिक अर्थ है आज्ञापित' अर्थात्‌ एक ऐसा 
कार्य जिसे एक व्यक्ति मुसलिम घारमिक विधि के अनुसार कर भी सकता है 
और नहीं भी कर सकता है; न तो यह प्रशंसा का ही कार्य है और न निन्‍दा 
का ही; तथा न॑ तो पुण्य ही हैं और न पाप ही । वस्तुतः इसके सम्बन्ध में 
धामिक विधि अन्यमनस्क हैं । [एनसाइक्लोपीडिया आऑँव इस्लाम, जिल्द ४, 
पृ० ३२२] हि । 

अनभिज्न जनता के वीच्‌ औरंगजेव के संगीत सम्बन्धी अधिनियमों के विंपंय 
में अत्यन्त मिथ्या विचार प्रचलित हैं । उसके सरकारी इतिहास में वर्णित है कि 
“मधुर कंठ वाले गायक तथा वाद्यन्यन्त्रों को सुन्दर ढंग से बजाने वाले उसके 
सिहासन के चारों ओर अधिक संख्या में एकत्र. होते थे, और अपने शासवकाल 
के प्राथमिक (दस ) वर्षों तक वह कभी-कभी उनके गानों को सुन लिया 

करता था | फिर भी अतिसंयम एवं आत्मसंयम (तबरा वा परहजगारा ) 

से प्रेरित होकर उसने संगीत का सुनवा विलकुल छोड़ दिया ।” [सासीरे- 
आलमगीरी, पृ० ५२६ | 
शाही दीवान अलीमुहम्मद्खाँ द्वारा लिखे. गये ग्रुजरात के इतिहास में 
संगीत एवं उसके प्रयोग के -सम्बन्ध में बादशाह औरंगजेब के आदेशों का 
. उल्लेख हैं। यह लेखक निम्नलिखित घटना का उल्लेख करता हे--- . 





७ सीराते अहमदी, जिल्द *१, पृू० २७८-२८३॥ लेखक का कथन है कि 


* “समय के प्रभाव और कीटाणुओं द्वारा "की गयी क्षति के कारण इस 
फरमान के बहुत-से शब्द नष्ट हो गये ,हैं- . अतः इसका पाठ अशुद्ध है । 
मैने इसके प्राप्य रूप में इसका अनुवाद -किया हैँ । यह उस समय को 
सामाजिक प्रथाओं और मुसलिम-जगत्‌ के सनातन न्यायिक विचारों का 
एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है |  * ' 


१०४ मुगल शासन-पद्धति 


जब शाहजादा औरंगजेव बादशाह हुआ तो शेख मुहिउद्दीन अधू यूसुफ 
यहिया अलचिए्ती को एक हजार रुपया प्रति वर्ष की पेंशन दी गयी थीं। इसने 
शाहजादे औरंगजेब को आशीर्वाद दिया था और दिल्‍ली के सिंहासन पर उसके 
बैठने की भविष्यवाणी की थी | शेख गाने और नाचने के साथ मौलूद करने 
का बहुत ही शोकीन था । अतः वह चिश्तिया सम्प्रदाय की: प्रथा के अनुसार 
अपने पूर्वजों (बुजुर्गान) की मजलिस और उर्स के अवसर पर प्रायः संगीत 
(अंए्ड्ाए08 उतरा ]7068) (वेमजामीर) और मौलूद की व्यवस्था किया 
करता था । चूंकि बादशाह ने इस पर _कठोरता के साथ प्रतिबन्ध. लगा दिया 
था, अतः अहमदाबाद के दोपवेचक (सेन्सर) मिर्जा वाकर ने सभी स्थाना पर 
मौलूद का मनाना बन्द करवा दिया । किन्तु जब उसने इसे रोकने के लिए शंख 
के पास अपने एजेण्ट को भेजा तो शेख ने अपने शिष्यों को जस्त्र-शस्त्र से 
सुसज्जित कर दिया और स्वयं एक तलवार लेकर दोपवेचक (सेन्सर) के 
आश्रम में घुसने पर उसका मुकावला करने की धमकी दी । बादशाह को इस 
सम्बन्ध में सूचना दी गयी । उसने शेख के पास क्षमा का- एक अत्यन्त नम्र 
पत्र लिखा, स्थानीय अधिकारियों (चार) की भर्त्सना की और उन्हें बहुत-सी 
भेंट की सामग्री के साथ उस फकीर के पास क्षमायाचना के लिए भेजा 


इसके पश्चात्‌ किसी अधिकारी ने किसी को मौलूद और संगीत से 
नहीं रोका । | 
इसके वाद को एक और महत्त्वपूर्ण घटना है । जब यही शेख मक्का जाते 
समय अहमदावाद पहुँचे और सभी लोग उनका आदर करने के लिए उनके 
पास पहुँचे तो शहर की मसजिद के इमाम अब्दल वाहिद बोहरा ने, जो एक 
प्रसिद्ध विद्वान तथा धामिक प्रवृत्तियों के व्यक्ति थे अहम्‌ तथा सूफियों 
अपनी शत्रुता के वशीभूत होकर कहा कि “मैं उनसे मिलने क्‍यों जाऊँ। वह 
तो सदंव घें-घें सुनते संगीत के प्रति उसका यह घृणास्पद संकेत था । 
शंख ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि “यह तुच्छ 
व्यक्त स्वयं घें-घें करेगा ।” उसी दिन सब्ब्या की नमाज का जब अब्दुल 
वाहिद इमाम की हैसियत से नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने कुरान के कल्मो 
का पढ़ना चाहा किन्तु वे “घें-घें” के अतिरिक्त और कुछ न कह सके । अपने 
को नियन्त्रित करने के उनके सभी प्रयत्न निप्फल रहे और अन्त में उन्होंने 


इमाम के कार्य को ही छोड़ दिया | यह दोप उनमें मृत्युपर्यन्त तक वना रहा । 
[मोराते अहमदी, सप्लीमेण्ट, पृ० ७६-८२ ] 


विधि एवं न्याय १०५ 


भारत के बाहर मुसलिम देशों में प्रचलित प्रथा भी संगीत के जरवंधानिक 
होने के सिद्धान्त का खण्डन करती हैं। “इस्लाम के प्रारम्भिक दितों में 
गाने का विरोध देखा गया है । गाना सुनने और गाना गाने के प्रश्न की वैधा- 
निकता इस्लाम के विधानवेत्ताओं के बीच वाद-विवाद का विषय वन गयी थी । 
इब्न कुर्तेवा ने यह संकेत किया था कि कुरान को गाने (तघबीर) तथा ऐहिक 
गानों के गाने (घिना) से सम्बन्ध रखने वाले नियम एकसे थे। वस्तुतः, यह 
स्पप्ट रूप से कहा गया था कि यदि कलात्मक संगीत अवेधानिक है तो कुरान 
का गाता भी अवैधानिक है । 'अलगिना के प्रति इस्लाम के विशुद्ध वादियों का 
विरोध बहुत कम सफल रहा और प्रारम्भ के दिनों में गाथिकाओं (कैता) के 
अतिरिक्त व्यावसायिक पुरुष गायक (मुघानी) भी थे। इनमें सर्वप्रथम तुवैस 
थे ।” अबू अब्दुल मुनीम ईसा अलतुर्वेस का जन्म पैगम्बर की मृत्यु के दिन हुआ 
था। उन्होंने मदीना में तृतीय धामिक खलीफा उस्मान के दरवार को सुशोभित 
किया था और वहाँ पर एक नये प्रकार के गाने को प्रचलित किया था । 
[एनसाइक्लोपीडिया आऑँव इस्लाम, सप्लोमेण्ट, पृ० द२; जिलल्‍्द ४, पृ० £८३] 

इस प्रकार यह सिद्धान्त कि मसजिद के समक्ष गाना मुसलिम धर्म पर एक 
आधात है अथवा यह स्वयं अनंतिक हूँ, शरा अथवा इतिहास में उल्लिखित 
मुसलिम प्रथाओं के प्रमाण पर आधारित नहीं है । 


अध्याय ७ ह । 
बादशाह के विशेषाधिकार (9:०००ड०४४८७) 


मूल फारसी स्रोतों के आधार पर मुग़ल बादशाहों के लिए सुरक्षित उपभोगों 
और अधिकारों के विपय में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त है । प्रजा. का अपने लिए 
इनका प्रयोग एक महान्‌ अपराध तथा बुरा व्यवहार.समझा- जाता था । 


अपने अधिकार>््षेत्र में वादशाहु का अभिनय करना प्रत्येक सूवेदार की 
हत्त्वाकाक्षा थी । इसके सबसे बड़े अपराधी चार बड़े सूवेदार अथवा सीमान्त 
प्रदेशों के वाइसराय थे जो, इंगलैण्ड के जागीरदारों के “मार्चर अर्ल” के, सदृश, 
दूसरे सूबों के सूवेदारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित थे । 
१६०८ ई० से लेकर १६१३ ई० तक बंगाल के गवनर इस्लामखाँ चिश्ती के 
समय में यह दोप अपनी पराकाणष्ठा पर पहुँच चुका था। यह अत्यन्त अहंकारी 
एवं स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। इसलिए जहाँगीर ने अपने शासनकाल के छठवें 
वर्ष (१६११ ई०) में कुछ प्रथाओं को बन्द करने के लिए एक आदेश प्रपत्र 
निकालना आवश्यक समझा। वाइसरायों (सूवेदारों) द्वारा इन प्रथाओं का. 
अपनाया जाना बादशाह के विशेषाधिकारों का अपहरण घोषित किया गया |” 


औरंगजेब भी जहाँगीर के समान ही राजपद की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में पैनी 
दृष्टि रखता था | उसने अपने पुत्रों द्वारा भी शाही विशेषाधिकारों की किसी 
भकार को कल्पना को ईर्ष्या के साथ दण्डित किया था । इन विपयों से सम्बन्धित 
अपनी कठोरता के लिए वह कहा करता था कि-- 

“यदि एक भी नियम का उल्लंघन किया गया, तो सभी नियम नप्ट हो 
जायेंगे । यद्यपि अभी तक मैंने (दरवार के) किसी भी नियम के उल्लंघन करने 
की आज्ञा नहीं दी है, फिर भी लोग इतते साहसी हो गये हैं कि वे मुझ से 
नियमों को हटाने के लिए कहते हैं ।” [अहकामे आलमगीरी, अनुच्छेद ६३ ] 


पृ 





तुजुके जहांगीरी (सैयद अहमद का संस्करण), पृ० १००; वहरिस्ताँ, 
3० १०३अ; इकेवालनामा, पृ० ५६; भीराते अहमदी, जिल्द १, पृ० १६० 


रू 
ध 


बादशाह के विशेषाधिकार १०७ 


ओर फिर “उसने (यहाँ उसका तात्पर्य अपने पुत्र शाहजादे मुअज्जम अथवा 
शाहआलम से है) कैसे वह कार्य करने का साहस किया जो कि वादशाहों का 
विशेषाधिकार है। दिवंगत बादशाह शाहजहाँ अपने पुत्रों के प्रति बड़ा ही 
उदासीन था जिसके फलस्वरूप उसकी दशा अत्यन्त शोचतीय हो गयी थी।” 
[अहकासे आलमगीौरी, अनुच्छेद १४] 


इन दोनों शासनकालों के सरकारी दस्तावेजों के ओधार पर हमें १६ 
ऐसी बातें ज्ञात होती हैं जो कि सम्राटों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित तथा 
प्रजा के लिए चाहे वह कितने ही उच्च पद पर क्‍यों न हो, निपिद्ध थीं : 

(१) प्रातःकाल प्रासाद के छज्जे से अपनी प्रजा को झरोखा-दर्शन देना । 
इसे दर्शन! कहते थे । यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है “किसी 
मूति अथवा यति का देखना” । सम्राट्‌ अकबर ने इस प्रथा का आरम्भ किया 
था । जैसा कि उसके दरवारी इतिहासज्ञ अबुल फजल ने लिखा है: 

“बादशाह सलामत साधारणतया चौबीस घंटे में दो वार दर्शन देते थे 
जबकि सभी वर्ग के लोग उसकी मुखाकृति के प्रकाश से अपने नेन्नों और हृदय 
को तृप्त कर सकते थे। स्ंप्रथम प्रातः:काल की नमाज पढ़ने के पश्चात्‌, गदा- 
घरों (980९-७९४००४) द्वारा बिना किसी अडचन के, सभी वर्गो के लोगों के 
लिए, शामियाने के बाहर से वह दृष्टिगोचर होते थे ।” [आईने अकवरी, 
जिल्द १, पृ० १५६] ह 

आगरा (तथा दिल्‍ली) के किले की पूर्वी दीवार में एक छज्जा था जिसे 
झरोखा-ए-दर्शन कहते थे । यहाँ से यमुना का मध्यवर्ती भाग जो नीचे एक मंदान 
के सदृश फैला हुआ था, दिखायी पड़ता था । जब सम्राट्‌ यहाँ निवास करते थे 
तो प्रतिदिन प्रातःकाल दर्शकों का अपार जनसमूह उसी रेतीले मेदान में एकत्र 
होता था । सम्नाट्‌ सूर्योदय के पौन घंटे पश्चात्‌ उसी छज्जे पर निकला करता 
था और अपने मुख का दर्शन अपनी प्रजा को दिया करतां था ।. प्रजा तत्क्षण 
उसका अभिवादन करती थी और वह भी उनके अभिवादन का उत्तर देता था । 
केवल अपना दर्शन देने में ही नहीं अपितु कार्य करने में भी वह आधा घंटा 
अथवा उससे अधिक समय वहाँ पर व्यतीत करता था। बह मैदान दुर्ग की 
दीवारों के वाहर था अतः जनता वहाँ स्वतन्त्रतापूवंक पहुँच सकती थी और 
आहत व्यक्ति द्वारपालों तथा दरवार के अनुजीवियों की मुट्ठी गरम किये-विना 
ही सम्राट्‌ को अपना प्रार्थनापत्र दे सकते थे और उससे अपनी शिकायत कर 
सकते थे | पभाय: छज्जे (झरोखे)-से एक रस्सी लटकी रहती थी । -लोग अपने 


श्ण्य मुगल शासन-पद्धति 


प्रार्थतापत्रों को इसी में बाँध देते थे जिसे नौकर खींच लिया करते थे और 
सम्राट्‌ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया करते थे । 

सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इससे एक वर्ग विशेष की उत्पत्ति हो 
गयी थी जिसे दर्शनिया' कहते थे । इन लोगों ने रोमन साम्राज्य के अगस्टेल्स 
के श्रेणियों की भाँति सम्राट्‌ के पुजारियों का एक सम्प्रदाय वना लिया था.। 
जिस प्रकार गया और जगन्नाथपुरी के हिन्दू भक्त स्थानीय .प्रतिमाओं के प्रति 
व्यवहार करते थे, उसी प्रकार ये लोग भी प्रात:काल सम्राट के शुभ -मुख का 
दर्शन किये घिना न तों अपना दिन का काये ही आरम्भ करते थे और न 
सुबह का नाश्ता ही करते थे । 

औरंगजेब ने अपने शासनकाल के ग्यारहवें वर्ष के पश्चात्‌ प्रातःकालीन 
अभिवादन के निमित्त छज्जे पर निकलना अस्वीकार कर मभनुप्य-पूजा की इस 
प्रथा का अन्त कर दिया था। [खफोखाँ, जिल्द २, पृ० २१३] 


(२) चौकी तथा चौकी की तस्लीम अर्थात्‌ अमीरों से अश्वारोहियों द्वारा 
राजमहल का पहरा दिलवाना तथा उस स्थान का रीत्यानुसार अभिवादन 
करवाना | अकंवर ने इस प्रथा को चलाया था। आाईने अकबरी (जिल्द १, 
पृ० २५७) के एक उद्धरण के अनुसार--- 

“अश्वारोही रक्षकों (70प्राध्ंगए 8०्७765) को हिन्दी में चौकी कहते हैं। ' 
सेना के चार दलों को सात भागों में वाँठ दिया गया था। एक विश्वसनीय 
मनसबंदार की अध्यक्षता में उनमें से प्रत्येक एक दिन के लिए नियुक्त किया 
जाता था। वे बादशाह सलामत द्वारा दिये गये किसी भी आदेश का पालन 
करने के लिए कटिबद्ध महल के चारों ओर दिन और रात उपस्थित रहते थे । 

सब्ष्या समय शाही झण्डा (कुर) जन-दरबार में . लाया जाता था। इसके 
दाहिनी ओर कार्यभार सेभालने वाला तथा वायीं ओर कार्यमुक्त अश्वा- 
रोहियों का दल खड़ा होता था। दोनों वादशाह सलामत का अभिवादन करते 
थे | इनमें से यदि कोई बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित हो जाता 
था तो उसका एक सप्ताह का वेतन काट लिया: जाता था अथवा उसकी उचित 
भत्संता की जाती थी ।” 

वरनियर इस विंपय में और अधिक सूचना देता है: 

“उमराओं को वारी-वारी से सप्ताह में एक वार चौवीस घंटे दुर्ग (शाही 
आ्रासाद) की अवश्य रखवाली करनी पड़ती थी। वह अपनी चारपाई, 
विस्तर और दूसरा आवश्यक सामान दुर्ग में भेज दिया करता था क्योंकि 


वादशाह के विशेषाधिकार १०६ 


वादशाह उसे केवल भोजन देता था । भोजन की ये तश्तरियाँ उसे विचित्र 
औपचारिकता के साथ दी जाती थीं। अन्त:पुर की ओर मुख करके उमरा तीन 
वार तसलीम करता था--पहले वह अपने हाथ को नीचे भूमि तक ले जाता था 
और तव इसे ऊपर सिर तक उठाता था। [घनियर, ट्रेक्‍लस, पुृ० २१४ 
तथा २५८ | 

- राजाओं (हिन्दू मससवदारों) को कभी भी दुर्ग के भीतर चौकी नहीं देनी 
पड़ती थी किन्तु अपने खेमों में रहकर दीवार के वाहर ऐसा अवश्य करना 
पड़ता था । [वर्नियर, ट्रैवल्स, पृ० २१०] 

' शाही भवन के चारों ओर पहरा देने का कार्य यद्यपि सप्ताह में क्रेवल 
चौबीस घंटे ही करना पड़ता था, फिर भी अमीर इसे एक दुखद कर्तव्य 
समझते थे । किन्तु वादशाह इस कर्तव्य के निर्वाह के लिए सदेव बल देता था। 
प्रान्तीय गवर्नरों के पास शाही शान व शौकत से रहने तथा भवन के चारों 
ओर पहरा देने के लिए शाही सेना के अधिकारियों को विवश करने का कोई 
अधिकार न था । 

(३) प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने समक्ष उसके 
हाथों अथवा ललाट से भूमि-स्पर्णे या तसस्‍्लीम तथा कोरनिश नहीं करवा 
सकता था ।'* 

तस्लीम अथवा दिल्‍ली के दरबार में प्रचलित सलाम करने का ढंग 
अकबर द्वारा प्रचलित किया गया था । तसस्‍्लीम में दाहिने हाथ को जमीन पर 

' रखकर धीरे-धीरे, जव तक व्यक्ति सीधा खड़ा न हो जाय, उसे ऊपर उठाया 
जाता था और अपने मस्तक पर लगे हुए मुकुट पर रखना पड़ता था। इसका 
अभिप्राय यह होता था कि वह अंपने आप को वादशाह को अपेण करने के लिए 
तैयार है। अक्वर का कथन है कि एक वार उसने अपने पिता को संयोगवर्श 
इसी ढंग से सलाम किया जिसका फल यह हुआ कि हुमायूं इससे इतना प्रसन्न 
हुआ कि उसने राजदरवार में इसी ढंग से सलाम करने की प्रणाली को अगनाने 
का आदेश दिया । [आईने अकवरी, जिल्द १, पृ० १५८] 





२ कोई यूचेदार न तो अपने झंडे खड़े कर सकता था और न अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों को अपने समक्ष सिर झुकाने के लिए वाब्य ही कर सकता 
था। इस प्रकार की सलामी लेखक हारा लिखित “स्टडीजञ इन 


औरंगजेब्स रेन” के दूसरे अध्याय में वणित ढंगों के अनुस्तार शाही दरवार 
में ही की जाती थी । 


११० मुगल शासन-पद्धति 


दूसरे मुसलिम देशों में सम्राट को प्रणाम करने का ढंग इससे भिन्न था, 
अर्थात्‌ उन देशों में छाती के ऊपर तक भुजाओं को मोडकर (जोंडकर) सिर को 
झुकाना पड़ता था। दिल्‍ली के सम्राटों की प्रवल अभिलापा थी कि विदेशी 
यात्री (विशेष रूप से फारसी राजदूत) अपने देशों में प्रचलित प्रथा के अनुसार 
नहीं अपितु भारतीय प्रथा के अनुकूल उन्हें प्रणाम (सलाम) करें| 

तसलीम की चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया जा सकता है 
कि अप्रैल, १६७० ई० में औरंगजव ने अपने मुसलिम दरचारियों को एक-दूसरे 
को तसलीम करने के लिए मना कर दिया था । जब वे परस्पर मिलते थे तो 
उन्हें अपने हाथों को सिर तक नहीं उठाता पड़ता था अपितु केवल सलाम- 
आलेकुम (तुम्हें शान्ति मिलि) कहना पड़ता था। [मसासीरे आलमगीरी, पु० ६८ 
तथा २७२ | 

अचुल फजल ने कोरनिश का निम्न वर्णन किया है : 

“वादशाह सलामत ने दाहिने हाथ की हथेली को ललाट पर रखने तथा 
सिर को नीचे झुकाने का आदेश दिया था। आधुनिक भापा में इस ढंग से 
सलाम करने को कोरनिण कहते हैं । इसका यह अर्थ है कि सलाम करने वाले 
ने अपने सिर को (जो कि समस्त इन्द्रियों तथा मस्तिप्क का केन्द्र है) राजकीय 
सभा को उपहारस्वरूप अर्पण करते हुए उसे दीनता के हाथों (॥॥ ध॥० ॥॥708 
० श्रधाशा।$ ) में सौंप दिया है और अपने को किसी भी प्रकार की सेवा करने 
के लिए प्रस्तुत कर दिया है ।” [आईने अकबरी, जिल्द १, पृ० १५४८] . 

“(अपने पद से) छूट्टी लेने अथवा राजदरवार में उपस्थित होने या मनसब, 
जागीर, प्रतिप्ठा की वर्दी अथवा अश्व स्वीकार करने के अवसर पर तीन बार 
तसलीम करने का नियम है किन्तु दूसरे अचसरों पर; यथा वेतन पाने तथा 
उपहार प्राप्त करते समय, केवल एक ही वार तस्लीम करने का नियम है ।” 
[आईने अकबरी, जिल्द १, पृ० १५८] ् 

(४) कोई भी सूबेदार शाही दरवार की भाँति नियमित रूप से अपने 
दरवार में उपस्थित होने के लिए गायकों एवं संगीतज्ञों को बाध्य नहीं कर 
सकता था । 


इस सम्बन्ध में अकबर द्वारा अपनायी गयी प्रथा का इस प्रकार वर्णन किया 
गया है : ! 


“मूर्यदिय के लगभग तीन घंटे पुर्व॑ सभी जाति के संगीतज्ञ एवं गायक 
दीवाने-खास में सम्राद्‌ के सम्मुख उपस्थित होते थे । वे गीतों एवं धामिक 


बादशाह के विशेषाधिकार १९६ 


3च्दों द्वारा श्रोताओं के मनोरंजन करते थे। जब सवेरा होने में केवल 
चार घड़ी, (अर्थात्‌ डेढ़ घंटा) शेप रह जाती थीं, तो वादशाह सलामत अपने 
अन्तःपुर में (शयन करने के लिए) चले जाते थे । 

“जब कभी भी बादशाह सलामत जनदरबार करते थे तो पुरुष और स्त्री 
गायक अपने प्रदर्शन की आज्ञा की प्रतीक्षा में रहते थे ।” [आईने अकबरी, 
जिल्द १, पृ० १५६-१५७] 

.. “दरबार के संगीतनों की सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए सात टोलियाँ बना 
दी गयी थीं। बादशाह सलामत का आदेश पाने पर वे अपने संगीत का प्रदर्शन 
आरम्भ कर देते थे ।” [आईने अकवरी, पृ० ६१२] 

औरंगजेव ने १६६७ ई० में इस प्रथा को समाप्त कर दिया था और 
शाही नौचत के अतिरिक्त दरबार के दूसरे संगीतज्ञों को पेंशन देकर पदच्युत 
कर दिया था । 

(५) यात्रा के अवसर पर प्रस्थान करते समय नक्कारे का बजाना । 

मनुची ने इस सम्बन्ध में शाही प्रथा का वर्णन इस प्रकार किया है : 

“जब वह (औरंगजेब) तख्तेरवाँ पर चढ़ता था और अपने खेमों से 
निकलता था तो युद्ध के सभी वाजे वजाये जाते थे ।” [स्टोरिया रु मोगोर, 
जिल्द २, पृ० ६६] 

जब बादशाह दीवाने-खास में अपने सिंहासन पर बेठता था तो सभी लोगों 
को दरवार आरम्भ होने की सूचना देने के लिए 'दमदमा' बजाया जाता 
था । [आईने अकबरी, जिलल्‍द १, पृ० १५७] 

औरंगजेब के णासन के अन्तिम दिनों में बड़े-बड़े अमीरों को अपने साथ 
आलम तथा नक्कारा ले जाने का अधिकार दिया जाने लगा था, किन्तु उन्हें 
णाही शिविर अथवा राजधानी में तथां अपने सूवों में दरवार करते समय 
नवकारा बजाने की अनुमति नहीं थी । अति महत्त्वपूर्ण सेवाओं के उपलक्ष में 
प्राप्त विशेष अनुग्रह के फलस्वरूप कुछ अमीरों को अपने अभियान पर प्रस्थान 
करते समय णाही शिविर के द्वार से अपना नवकारा वजाने की आजा दे दी 
गयी थी | ह 

(६) जंब एक सूवेदार किसी को घोड़ा अथवा हाथी भेंट करता था 
तो वह उससे उसकी पीठ पर अंकुश अथवा लगाम रखेबाकर अपने को 
प्रणाम नहीं करवो सकता था । बह केवल उसी समय किया जाता था जबकि 
सन्नाद ही दाता होता था । 


बादशाह के विशेषाधिकार १५३ 


राजकीय शब्दावली का प्रयोग था ) इस बात का पता लग जाने पर औरंगजेव 
ने घृणापू्वक कहा था कि फिरोजजंग ऐसे सप्तहजारी सेनापति को आश्चर्य 
जनक काय करते का अधिकार नहीं है । [ हमीदुद्दीन कृत अहकाम, अनुच्छेद ३५] 
औरंगजेव का सबसे वड़ा लड़का मुहम्मद सुल्तान जब चौदह वर्ष का था तो 

भी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के पत्रों की शेली के आधार पर बपने 
पत्रों को तैयार करने के मूखंतापूर्ण यत्न में शाही पत्र सम्बन्धी शैली को 
अपनाने के कारण अपने पिता द्वारा डॉटा-डपठा गया था। [स्टढीव इन 
औरंगज्ञेब्स रेन, अध्याय ३, अनुच्छेद ३] 


(१०) कोई भी वायसराय किसी भी अपराधी को अन्चा करने अबदा 
: उसके नाक-कान काटने का दण्ड नहीं दे सकता था | 


११४ मुगल घासन-पद्धति 


स्वस्व वग दावा करने वाले व्यवित अपने क्धिकार को प्राप्त कर सकते ये । 
उसमे निम्न श्रेणी के व्यवित फो यह अधिकार प्राप्त न था । सन्नाट्‌ ही भक्तों 
का नायक अथवा शासन का चर्वश्रेप्ठ अधिकारी तथा राज्य में इचइलाम का 
एजेण्ट (अभिकतला) था । 

(१२) हाथियों के युद्ध के लिए आदेश देना। यह दिल्‍ली के सम्राटों का 
अति ईर्प्या के साथ सुरक्षित विशेषाधिकार था। अकबर के बाद के बहुतन्से 
पसम्नाट इस राजकीय ममोरंजन के बढ़े ही शौकीन थे । उनके पुत्रों को यहं रुचि 

पैतुक सम्पत्ति के रूप में मिली घी । शाहआलम के सरहिन्द से अभियान के 
समय हस्तयद्ध कराने की प्रवल इच्छा को रोकने में माहुजहाँ को असमथता 
और तत्पण्चात्‌ दोनों जानवरों के बीच हुए युद्ध को आकस्मिक घटना बताकर 


अपने पिता के क्रोध को शान्तर करने का उसका यत्न एक मनोरजक उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। 





आगरा (तथा दिल्ली) के दुर्ग की बाहरी दीवार और यमुना नदी के मध्य 

एक वहड़ा रेतीला मंदान है। प्रात:कालीन प्षरोखा-दर्गन के पश्चात्‌ इस मंदान 
से भीड़ हटा दी जाती थी और दो पी परस्पर यद्ध करने के लिए छोड़ 
दिये जाते थे टैवनियर का कथन है कि “जल के समीप इस स्थान को जान- 
वूझकर चुना गया था क्योंकि विजेता हाथी को कुपित होने पर उन लोगों के 
पास उस हाथी को अधिक समय तक शान्‍्त न होने पर नदी में जाने के लिए 
प्रेग्ति करने के अलावा कोई दसरा साधन नहीं था। ऐसा करने के लिए कंसी- 
कभी धूतंता का प्रयोग करने की भी आवश्यकता पड़ती थी। अर्थात्‌ उसे पानी 
में ले जाने के लिए भालों की नोकों पर आतिणवाजी बाँधकर उनमे जाग 
लगानी पड़ती थी ।” [टैवरनियर, ट्रंबल्स इन इण्डिया, जिल्द १, पृ० १०६] 


शाही हाथीखाने में युद्ध करने के निमित्त प्रत्येक हाथी का जोड़ा नियत 
कर दिया जाता था । जब इस प्रकार का एक अच्छा जोड़ा युद्ध करने के लिए 
छोड़ा जाता था तो एक तीसरा हाथी, जिसे 'तवांचा' कहते थे, उन दोनों में 
से किसी एक की, दूसरे के हारा बुरी तरह घायल कर दिये जाने पर, सहायता 
करने के लिए तंयार रखा जाता था। [आईने अकवरी, जिल्द द १, पृ० ९ ३१, 
४६७] ह 

“दोनों विशालकाय जानवर आमने-सामने एक-दूसरे से मिलते थे । प्रत्येक 
के लिए दो महावत .रहते थे ताकि एक के नीचे गिर जाने पर फौरन ही -दूसरा 
उसका स्थान ले सके । महावत उन हाथियों को खुशामदी शब्दों द्वारा अथवा 


बादशाह के विशेषाधिकार - ११४५ 


कायर होने का उलाहना देकर उत्तेजित करते और अपनी एड़ियों से आगे वढ़कर 
युद्धरत होने के लिए प्रेरित करते थे। भीपण घात-प्रतिधात होते थे और इस- 
लिए वीच-बीच में रुककर पुनः युद्ध होता था, बार-बार उन्हें उकसाया जाता 
था और लड़ाया जाता था । उन दोनों में से अधिक साहसी हाथी अपने शत्रु 
पर आक्रमण करता था और उसे भागने के लिए विवश कर इतनी वृढ़ता' के 
साथ उससे गध जाता था कि उन दोनों के मध्य भ्यतिशवाजी छोड़ने पर ही चे 
* एक-दूसरे से अलग किये जा पाते थे ।/ [बनियर, ट्रेक्‍लस, पू० २७६-२७७] 

इस राजकीय मनोरंजन का दुष्परिणाम महावतों और दशकों की मृत्यु 
एवं उनके अंगों की क्षति थी । 

“आ्राय: ऐसा होता था कि कुछ महावत बहीं परों तले कुचल जाते अथवा 
मर जाते थे। हाथी अपने-अपने प्रतिद्वन्द्दी के महावत को उतार फेंकने के महत्त्व 
का अनुभव करने के लिए पर्याप्त चतुर थे अतः वे अपनी सूड़ों से उसे नीचे 
पटक देने का यत्न करते थे | यह इतना भयावह समझा जाता था कि युद्ध के 
दिन वे (महावत्त) अपने स्त्री-वच्चों से इस प्रकार की औपचारिक विदा माँगते 
थे मानो उन्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया हो ।” [वर्नियर, ट्रेवल्स, पृ० २७७॥, 

मनुची ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है : 

“जब बादशाह हस्तियुद्ध करवाता था तो महावतों की स्त्रियाँ. अपने 
. आभूषण उतार देती थीं, अपने कंगनों को तोड़ डालती थीं और रोती रहती 
थीं मानो वे विधवा हो गयी हों । यदि उनके पति जीवित लौट आते थे तो थे 
नवविवाहिता की भाँति एक बड़ी दावत देती थीं ।” [स्टोरिया डु भोगोर, 

जिल्द २, यु० ३६४ | 

“इस प्रकार अपने जीवन को खतरे में डालने वाले व्यक्ति को कुछ ताम्र 
खण्डों का इनाम मिलता था। इसका मुल्य सवा छः रुपये था और जो उंसके 
एक या दो मास के वेतन के वरावर-था। युद्ध समाप्त होते ही यंह्‌ धन उसे एक 
थले में रखकर दे दिया जाता था ।” [आईने अकवरी, जिल्दे १, पृ०१३१; 
चनियर, ट्रंबल्स, पृ० २७७ ] 

.. केवल यही भय न था। “प्रायः ऐसा होता था कि कुछ दंर्शकों को हांथी 
अथवां भीड़ धक्का देती थी और कुचल देती थी, क्योंकि-उस समय 'जवकि 
उत्तेजित हाथियों से बचने के लिए पुरुष और घोड़े भागते थे, तो भीड़ भयंकर 
हो जाती थी ।” [ बनियर, टूवल्स, पु० २७८] मुग़ल इतिहास के पाठक भली- 
भाँति जानते हैं कि एक बार शाहजादे औरंगजेव को जबकि उसकी आयु. केवल 


११६ - मुगल शासन-पद्धति 


पन्द्रह वर्ष की थी एक अनियन्वित युद्धालु हाथी ने घोड़े से गिरा दिया था और 
मार ही दिया होता यदि उसने अपने धैर्य और साहस से अपनी प्राणरक्षा न॑ 
की होती (हमोदुद्दीन कृत अहफाम, अनुच्छेद १ में इस घटना का विस्तारपूर्वक 
वर्णन क्रिया गया है ।) औरंगजेब ने एक अधिकारी को अपने समक्ष दो 
हाथियों का युद्ध कराने के कारण दण्डित किया था । [ईश्वरदास, पु० १४४ब] 
जहांगीर द्वारा उल्लिखित सम्राद्‌ के उपर्युक्त बारह विशेषाधिकार थे । 
ढूसरे प्राप्त ल्लोतों के आधार पर हमें चार अन्य विशेषाधिकारों का भी ज्ञोन 
होता है । ह 

(१३) वनियर [ट्रेवल्स, पृू० ३७८] का कथन है कि शेर का शिकार 
भी एक विचित्र राजकीय मनोरंजन था “क्योंकि विशेष आज्ञा के अतिरिक्त 
केवल वादशाह और शाहजादे ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस खेल में सम्मिलित 
होते थे ।” वह पृष्ठ ३७८ से लेकर पृष्ठ ३८० तक इस खेल का विस्तृत वर्णन 
करता है । इसमें गधा शिकार फेंसाने के लिए चारे का कार्य करता था । एक 
जालौदार घेरे के भीतर शेर घिरा हुआ रहता था जिसे सम्राद्‌ हाथी की पीठ 
पर चढ़कर मारता था । 

(१४) कार्यालय अथवा दरबार के समय प्रजा के किसी भी व्यवित को 
कमरे की फर्श पर विछी हुई दरी (अथवा वहा रिस्ता के अनुसार भूमि से, ऊपर 
मनुष्य की ऊंचाई के आधे) से अधिक ऊँचे किसी स्थान पर नहीं चैंठना चाहिए । 

१६६५ ६० के लगभग जब औरंगजेब को संवाद-लेखकों द्वारा यह ज्ञात 
हुआ कि बंगाल का गवर्नर, इब्राहीमखाँ, अत्यन्त वैभव और दर्प के कारण 
एक चारपाई पर बैठकर दरबार करता है और काजी तथा दूसरे धर्माधिकारी 
फर्श पर नम्जता के साथ बैठते हैं तो उसने तुरन्त ही गवर्नर के पास एक कड़ा 
पत्र भेजा और उससे कहा कि यदि वह किसी वीमारी के कारण भूमि पर बैठने 
में असमर्थ है तो उसे अपने चिकित्सकों को अपने को शौघ्र रोगमुक्त करने के 
लिए प्रेरित करना चाहिए । [ हमीडुद्दीन कृत अहकाम, अनुच्छेद ६४] 

शाहजादे भी इस नियम से वंचित न थे । उपयुक्त घटना के कुछ ही वर्ष 
पश्चात्‌ सम्राट के सबसे बड़े जीवित “लड़के शाहआलम ने, इसी प्रकार अपने 
पिता को क़ुद्ध कर दिया था जिसके लिए उसे उसी समय दण्ड दिया गया था। 
हमीदुद्दीनखाँ के ही शब्दों में वह वर्णन उद्धरित है: -: ु 

काबुल के सूवे के संवाददाता से सम्राट्‌ को ज्ञात हुआ कि मुहम्मद 
उअज्जम वहांदुरशाह्‌ दरबार करते समय भूमि से एक गज ऊँचे मंच पर 


बादशाह के विशेषाधिकार ११७ 


बैठा करता था । सम्राद ने प्रतिवेदन ( रिपोर्ट) के पृष्ठ पर लिखा कि केवल 
इच्छा करने से ही हम लोगों का कार्य नहीं हो सकता, प्रत्येक वस्तु के लिए 
ईएवर की अनुकम्पा आवश्यक हैं। तुम केवल अधीरतापूर्ण कार्यो द्वारा बड़ों 
का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हो ।. 


“दो कठोर गदाधरों को खुले दरबार में उसे अपने स्थान से नीचे उतारने 
के लिए तथा उस मंच को तोड़ने के लिए भेजना चाहिए ।” [हमीदुद्दीनः-कृत 
_अहकाम, अनुच्छेद १५]  ट 


सम्राट के दरबार की कार्यविधि इस प्रकार की थी कि वह अन्तःपुर के 
एक दरवाजे से दीवाने-आम के समीपवर्ती उच्च झरोखे पर निकलता था । 
इसके पश्चात्‌ वह अपने सिंहासन पर बैठ जाता था जो कि एक उच्च' स्थान 
- पर रखा रहता था | जब वह एक खेमे में दरवार करता था तो वह बड़े कमरे 
के मध्य में रखा रहता था । “वादशाह सलामत के पुत्र, पौन्र, दरवारीगणु 
तथा वहाँ प्रवेश पाये हुए अन्य लोग कोरनिश करने के लिए वहाँ 'उपस्थित 
होते थे और अपनी भुजाओं पर भुजाओं को रखे हुए अपने - पदों के अनुसार 
अपने यथोचित स्थानों पर खड़े रहते थे ।” [आईने अकवरी, जिल्द १, 
पु० १५७, १६०; देवनियर, ट्रैवल्स इन इण्डिया, जिल्द १, पु० ६६] . 

सम्राट विशेष आदेशों के द्वारा अपने पुत्रों को प्रायः बठ जाने की आज्ञा 
दे दिया करते थे । [आईने अकबरी, जिल्द १, पु० १६०; स्टोरिया डु मोगोर, 
जिल्द १, पृ० १६१] | हे + 


(१५) जुमे की नमाज के लिए केवल सम्नाद्‌ ही पालकी में बैठकर 
जामा मसजिद को जा सकता था । औरंगजेब के णासनकाल के अन्तिम दिलों में 
गुजरात के वायसराय इब्राहीमखाँ की पालकी में बैठकर जामा मसजिद 
जामे के विरुद्ध शिकायत की गयी थी; यद्यपि शाहजादे भी सन्नाद की विशेष 
आजा के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। औरंगजेब ने इस सूबेदार को पत्र 
लिखा कि तुम ऐसा कार्य वयों करते हो जिससे संवाददाताओं को तुम्हारे विरुद्ध 
शिकायत करने का अवसर मिलता है । [हमीदुद्दीन ऋत मह॒काम, अनुच्छेद ६] 

(१६) शरीर को सुवर्ण से तोलना भी राजकीय विशेयाधिकारों में से 
एक था, यद्यपि सन्नाद नें कभी-कभी अपने प्रिय पुत्र को भी ऐसा करते की 
आजा दे दी थी । [अब्दुलहमोद झत पादशाहनामा, ज़िल्द २, घृ० ३७७; 
तुजुके जहाँगीरो, ए० १६३] गा 


अध्याय ८ क्‍ 
घसाध्यक्ष (पघत्म्त ०£ एव्प७०७) के रूप में सम्राट्‌ 


१. मुसलिम राज्य में सम्राद के घामिक कार्य 


पूर्वी देशों के इतिहास में सम्रादों द्वारा अपनी प्रजा का आध्यात्मिक नेता 
होने का दावा करने के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। सम्भव है कि मनुष्य 
के स्वाभाविक मिथ्याभिमान अथवा राज्य और घाभिक क्षेत्र में अपना समान 
उच्चाधिकार प्राप्त करने के राजनीतिक अभिप्राय तथा उसके द्वारा सम्राट की 
स्थिति को अनक्रमणीय ( प्रशगःछ््ा06 ) बनाने अथवा इन दोनों ही उद्देश्यों के 
कारण इस प्रकार के दावे किये गये हों । पाँच लाख तलवासों का स्वामी उस् 
तमय तक असन्न नहीं हो सकता है जब तक कि वह अपने प्रति गवे से यह न 
कह सके कि उसने अपनी प्रजा का स्वाभाविक प्रेम तथा स्वेच्छानुरूप आज्ञा- 
पालन प्राप्त कर लिया है। उसमें यह समझने की स्वाभाविक दुर्बलता होती थी 
कि वह दूसरे व्यक्तियों से भिन्न है, उसका सम्बन्ध देवताओं से है और वह अद्ध 
ईश्वरीय मनुष्य के रूप में ईएवरीय अधिकार द्वारा शासन करता है। चाहुकारों 
द्वारा यही विचार रोम के सम्राटों और इंगलैण्ड के स्टुअट्े-वंशीय राजाओं के 
मस्तिष्क में धीरे-धीरे भर दिया गया था । 


मुस्लिम राज्य में इस एक सुविधाजनक उपक्रम (008०0७॥६) मिल गया 

था। बह एक ऐसा राज्य था जिसमें ईश्वर को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न तथा 

उसके सज्नाद्‌ को सिद्धान्त: पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। 
तेह युद्ध-क्षेत्र तथा आम नमाज के समय समान रूप से मुसलमान भक्तों का 

गायक था। वही उस समय का एकमात्र खलीफा था और यदि वह अंपने पद 

के लिए योग्य होता था तो अरब के पैगम्बर का जामा उस पर आ जाता था 

और वह केवल राष्ट्रीय सेना का सेनापति ही नहीं होता था वरन्‌ धर्म का 
' सर्वश्रेष्ठ जीवन-पथ-प्रदर्शक (मुज्तहिद) तथा. इमाम भी होता था । केवल सेना 
हारा शासित रोज्य तथा संकटकालीन स्थिति ने इस अधिकार के पल्‍लवित 

होने में बाधा पहुँचायी थी जिसने" सम्पूर्ण मध्यंबुग- के अधिकांश मुसलिम 


धर्माध्यक्ष के रूप में सम्राद्‌ ११९६ 


भूञदेशों में एक प्रगाढ़ धर्मज्ञ के स्थान पर एक क़र अप सैनिक को एक सफल 
सज्नाद्‌ बनाया था | शताब्दियों के लम्बे तारतम्य के वास्तविक अनुभव द्वारा 
जनता के भस्तिष्क से यह विचार धीरे-धीरे दूर हो गया था कि सुल्तान अवश्य 
ही मुज्तहिद अथवा इमाम भी था, किन्तु वह ऐसा हो सकता था । 


२. एक भहान्‌ पथ-प्रदर्शक के अवतार की लोकेच्छा 


: भगवात के नर-रूप की विचारधारा (&7धए०ए०ए०फ़ञाांड॥) अथवा 
मनुष्य के रूप में ईश्वर-पुजा आर्य जाति का एक महान्‌ शाप है। फारस के 
निवासी इस्लाम के सदृश एक नितास्त अद्वैतवादी धर्म को अपनाने के पश्चात्‌ 
भी इसे दूर न कर सके थे। इस्लाम के सिद्धान्तों के साथ-साथ फारस के निवा- 
पियों द्वारा पूजित विभिन्न अवतार यह सिद्ध करते हैं कि तर-पूजा के 
लिए ईरान कितना उरवंर प्रदेश है। हमें ब्राउन कृत “लिटरेरी हिस्ट्री आँव 
परशिया, जिल्‍द १, अध्याय ६” में इत धामिक आन्दोलनों का पूर्ण विवरण 
मिलता है। सूफीवाद भी, जिसके लिए मुसलिम जातियों में सवसे अधिक फारस 
के निवासियों ने कार्य किया है, उत्पेरित (97७0) अथवा अलौकिक मेधावी 
आध्यात्मिक शिक्षकों को मान्यता प्रदान करता है । 

'इंसाने कामिल' अथवा पूर्ण व्यक्ति अत्यन्त उच्चकोटि की मानवता अथवा 
ईश्वर के साथ तादात्म्य प्राप्त सूफियों को मुसलिम रहस्यवादियों द्वारा प्रदत्त 
उपाधि हैं । पूर्ण व्यक्तिवाद का सिद्धान्त सर्वेश्वरवाद सम्बन्धी एकेश्वरबाद 
पर आधारित है जो सृष्टिकर्ता (अलहक) तथा सृष्टि (अल खल्क) को पूर्ण 
ब्रह्म का पूरक आकार मानता हैं अथवा, जैसा कि एक हिन्दू कहेगा, पुरुष 
और प्रकृति दोनों एक ही वस्तु के दो रूप हैं। एक अरबी रहस्यवादी लिखता है 
कि “मनुप्य में ईश्वर और संसार दोनों रूपों का समावेश है। वह एक दर्पण 
है जिसके द्वारा ईगवर व्यक्त होता है। हम लोग स्वयं ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा 
हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। हम लोगों का अस्तित्त उसके अस्तित्व का 
अत्यक्षीकरण मात्र है ।” पूर्ण व्यक्ति अपने में ही उ्त असीम सत्ता को प्रदर्शित 
करता है और उसी में स्वयं लय हो जाता हैं और वरावर ईश्वरीय प्रकाश के 
माध्यम से ऊँचा चढ़ता चला जाता है जब तक कि वहू उस असीम सत्ता में 
पृर्णतवा विलय नहीं हो जाता और बिलय ही जाने पर देवत्व की मुहर लगा 
देता हैं। तब वह विश्व का कुतुब ( श्षुवतारा) तथा वह माध्यम हो जाता हैं 
जिसके द्वारा यह विश्व सुरक्षित रहता है । वह सर्वशक्ततिमान्‌ है। कोई वस्तु 

उससे छिपी नहीं रहती है। यह उचित ही है कि मनुप्य जाति उसके समक्ष भवित- 


१२० गुगल शासन-परद्धति 


पूर्चक अपना मर्तगः नस बारे म्योति यह विश्व में पश्वर (खुदा) का प्रतिनिधि 
(घाएण्श्लया।) (रातीफा) है। [कुराम, मिह्द २, पृ० र८] इस प्रकार अपमे 
पश्वटीय सथा मानवीय दोनों शपो में वह ईरवट तथा उसके ह्वारा सू्ित वस्तुओं - 
में सम्बन्ध स्थापित करता है। कहर मंसलमानों के झनसार यह प्रतिर्निः 
महापुर्ुष पंगावर मुहम्मद है। अलजिली का यह मस है कि प्रत्येव झुग में 
मुहम्भद एक जीवित फीर मय शव धारण करने है और उसी वेष में वह 
अपना ज्ञान रहस्यवादियों को कराते है । [एनसाइबलोपोश्यि आँव इस्साम, 
जिल्द २, प्‌० ५६१०] 

अपने युग में मनुष्य के रूप में एक ईश्वरीय विश्षक के लिए साधारणनः 
सूफी सम्प्रदाय के मुसलमानों की तथा विशेध रुप से फारसी जाति के सोगों 
की प्रवल उत्कण्ठा थी । हिन्दू एक अवतार का स्वागत मरने के लिए उनसे 
अधिक सैयार है गयोंकि उसका याद विश्वास है कि अतीत में इस प्रकार के 
पहुत-स मवतार हुए हैं और एेश्वर निम्बय ही अवतार सेता है जवधिः पापा- 
धिक्य तथा वर्तमान उपदेशकों द्वारा अशान्त आध्यात्मिक भू में; सम्ताप के 
फारण इसको आवश्यकता पड़ती है । (भगवदगीता) 

३- अकबर द्वारा रवयं को ईश्बर का अभिकर्ता घोपित करना 

जबकि सच्चे अनुयाबी ऐसे महापुदष अयवा तत्कालीन ईश्वर (साहदे 
जर्मा) की आणा करते थे तो यह जानना मानव स्वभाव ये अनुकूल ही होगा 
कि बहुत-से उत्पुक व्यक्ति ऐसे भी थे जो सम्राट मे प्रति घामिक भवित घोषित 


कर भोतिक ताभ प्राप्त करना चाहते थे । ऐसा ही मत अलबदायंनी ने व्यक्त 
किया 


सालहवा शताब्दी के पूर्वाद्ध में भारत वा धामिक बातायरण विद्यत मे 
समाने गतिमान था। इस युग में चतन्‍्य और नानयकः अपने उपदेशों के द्वारा लोगों 
को धम-परिवतंन के लिए प्रेरित करते थे। उस युग की आध्यात्मिक मावश्यकताओं 
वी पूर्ति बार उनके नवीन सत भारत में राज्य-विजयी आन्दोलन सिद्ध हुए, 
जैसा कि ब्लौकमन ने आईने अकवरी की प्रथम जिल्द में अपने अनवाद व: 
+स्तावना मे स्पष्ट रुप से व्यवत्त किया है। प्राचीन कट्टर धर्म से विचलित होकर 

भारत में दूसरे धामिक आन्दोलनों का भी जन्म हुआ था। इनमें महदवी 
सम्प्रदाय अर्थात्‌ वे लोग जो एक नये मह॒दी अथवा सर्वशकितिमान आध्यात्मिक 
पथन्‍भ्रदशक 'की खोज में थे, विशेष उल्लेसनीय है | (महृदवी सम्प्रदाय सत्रह॒वीं 
शताब्दी के मध्य तक बीजापुर में भलीभांति जीवित था और वह अब भी 


धर्माध्यक्ष के रूप में सम्राट १२१ 


गुजरात में फला हुआ है।) [एनसाइकलोपीडिया आऑँव इस्लाम, जिलल्‍द ३, 
पृ० १११] 

जैसा कि अलवदायूँबी ने व्यवत किया है, सम्राट अकवर आंशिक हूप से 
अपने स्वाभाविक दर्प किन्तु विशेष रूप से अपने प्रिय जनों की चाटुकारिता के 
कारण स्वयं को ईश्वर का अभिकर्ता घोषित करने के लिए विवश हुआ था । 

यद्यपि वह अपढ़ था, फिर भी उसने मुज्तहिद अथवा कुरान तथा मुसलिम 
धमंशास्त्र की समस्त विवादग्रस्त बातों की अचूक व्याख्या करने वाले के रूप में 
अपनी मान्यता सुरक्षित कर ली थी (१५७६) । हिन्दू धर्म के प्रति उसके झूठे 
प्रेम, प्रसिद्ध हिन्दू संन्यासियों और पण्डितों के साथ उसकी लम्बी तथा गुप्त 
वार्ताएँ, समस्त हिन्दू रीति-रिवाजों के प्रति सहिष्णुता के उसके निर्देश एवं 
अन्तिम रूप से बहुत-से हिन्दू आचार तथा शिष्टाचार सम्बन्धी नियमों का 
उसके द्वारा पालन करने के कारण हिन्दू उसे अपने में से एक समझते थे । वे 
उसे जगदुगुरु अथवा सम्पूर्ण विश्व का आव्यात्मिक पथ-प्रदर्शक मानते थे और 
उसके मुसलमान प्रशंसकों का संध (विशेष रूप से फारसी लोग) उसे इंसाने 
कामिल तथा साहिबे जमाँ कहता था । 

अपनी प्रजा के धामिक पथ-प्रदर्णक के नाते अकबर ने सर्वप्रथम गुप्त रीति 
. से तथा बाद में काफी विचार-वितिमय के उपरान्त एक पैगम्बर अथवा एक 
अवतार के अन्य बहुत-से विशेषणों तथा विशेषाधिकारों को भी अपना लिया था। 
इसने उसकी कट्टर मुसलिम प्रजा में घोर घृणा उत्पन्न कर दी थी और रूढ़िवादी 
मुल्लाओं के आह्वात पर मुसलमानों के विद्रोह के भय से वह प्राय: रुक जाता था | 


४. धामिक पथ-प्रदर्शक के रूप में अकबर की पूजा 


मैं उसके दरबारी चादुकार अबुल फजल के लखों से उद्धरण द्रण प्रस्तुत 
करता हूँ : । 

“जब कभी भी, भाग्यानुकूल परिस्थितियों के कारण, ऐसा अवसर आता 
है कि राष्ट्र सत्य की पूजा करना सीखे तो लोग अपने राजा की ओर देखते हैँ 
और उसे अपना आध्यात्मिक नेता होने की भी आशा करते, हैं क्योंकि राजा 
में, मनुष्यों से भिन्न, ईश्वरीय बुद्धि की आभा विद्यमान रहती है | आधुनिक युग 
के राजाओं की भी यही दशा है। भविष्यवाणी करने में सिद्धहस्त ,लोग यह 
जानते थे कि वादशाह सलामत का कब जन्म हुआ था और तभी से वे आननन्‍्द- 
पूर्ण प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रहे थे । ह 


2423 मुंग़त घासन-पद्रत्ति 


“बादशाह सलामत ने कष्ट समय के लिए अपने को आवरण से बृद्धिमाती 
के; साथ इक लिया था मानों बह उनेगी आशगाओं के प्रति एक बाहा अबदी 
अपरिचित व्यतित था । किस्मु कया मनुष्य ईए्यरेस्छा कगा उत्लंघन कर सकता 
है ? वह अपने विचारों को व्यक्ष किये बिना नहीं रह सकता हैं। वह भव 

राष्ट्र का आध्यात्मिक पय-प्रदर्भक है। उसमे अब बह द्वार सोल दिया हैर्ज 
उचित मार्ग को ले जाता है और उन सनी लोगो की पिपरासा को शारत करता 
६ जा नत्य का साज मे श्मर-उधर नटकत पिरति १] 


डे सा पक 


सभी राष्ट्रों के लोग, वृद्ध तथा गुबक, परिचित और अपरिचित, दूरस्थ 
एवं तिकटरथ अपनी समस्त कठिनाइयों के दुर करने के! साधनस्वरूप अपने 
बादशाह सतलामत के समक्ष प्रार्थना करते है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो 
जाने पर क्षद्धा से अपना मस्तक नत कर देते हैं । बादशाह सलामत के दरवार 
छोड़ने पर कोई छोड़े से छोटा पुरया अथवा शहर न था जहां से पृदपों तथ 
स्त्रियों के जनसमूह अपने हाथो में भेंठ लेकर तथा अपने अधरों पर प्रार्थना 
लिए हुए न उमड़ पड़ता हो । थे लोग (सप्माद के प्रति किये हुए) अपने प्रतों 
के प्रभावों का उल्लेस करते अथवा अपने द्वारा की गयी उसकी मूक प्रार्थना के 
कारण प्राप्त आध्यात्मिक सहायता का विवरण घोषित करते है। बादशाह 
सज्ामत प्रत्यक का सन्‍्तोपजनक उत्तर देता है और उनकी धामिक व्यग्रता की 
चिकित्सा करता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जबकि लोग उसके पास 
जल के प्याने को उससे फुंकवाने के लिए न लाते हों । बहुत-से श्रीमार व्यक्ति, 
जिनकी बीमारियों को अति विस्यात चिकित्सकों मे असाध्य बतलाया था, इस 
ईएवरीय साधन द्वारा स्वस्थ हो गये थे । 


तवश्तिस्तियों को भरती करने में वादशाहू सलामत द्वारा दिसलायी गयी 
अनिच्छा एवं कठोरता के बावजूद हजारों व्यप्ति ऐसे थे जिन्होंने विश्वास पे 
जाम का अपन कर्धया पर रस लिया था और प्रत्येक ने आशीर्वाद की प्राप्सि 
के साथनस्वरूप नवीन धर्म को अपना लिया था।" [आईने अकवरी, जिलल्‍्द १ 
पृ० १६३-१६५] 


इस नेवीन सम्प्रदाय के सदस्यों के जीवन सम्बन्धी नियम एवं दीक्षा 
संस्कार आईने अकवरी (प्रथम जिल्द, पृ० १६५-१६७) में वर्णित है। अतः. 
यहाँ उनके उद्धरण की आवश्यकता नहीं है । 

दरबार में उपस्थित सभी लोगों को सम्राट को कोरनिश और तस्सीम 
करनी पड़ती थी किन्तु अकबर के शिप्यों को इनके अतिरिक्त सिज्दा अथवा भूमि 


धर्माध्यक्ष के हप में सम्राद्‌ १२३ 


पर अपना मस्तक टेककर साप्टांग प्रणाम भी करना पड़ता था। यह मुस्तलिम 
प्रार्थना के समय किया जाने वाला एक कार्य था इसलिए कटरर सुसलमात इसे 
केवल ईश्वर (खुदा) के लिए किया जाने वाला धार्मिक संस्कार मानते थे | 
अकबर को जन-सन्तोप के समक्ष शुकता पड़ा और उसे अत्यन्त बुद्धिमानी से 
इस साप्टांग प्रणाम को दरवार-लास के अतिरिक्त और सब स्थानों पर करता 
बन्द कर दिया था। इसका प्रचलित वाम जमीन-वोस अथवा सिहासन के समक्ष 
भूमि-चुग्बल था। आदर प्रदर्शित करने की यह निक्ृष्ट प्रथा प्राचीन फारस 
तथा हिन्दू रियासतों में भी प्रचलित थी । जैसा कि हम नित्य अपने चारों ओर 
देखते हैं, धामिक नेता इसके एकमात्र अधिकारी हैं। अवुल फजल इसे यह 
कहकर उचित ठहराता है.कि “वे लोग बादगाहु सलामत के समक्ष उसी प्रकार 
साप्टांग प्रणाम करते हैं जैसे कि वे ईश्वर के समक्ष करते हैं क्योंकि राजपद 
इंश्वरीय शक्ति का चिह्न है।” [आईने अकबरी, जिल्द १, पृ० १५६] 

- मुसलमानों. के लिए यह प्रथा अत्यन्त घृणास्पद थी और यद्यपि जहाँगीर 
ने इसे कायम रखा था किल्तु शाहजहाँ को जनता की राय को मानना पढ़ा 
और अपने सिहासनारूढ़ होने,के समय इसे समाप्त कर देना पड़ा । 

दर्शनाथियों अथवा उन लोगों ने जो प्रात:काल एक मूर्ति की भाँति सम्राद 
के मुख का सर्वप्रथम दर्शन किये विना न तो अपना देतिक कार्य आरम्भ 
करते हैं और न सबेरे का नाश्ता ही करते हैं, (उसके पुजारियों का) एक 
तया सम्प्रदाय बना लिया था और विशेष नियमों का अनुसरण किया था। 
[आईने अकबरी, जिहद १, पृ० २०७] . 

: शाही भवन के दास भरी. नाममसात्र के लिए सम्राद के शिष्य बना लिये गये, 
जेसा कि दरवारी इतिहासम लिखता है : 

“बादशाह सलामत, धामिक दृष्ठिकोण से, वन्दा अथवा दास नाम से घुणा 
करते हैँ क्योंकि उनका यह विश्वास है कि स्वामित्व ईश्वर के अतिरिक्त और 
किसी का नहीं है। इसलिए वह इस वर्ग के लोगों को चेला कहकर पुकारता 
है। हिन्दी में यह शब्द एक स्वामिभकत शिष्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
बादशाह सलामत की अनुकम्पा के कारण उत्में से बहुतों ने सुख का मांगे 
चुता है (अर्थात्‌ अकंवर के ईश्वरीय धर्म को स्वीकार कर लियो है) । [आईने 
अकबरी, जिल्द १, पृ० २५३] 


५ सम्राद की घामिक उपाधियाँ . 
सम्राट का लोगों का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक होने तथा अपने बेयवितक 


१२४ मुगल शासन-पद्भति 


शिप्यों को दीक्षित करने की परम्परा औरंगलब के शासनकाल में भी प्रचलित 
रही यद्यपि उस सम्नाद ने अपनी बद्भर धर्मपरायणता, योगी सदृूश् फोर जीवन 
तथा चमत्वारिक णवित के द्वारा लोगों मे अपनी ओर जाकपित कार लिया 
था। यही कारण था कि लोग उसे आलमगी र, जिन्दा पीर अर्थात्‌ जीवित यति 
आलमगीर कहा करते थे। ५६५० £७9 में जन्र सम्राट कृष्णा नदी के 
तट पर बद्री के पास सेसा डाले हुए पड़ा था, मीरेनुजुफ, सलाबतर्सां, 
ने एक ऐसे व्यक्ति को उसके समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसने बादशाह 
से वाहा कि मैं बंगाल के दूरस्थ प्रदेश से बादशाह सलागत का मिष्स होने की 
इच्छा से यहाँ आया हूं । इस पर औरंगजेब एक ब्यंग्यपूर्ण हँसी हँसा और सान 


का 


का लगभग सी रुपये नकद ओर चाँदी तथा सोने के कुछ हकाड़ों को उसे भेंद 


करने के लिए दिया । उसने उससे यह भी यहा कि “उससे कह दो कि लिस 
अनुकम्पा की वस्तुतः बह मुझ से आशा कर रहा था बह यही है ।" उस ब्यपित्त 
ने रुपया फेंक दिया और स्थयं नदी में कूद पड़ा । दरबार के कर्मचारियों ने 
उसे बचा लिया | सम्राद्‌ ने उसे सरहिस्द के एक प्रसिद्ध सुसलमान विद्वान के 
पास इस प्रार्थना के साथ भिजयाने का आदेश दिया कि; यह उसे अपना शिष्य 
बना ले | [मासीरे आलमगोरी, पृ० ३३३-३३४] 

सम्राट के प्रति दिखलायी गयी धामिक श्रद्धा के प्रतीक-स्वरुप उसके पुभ् 
तथा उसकी प्रजा सम्पूर्ण मृगलकाल में पैगम्बरों के योग्य उपाधियों का प्रयोग 
कर उसे सम्बोधित करते थे । अर्थात्‌ ये सम्राद को 'किब्ला व कावा' अथवा 


मवका के काले मन्दिर व जैरूसलम के मुलेमान के मन्दिर की भांति वह केर्द्र- 
बिन्दु जिसके चारों ओर एक भवक्‍त प्रार्थना के समय घूमकर चवकर लगाता है 


ऊतुब अथवा धर्म का धुवतारा तथा पीर व मुणिदे आलम वा अलामिया अथवा 
दुजहाँ अथवा दीन वा दुनिया अर्थात्‌ संसार तथा उसके निवास्तियों अथवा इस 
लोक और परलोक का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्भक तथा शिक्षक कहकर सम्बोधित 
करते थे । 


अकबर का अनुकरण कर उसके समकालीन वीजापुरी सुल्तान इद्राहीम 
आदिलशाह द्वितीय ने जगदुगुरु की उपाधि धारण की थी । साधारणतया योगों 
का यह कहना था कि वह हिन्दू धर्म एवं उसकी प्रथाओं वी ओर पुका हुआ था, 
हथ पर ही जीवन-निर्वाह्‌ करता था और अपनी राजधानी के नगर दुर्ग की 
भीतरी खाई के पश्चिमी किनारे पर एक छोटे-से मन्दिर में हिन्दू देवता 
नरसोबा' की पूजा किया करता था। उसके मुसलिम इतिहासज्ञ ने इस आरोप 


धर्माध्यक्ष के रुप में सम्राट १२५, 


का कि उसने इस्लाम धर्म त्याग दिया था, खण्डन करने का प्रयास किया है । 
[बसातीनुस सलातीन, पृ० २५९-२६०, २६४] किन्तु वह स्वीकार करता हैं 
कि साधारण बोलचाल में वह उसे जगदुगुरु कहा करता था । | बाम्बे गरजेटियर, 
जिल्द २३, पृ० ६३६ में भी. इसका उल्लेख है | 
जैसा कि हम लोगों से देखा है, भुगल सम्राट भी जगदुगुरु अथवा संसार 
के सवश्रेष् धामिक प्रधान होने का दावा करते थे । किन्तु ये धार्मिक गुर 
विवाहित थे और यदि उनकी पढरानी उनकी आध्यात्मिक उपाधियों में भाग 
गहों लेती थीं तो यह असंगत हो जाता था। इस प्रकार हमें जात हैं कि जहाँगीर 
की पत्नी, जो जोधपुर की राजकुमारी और शाहजहाँ की माता थी, जगत- 
गसिइनों अथवा विश्व की स्त्री-धर्मगररु कहलाती थी ।[तुज॒के जहाँगीरी, पृ० ५] 


मुगल चादशाहों के इस वात के बहुत-से ऐतिहासिक सादश्य मिलते 
अली-वश के पक्ष में एक धार्मिक आन्दोलन के आधार पर बगदाद के अब्बासी 
उलीफा गही पर बैठे थे और सब ने जिस * प्रकार पूर्ण रूप से अपनी प्रजा की 
राजनीतिक वफादारी का दावा किया था उसी प्रकार पैगम्वर के वंश से 
अपनी उत्पत्ति होने के कारण मुसलिम-जगत्‌ के आध्यात्मिक सम्मान का भी 
' दावा किया था | 

इसी प्रकार फारंस के सफवी-बंश ने भी सर्वप्रथम धामिक नेता होने का 
दिखावा कर एक विश्ञेप प्रभाव और अनुय्ागियों का एक प्रवल दल उत्पन्न कर 
लिया था। तत्पण्चात्‌ उन्होंने आसानी से उस देश का राजसिहासन भी 
हेसगत कर लिया था। सिक्‍खों के गुर भी आरम्भ में साधारण तौर पर 
धामिक पथ-प्रदर्शक ही थे और अस्त में जनता के शासक और योद्धा हुए। 
आज भी वे अपने अनुयायियों द्वारा दस वादगाह' कहे जाते हैं | 


६ सुन्नी धामिक कट्टरता के नायक के रूप में औरंगजेव और 
दियाओं का अवदमन 


अपनी प्रजा के सीधे तथा वैयवित॒क धामिक शिक्षक अथवा जगदुगुर अथवा 
एक उत्प्रेरित [777०0 ) तथा दैवी शवित दिखलाने वाले फकीर के पद, जिसके 
लिए अकव॑र और इब्राहीम आदिलशाह लालायित थे, तथा सिहासनाझूढ एक 
दवेश को उपाधि अथवा जिन्दा फकीर, जिस नाम से औरंगजेब को पुकारा 
जाना अच्छा लगता था, के अतिरिक्त मुग़ल सम्राट वैधानिक विधि के अनुसार 
प्रभावशाली धर्म की कार्यकारिणी के प्रधान भी थे। तत्कालीन ज़लीफा होने 
के कारण कट्टर धर्म भर्थात्‌ इस्लाम के सन्नी सम्प्रदाय को लाग करना उसका 


१२६ मुगल शासन-पद्धति '' 


कर्तव्य था। राजनीतिक विचारधाराओं तथा. उससे अधिक सहि्णु उसके 
पूर्वजों ने (फारस तथा मध्य एशिया दोनों के) औरंगजेव को बहुत-से शियाओं 
की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए वाध्य किया था * किन्तु उनका भी भाग्य 
अच्छा नहीं था। अपने शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में अपने भाइयी के साथ 

हुए उत्तराधिकार के युद्ध में वह मीर जुमला तामक एक शिया का अत्यन्त ऋणया 
था किन्तु वृद्धावस्था में उसके धामिक विचार अत्यन्त संक्रुचित हो गये थे जिसके 
फलस्वझूप इस सम्प्रदाय को उसके दरवार में कोई स्थान नहीं रह गया.वा। 
इस सम्राट के पत्रों में तथा उसके शासनकाल के सरकारी इतिहास में भी 
शिया विरोधी भावनाओं के वहुत-से उदाहरण मिलते हूं । 

उसकी दृष्टि में शिया नास्तिक (रफीजी ) थे और वह साधारणतंया फार- 
सियों को मृतक पशुओं का मांस खाने वाला राक्षस कहा-करता था (ईरानी 
गुले-वयावानी ) किन्तु उसकी यह भावना सफवी शाह-के प्रति उसकी राज- 
नीतिक घृणा के कारण हो सकती है । अपने एक पत्र में उसमे एक अमीर हारा 
रफीजीकुश अथवा शियाहनता नामक कटार के मेंट के अवसर.पर अपनी 
प्रसन्नता का उल्लेख किया है। साथ ही, उसी आकार और नाम के कुछ 
और खंजरों को अपने लिए तैयार करने के आदेश का भी उल्लेख है ।[ रक्‍काते 
आलमगौीरी, पृ० १३३] २०२ रा 8 

इसका परिणाम यह हुआ कि उसके शिया अधिकारियों को अपनी. सुरक्षा 
के लिए छलपूर्ण व्यवहार का आश्रय लेना पड़ा । ्ररररररर्ः 

वदख्शां के राजा का पौत्र सरबुलन्द्खाँ १६७२ ई० से. १६७६ ३० 
तक औरंगजेब का द्वितीय वख्शी था । एक दिन चादशाह सलामत ने य 
शिकायत की कि सरबुलन्द के शब्दों में शिया सम्प्रदाय की-कुछ -गन्ध है । 
इस पर खान ने उत्तर दिया कि ”हाँ, बुखारा के बहुत-से सेयद इस सम्प्रदाय 
के हैं । मेरे भाषण में उनसे मेरे पहले के सम्पर्क के प्रभावों के अब भी चिह्न 
विद्यमान हैं किन्तु मैं इस धर्म का पक्का अनुयायी नहीं हूँ । दुर्भाग्य से, यथ्वपिं 
मैने अपने को इस घ॒ममं से अलग कर लिया है किन्तु फिर भी उसे पूरा नहीं कर 
सका हूँ ।” इसी स्रोत के आधार पर हमें यह भी घिदित है कि यही सरवुलन्द्खा 
फारसियों का पक्षपात करता.था और उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति के 
लिए बादशाह से सिफारिश किया करता था । यद्यपि औरंगजेव/ इस जाति पर 
विश्वास नहीं करता था किन्तु फिर भी लेखाकंर्म और वित्त-व्यवस्था में उनकी 


अद्वितीय योग्यता के कारण वह उन्हें नियुक्त" करने के -लिए वाध्य था | 
[हमीदुद्दीन कृत अहकाम, अनुच्छेद ३८ और ३६ ] 


धर्माध्यक्ष के रूप में सम्राद १२७ 


' औरंगजेब-के दरवार में शिया सम्प्रदाय के अमीरों की स्थिति उनके स्वामी 
- की धामिक कट्टरता के कारण पर्याप्त शोचनीय थी। साथ ही, सुन्नी सम्प्रदाय की 
विभिन्न जातियों के तूरानी अथवा अफगानी अमीरों के ईर्ष्यालु विरोध के 
कारण उनकी स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गयी थी। अठारहवीं शताब्दी में 
मुग़ल दरवार में फारसी और तुर्की दलों अथवा ईरानियों और तूरानियों का 
उसी प्रकार स्पष्ट विभाजन हो गया था जिस प्रकार पद्धहवीं शताददी में बहमनी- 
वंश के सुलतानों के अधीन उनका विभाजन हुआ था और जिसका परिणाम 
तूरानियों के लिए अत्यन्त घातक हुआ । वनियर तथा मचुची जैसे यूरोपियन 
यात्री. भी दिल्ली की शाही नौकरी में और विशेष रूप से उस समय जब फारस 
. से एक दूत के आने की आशा की जाती थी, इस दोनों जातियों के मध्य स्वार्थ 
सम्बन्धी शत्रुता तथा नीति सम्बन्धी स्पष्ट भेदभाव को जाने बिना नहीं रह 
सके । [स्टोरिया डु मोगोर, जिल्द २, पु० ५०, ४३; वर्नियर, ट्रेवल्स, पृ० १४६- 
१४३] बंवाहिक सम्बन्ध भी इस साम्प्रदायिक झगड़े को शान्त न कर सका 
क्योंकि शिया लोग स्वाभाविक रूप से अपने ही क्षेत्र के अन्तर्गत विवाह करना 
चाहते थे और सुन्नी लोग शिया लड़कियों से विवाह न करने के लिए प्रसिद्ध 
थे। इसी सम्बन्ध में हमीदृद्दीनसाँ कृत अहकाम से हमें ज्ञात होता है कि 
रहुल्लाखां प्रथम ने जो १६८२ से १६६२ ई० तक औरंगजेब का वेतनाध्यक्ष 
था, अपनी पृत्यु के समय उत्तराधिकार पत्र में सुन्नी बर्मे के लिए शिया धर्म 
के त्याग का उल्लेख करते हुए सम्राद से अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह 
मुन्नियों से करने की प्रार्थना की थी । यद्यपि इस रुहुल्लासाँ का सम्बन्ध बहुत 
ऊँचा था, अर्थात्‌ उसकी माता सम्राद की माता की वहन थी, फिर भी एक 
साधारण अमीर सियादतर्खा ने उससे विवाह करना अस्वीकार कर दिया था 
पयोकि उसे सन्देह था कि उसकी लड़की भी सुत्नी धर्म को ने मानकर अपने 
पतृक घमर अर्थात्‌ शिया मत को ही मानती है। [हमीदुद्दीन कृत अहकाम, 
अनुच्छेद ६६] 
सम्राट्‌ को भी रहुत्लाखाँ द्वारा सुन्नी धर्म को ग्रहण करने की सच्चाई 

शक था जौर यह शंका सत्य भी सिद्ध हुईं। खान ने अपनी मृत्युशय्या पर से 
सम्राट से अपने णव को कफनाने तथा धोने के लिए एक जाही सुन्नी काजी को 
भेजने की प्रार्थना की थी । किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जब काजी उसके घर 

(वां तो उसे एक ऐसा पत्र दिखलाया गया जिसमें मृत व्यक्ति ने उससे 
अपने दफनाने का प्रवन्ध करते का भार अपने विष्वस्त नौकर जाया बेग को 
सॉपने की प्रार्थना की थी। काजी यह शानता था कि यह व्यवित एक लिया 


१्र्८ मुगल शासन-पद्धति ' 


धर्मेश और पुजारी है और एक कथित नौकर है । उसने इस घटना के नये रूप 
से सम्राट को अवगत करा दिया । तब औरंगजेव ने क्रोधपूर्ण शब्दों में इसका 
उत्तर दिया 

“काजी उसके घर से चले आये | दिवंगत खान ने अपने जीवन में धोखा देने 
की आदत डाल रखी थी और अपनी मृत्यु के समय भी उसने उसी अप्रिय पाप 
का अनुसरण किया । किसी व्यक्ति के धर्म से मेरा क्या सम्बन्ध ? 


किन्तु शिया लोगों को अपना धर्म छिपाने के वहुत-से कारण थे। 
औरंगजेव के एक पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एक 
समय वह लाहौर के वेतनाध्यक्ष और दो नाजिमों के शिया होने पर इतना 
वौखला गया था कि उसने फौरन ही प्रथम को कहीं दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित 
करने का आदेश दिया । [कालीमात-ते, पृ० १६अ] अपने शासनकाल के 
अन्तिम दिनों में उसने अमीर शिया लोगों की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्तकी 
अस्थियों को चुपचाप कर्वबेला" और मश्शाद में दफनाने के लिए भेजने की भ्रथा 
पर आपत्ति की थी।. इसे वह अन्धविश्वास मानता था। [कालीमात-ते 
पृ० ११अ] यच्पि वह स्वयं पत्थर पर पंगम्बर के पद-चिह्नी एवं उनके 
वालों (आसारे-शरीफ) को सजाकर मूर्ति-पूजा का स्वांग रचा करता था | 


७. मुसलिम भारत में शिक्षा 


मुग़लकालीन भारत में मध्यकालीन यूरोप की भाँति शिक्षा धर्म का एक 
अंग थी और राज्य का शिक्षा पर होने वाला व्यय दान मद से सदातन्नत 
वॉँटने के लिए नियुक्त शाही अधिकारी (सदर-उस-सद्र) के हाथों से अदा किया 





न + , ० >नकर०+-. 


औरंगजेब के सिहासनारुढ़ होने के पूर्व ३ नवम्बर, १६७२ ई० की प्रथम 
तीन खलीफाओं को बुरा-भला कहने के कारण उस समय के एक पुराने 
नौकर का सिर काट दिया गया था।| भासीरे आलमगीरी, पृ० १२० | सम्राट 
ने किसी भी नव-नियुक्त अमीर की उपाधि में अली" शब्द के प्रयोग 
करने पर आपत्ति की थी। [मासीरे आलमगीरी, पृ० ३१३] एक पत्र में 
एक कहानी का वर्णन करता है जिसमें किस प्रकार एक सुच्नी 
इस्फान में एक शिया को मार डाला और फिर अपनी सुरक्षा के 
लिए भाग गया। [आई० ओऔ० एल०, १३१४४फ, ३४ंब] वह आदेश 
देता है कि भारत में आये हुए ईरानी पश्चिमी समद्र-ततत के किसी भी 
बन्दरगाह पर नियुक्त न किये जाये ।[ कालीमात-ते, पृ० १४१अ] औरंगजेव 
के शासनकाल में प्रथम तीन खनीफाओं की निनन्‍्द्रा करमे के कारण 


शियाओं को मृत्यु-दण्ड देने के बहुत-से उदाहरण तीरीखे काश्मीरी आजमी 
में दिये हुए हैं। 


है| 


धर्माव्यक्ष के रूप में सम्राट १२६ 


जाता था। अपार गैर-मुसलिम जनता इस राज्य-दाव के क्षेत्र के वाहर थी। हमें 
औरंगजेव के शासनकाल के प्रारम्भिक समय का एक फरभात प्राप्त है जिसमें 
इस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वह गुजरात के दीवान को 
आदेश देता है कि प्रति वर्ष राज्य की ओर से अध्यापक नियुवत किये जायें 
और सूबे के संदर की सेस्तुति (ए९०णाधशावेषंणा) के अनुसार तथा अध्या- 
पक की मुहर से -तस्दीक होकर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाये । इस” धन का 
भुगतान जन-कोप से किया: जाय । इसके लिए अनुदान बहुत कम था क्योंकि 
हमें केवल तीन ही मौलवियों--एक अहमदाबाद, दूसरा पाठन, तथा तीसरा 
पृरत--की नियुक्तित एवं पंतालीस छात्रों के:ही वृत्ति पाते का उल्लेख मिलता 
है। [सोराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २५८] * 


मरठों (खानकों) को जब साधारण दाताओं से दान नहीं मिलता था तो वे 
शासन की ओर से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे और उनसे यह 
भाशा की जाती थी कि वे धामिक एवं साधारण शिक्षा देने में ईसाई समाज 
के बड़े गिरिजाघरों का सो कार्य करें । दिल्‍ली की सरकार सरहिन्द, सियाल- 
कोट तथा कुछ अन्य नगरों के प्रसिद्ध विद्वानों के परिवारों को भत्ता देती थी, 
जो कि अपने घरों में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे | किन्तु जब इन परिवारों से 
विद्वान व्यक्तियों का निकलना बन्द हो गया, तो इन स्कूलों का अन्त हो गया। 
हम दरबार के कवियों से सम्बन्धित विपयों की चर्चा कर मुगल भारत 
के शिक्षा सम्बन्धी अपने विवरण को समाप्त कर सकते हैँ। ये ईरान में 
पंदा हुए ईरानी भरे । औरंगजेब सदुश कट्टर सदाचारी सम्राद्‌ के अतिरिक्त 
वे अन्य सभी सम्राटों से अपने गीतों के लिए उचित सहायता पाते एवं भली- 
भांति पुरस्कृत होते थे । ये गीत विजय-समारोह, शाही विवाह, राज्याभिपेक, 
जन्म-दिवस तथा दरवार के दूसरे उत्सवों को मनाने तथा सम्राट की प्रिय 
इमारतों एवं सिहासनों के हेतु अभिलेख (खुतबा) तैयार करने के लिए लिखे 
जाते थे । इत कवियों में से एक कवि को चार पंवितयों के एक चुटकुले के 
हि 2754 8 
भोखको में शिक्षा पर राज्य-ब्यय कुछ उत्माओं के भत्ते तक गा 
था। जनस्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं किया जाता था। किन्‍्हीं शहरों 
+ ऊुछ अस्पताल अवश्य थे जहाँ कुछ इने-गिने दुखी जीव कूड़-करकट 
: में पड़े रहते थे जिन्हें भूख से मरते से बचाने भर के निमित्त हवस तथा 
जनता से पर्याप्त दान मिन्न जाया करता था । [ एनसाइवलोपीडिया आँव 
इस्लाम, जिल्द ३, पृ० १७०] उस समय सिस्र में अल अजहर नाम का 
एक बहुत बड़ा कालेज था | 


१३० मृग़ल घासन-पद्ति 


लिए दस हजार की एक शैली मिली थी । इसमें उससे एक खिसियाये हुए सेंदाः 
हारा सम्राद जहागीर के समक्ष एफ जंगली भेसे को मार गिराने का वर्णन 
किया था | [ तजकीरे सरयःश ] 5 

सनरहदा शताब्दी में थे कवि दरबार के हफीमों से अन्म अथवा विवाह द्वारा 
अत्यन्त घनिप्ठ सम्बन्ध रसते थे। मे हकीम अधिकतर ईरानी थे । ईरान के 
शाह के यहाँ से भागा हुआ हकीस दिल्‍ली दरवार में अवश्य हादिक स्वागत पाता 
था । [बछ्ुल हमीद फ़ूत पादशाहनामा, जिल्द ३, पृ० ३६७-३६८;३ आलमगौर- 
नामा, पृ० १४४] 

प्ने हैरानी कवियों और चिकित्सकों के परिवारों की स्पियाँ मिक्षित और 
योग्य थीं। वे अस्तःपुर में दाजवुमारियों को पढ़ाने तथा शाही दान को स्त्रियों 
में वितर्ति करने के लिए नियुक्त थीं। स्थियों में दान वित्तरण करने का 
अधिकारी होने के नाते उन्हें 'सदर उप्निमा' अथवा सिवप्रियों के लिए सदाद्त 
करने के लिए नियुकत्त अधिकारी कहा जाता था । सम्नाजी मुमताजमहल वंगे 
मित्र एवं उसकी लड़कियों की अच्यक्षा सितिउप्रिया का जीवन शाहजह 
के वैभवपूर्ण समग्र के अन्तःपुर की संस्कृति का एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत 
परता हू। [स्टडोज़् इन मुगल इण्डिया, पृ० २१-२६ ] 


| . अध्याय ६ 
सामन्तशाही (4775००००८७) की स्थिति 


१, अमीरों की सम्पत्ति को जब्त करना 


भुगल-सा म्राज्य में प्रचलित एक विचित्र तत्कालीन प्रथा को देखकर यूरोपीय 
यात्री दंग रह गये थे अर्थात्‌ उस समय अभीरों में वंशानुगत सम्पत्ति का अत्यन्त 
अभाव था। सन्‌ १६०६८ में जैसा कि कप्तान हाकिन्स ने कहा था : 

“अपने अमीरों के कोप पर, उनके मर जाने के पश्चात्‌, अधिकार कर 
सेने और उनके बच्चों को स्वेच्छानुसार कुछ दे देने की तत्कालीन मुग्रल सम्राट्‌ 
के यहाँ की प्रथा है । किन्तु साधारणतया सम्राट उन वच्चों का उनके पिता की 
भूमि पर अधिकार मानकर और उसे उसमें बाँटकर उनके साथ अच्छा व्यवहार 
करता है। सबसे बड़े पुत्र की वह बड़ी प्रतिप्ठा करता है जो आगे चलकर 
अपने पिता की समस्त उपाधियाँ प्राप्त कर लेता है ।” [पर्चे, जिल्द ३, पृ० ३४] 

यहाँ हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अधीनस्थ राजाओं तथा 
जमीदारों के अतिरिक्त मुग़लकालीन भारत में कोई दूसरा वंशानुगत भू-स्वामी 

हीं था । सभी अमीर राज्य के नौकर थे और अपनी नौकरी की अवधि तक 
सेवा के बदले में मिली हुई जागीर पर अपना अधिकार रखते थे। उनके मर 
जाने पर उत्तकी भूमि स्वतः राज्य के पास चली जाती थी । किल्तु उतकी 
वयक्तिक सम्पत्ति क्‍यों जब्त कर ली जाती थी ? 

वर्नियर इस प्रथा को वर्बर कहकर उसकी निन्‍्दा करता है और उसके 

परिणामों का इस प्रकार वर्णन करता है... े 

जो लोग राजा के यहाँ नौकरी करते समय मर जाते हैं उनकी सम्पत्ति 
का राजा के स्वत्त: एकमात्र उत्तराधिकारी होने की वर्वर और प्राचीत प्रथा 
इस देश में प्रचलित है ।” [बनियर, हँवलस, पृ० १६३] पे 

सम्पूर्ण मृग़ल-साम्राज्य में भूमि 'सम्राद्‌ की समझी जांती है अतः यह 
किसी सरदार, माक्विस (प्रधापुष्“ंआ।/०» (राजदरबारी) अथवा ड्यूक 
(00७॥९४) की रियासत नहीं हो सकती है । राजकीय अनुदान में केवल पेंशन 
ही सम्मिलित है--वह चाहे-भूमि (जागीर) के रूप में हो अबवा वेतन (त्नख्वाह) 


१२२ मुगल शासन-द्षत्ति 


के रूप में हो। इसे सझाद खेच्छा से देता है, स्वेच्छा से इसमें वृद्धि करता हैं 
और स्वेच्ठा से ही छीन भी लेता है। हिन्दुस्तान के अमार न ता सून्वामा 
हो सकते है और से फ्रांस के अमीरों की भाँति स्वतस्त रूप से भूमि-कर हो प्राप्त 
कर सकते है | पेंशन ही उनकी एडमान आय है जिसे सम्माद क्षमनी स्वेच्छा स 
स्वीकृत करता अथवथा छीन लेता है। इस पेंशन से वंचित हो जाने पर मे 
अत्यन्त नगण्य हो जाते है ।” [बनियर, ट्रंवल्स, पु० ५, ६५ | 

“उनकी सभी सम्पत्ति का सम्माद ही उत्तराधिझारी होता हैं अतः कोई 

| परिवार अधिक समय तक अपनी प्रतिप्ठा नहीं बनाये रह सकता ह। अमार 
की मृत्यु के पण्चात्‌ शीघक्ष उनयी प्रतिप्ठा कगा अन्त हो जाता हूं। उनके इुद्ा 
बबा कम से कम उनके पौधों मी दशा साथारणतया भिसमंग्रों को सी हा 

जाती है और वे अष्यारोहियों की सेना में एक साधारण सवार के रुप में भरती 
होने तक के लिए विब्रश हो जाते हैं । फिर भी सम्माद्‌ आमतौर से विघवार 
को और कभी-कशी परिवार के लोगों को धोड़ी-सी पेंगव दे देता है और यदि 
अमीर दीर्घायु टै तो वह राजकीय अमुग्रह द्वारा अपने बच्चा की तरपती का 
सकता है ।” [वरनियर, ट्रेंवल्स, ए० २११-२१२ | 

औरंगजब के पत्नों में हमें सिम्नलिरित बुःछ रैसे अंज मिलते हैं जो उस समय 
वी वास्तविता परिस्थिति से अपसिवित पाठकों को आश्चर्यचकित फर सकते 
है। “अफगानिस्तान का गवर्नर अमीरखा (जो बीस वर्ष तक गवर्नर के पद-पर 
रहा) मर गया है । मुझे भी मृत्यु निश्चित है । लाह दीवान को मृतक पे 
सम्पत्ति को अत्यन्त परिश्रम तथा यत्न से झुर्क करने के लिए लिखों जिससे 
छोटी-बड़ी कोई भी बस्तु--यहां तक कि घास का एवं लिनका भी--छूदन न 
पाग्रे । वाद्य स्रोतों से सूचना प्राप्त कर लो और किसी भी स्थान पर पास्य 
प्रत्येक वस्तु को अपने अधिकार में कर लो क्योंकि ईश्वर के दासों (सम्राटों) 
का यह उचित अधिकार है |” [रुपकाते आलमगीरी, पन्न ६€£ |] 

राज्य में बंतुलमाल नाम वा शक,स्थासी विभाग था जिसमें उत्तराधिकारी 
छोड़े थिना मरे हुए व्यवितयों की सम्पत्ति जब्त की जाती थी । राज्य के 
अमीरों एवं अधिकारियों की सम्पत्ति भी उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जब्त कर ली 
जाती थ्री और इसी में रखी. जाती. थी" ह 








_हेदायेतुल कवायद, तथा मीराते अहमदी, जिल्द २, पृ० १८४ के अनुसार 
अन्तिम प्रकार की सम्पत्तियों को अमवाल कहते हैं और इस प्रकार इस 
विभाग को बेंतुलमाल का अमवाल कहा जाता 


सामन्तशाही की स्थिति १३३ 


. २. मृत्यु के पश्चातु व्यक्तिगत सम्पत्ति की जब्ती का कारण 


अमीरों की मृत्यु के पश्चात्‌ उतकी सम्पत्ति के प्रत्यक्ष अपहरण का निर्दिष्ट 
कारण यह था कि सभी अधिकारी पहले ही धन तथा वस्तुओं को लेकर अथवा 
अपती सेवाओं द्वारा अजित धन तथा सम्राट के निमित्त उनके द्वारा भरती किये 
लोगों के सामान तथा संख्या के आधार पर प्राप्त धन के विरुद्ध इन अग्निम धनों 
को दिखाकर राज्य का हिसाव किये बिना ही अपनी जागीर की आय को प्राप्त 
कर लेने के कारण शासन के ऋणी रहतें थे। इस प्रकार के सैनिक हिसाब को 
समझते में देर लगती थी और किसी भी अधिकारी के जीवनकाल में वह कठिनाई 
से ही पूरा हो पाता था। इसके अतिरिक्त एक सेनानायक द्वारा अपने आकस्मिक 
खचों को रजिस्टर (दाग वा ताशीहा) में चढ़ा लेने के पश्चात्‌ ही उसके द्वारा 
अजित वेतन का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता था। साथ ही घोड़ों को 
मंजूरी के पश्चात्‌ उन्हें दागा जाना व वर्णवात्मक नामावली (चेहरा) द्वारा 
उनके अधिकारियों की पहचान भी आवश्यक थी। ऐसा करने में समय लगता 
था और शान्ति के समय के अतिरिक्त यह कार्य कभी भी सन्तोपजनक ढंग से 
नहीं किया जाता था । हम लीगों को प्रायः ऐसे अधिकारियों के वारे में पढ़ने 
का अवसर मिलता है जिन्हें 'दाग' क्षम्य थी और जिन्हें अति-आवश्यकता 
अथवा कष्ट के समय अपनी सेना का निरीक्षण कराये बिना अथवा यथारीति 
रजिस्टर तैयार किये बिना ही वेतन का भुगतान कर दिया जाता था । 
विशेष रूप से उस युग में जबकि प्रायः युद्ध हुआ करता था, स्वभावत: 
सैन्य-लेखा बड़ी घुरी तरंह से रखा जाता था और इसे लिखने तथा इसकी जाँच 
करने में वर्षो लंग॑ जाते थे । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अन्तर्गत प्रथम सिक्ख युद्ध में भाग लेने वाले अंग्रेज सिपाहियों का 
वेतन अधिक समय तक समायोजित नहीं हो सका था और उन्हें केवल तीन 
था चार वर्ष के पश्चात्‌ ही.पूरा- भुगतान किया जा सका था। [बेंक्रापट कृत 
फ्राम रिक्रूट हू स्टाफ सार्जेण्ड | 
- मुग़लकालीन भारत में यह दशा और भी ख़राब थी। सेतिक को वेतन देने 
वाले कार्यालय के वलकों की वेईमानी और उनका विलम्बीपन सैनिक-बर्ग के लिए 
अत्यन्त निराशाजनक था । बंगाल में १६५६ से १६६५ ई० तक मीर जुमला 
और शाइस्ताखाँ के अधीन शिहाबुद्दीन तालिश नामक एक अधिकारी संनिकों द्वारा 
इप्त कारण उठाये गये दुखों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।' वह लिखता है 
कि “मुझे पूर्ण आशा है कि चोरी करने वाले बलकों के अत्याचारों हारा कुचल 


१३४ मुगल शासन-पद्धति 


जाने तथा परेशान किये जाने के तथ्य तथा सैन्य-वर्ग के कप्ट को कोई व्यक्ति 
स्व॒तन्त्रतापूर्वक स्पष्ट रूप से सम्राट से कह देगा | **'हिन्दू कल तथा पिनकी 
(%०एछ४४) लेखक सेना के साथ अग्निपूजक दासों तथा एक यहूदी के कुत्ते से 
भी बुरा व्यवहार करते हैँ ।/ इसके पश्चात्‌ इस बात का विशद वर्णन है कि 
वृत्ति पाने वालों को अपनी वृत्ति पाने के पूर्व कचहरी में किस प्रकार रिश्व्ते 
देकर अपने को लुटवाना पड़ता था । [वोडालियन, मूल पांडुलिपि, पृ० ५८६, 
फोलियो १२९व-१३१अ ] है 


निम्न कहानी द्वारा मनुची सैनिकों का वेतन देने वाले कार्यालय के क्लकों 
की शक्ति एवं धृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत करता है : 

“शाहजहाँ के समय में एक सैनिक अपना वेतन लेने गया ! व्यस्त होने के 
कारण सम्बन्धित अधिकारी उसकी ओर तत्काल ध्यान न दे सका। अतएवं उस 
सैनिक ने क्ुद्ध होकर उसे अपनी तलवार से उसके दांतों को तोड़' देने की धमकी 
दी। अधिकारी ने उससे कुछ न कहा और उसका वेतन दे दिया | '*'कुटिल 
लेखक ने उस सेनिक से अपने को दी गयी धमकी का बदला लेने के लिए उस 
पुस्तक में जिसमें सैनिकों के बारे में पर्ण विवरण लिखा होता था, यह लिख दिया 
कि उसके (सैनिक के) सामने के दो दाँत टूट चुके हैं । कुछ महीने वीत गये और 
वही सैनिक पुनः वेतन लेने के लिए वहाँ आया। लिपिक ने पुस्तक खोली जिसमें 
दिये गये विवरण के अनुसार वह सैनिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं था, 
क्योंकि विवरण-पुस्तिका में लिखित दाँतों की अपेक्षा उसके पास सामने के दो 
दाँत अधिक थे। सैनिक हतवुद्धि हो गया । अन्त में उसे विवश होकर लेखा- 
नुकूल सामने के दो दाँतों को निकलवाना पड़ा और तभी उसको उसका वेतन 
मिल सका ।” [स्टोरिया डु मोगोर, जिल्द. २, पृ० ४ड४ड£ ] 


इस प्रकार संन्य-लेखा कभी भी साफ नहीं हो पाता था और किसी भी 
अधिकारी को राज्य द्वारा दिया जाने चाला धन-और ऋण उसके जीवनकाल 
में कभी भी निश्चित नहीं हो पाता था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी यह बड़ी 
कठिनाई से निश्चित हो पाता था.। इस परिस्थिति में सञ्लाद के लिए सबसे 
अच्छा उपाय. यही था कि वह मृतक की-सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
तुरन्त ही जब्त कर ले और तब राजकीय कोप द्वारा उसके हिसाब-क्रिताव को 
निश्चित करने की ओर घ्यान दे। - , ; 


महाराज जसवन्तसिह पर राज्य का बहुत भारी ऋण था और १६७० ई० 
में जब वे दूसरी वार ग्रुजरात के सूवेदार नियुक्त हुए तो यह शर्ते लगा दी गयी 


सामन्तशाही की स्थिति १३४५ 


थी कि पूरा ऋण अदां न हो जाने तक प्रति वर्ष वे राज्य को दो लाख रुपया 
देते रहेंगे । [ मोराते :अहमदी, जिल्द १, पृ० २७७] 
सेनू १६७८ में सम्राद को बंगाल के दीवान से ज्ञात हुआ कि बहाँ का 
वाइसराय शाइस्ताखाँ १२ भद्ठीनों में राजकोप से अपने वेतन से एक 
करोड़ वत्तीस लाख रुपया अधिक निकाल चुका है। यह धन उस पर ऋण 
के रूप में दिखाया गया था । [मासोरे आलमगीरी, पृ० १७०] १६८३ ई७ में 
दीवान ने शाइस्ताखाँ को यह सूचना दी कि सम्राद्‌ ने आसाम के आक्रमण में 
व्यय हुई ५८ लाख रुपये की राशि को उससे (शाइस्ताखाँ से) वयूल करने का 
भादेश दिया है। अमीर ने इसके उत्तर में वतलाया कि केवल सात लाख रुपया 
ही इस प्रकार खच हुआ था और शेप धन बंगाल के लिए ही अग्निम धन था। 
तैसश्चात सम्राट ने अपने आदेश में संशोधन किया और केवल सात लाख रुपया 
ही वसूल करने का आदेश दिया ।.[ मासोरे आलमगीरी, पृ० २३४] 


२. अमीरों की सम्पत्ति की जव्ती के बारे में सम्राट्‌ के अध्यादेश 


-.- इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि राज्य के प्रत्येक नौकर की मृत्यु के 
पश्चात्‌ हो उसकी सम्पत्ति कम से कम अस्थायी रूप से राज्य द्वारा जब्त कर 
लेने की भुग़ल-शासन की साधारण प्रथा थी । यद्यपि प्रयोग में यह अपहरण 
. शी किन्तु जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्त था यह इतना निर्लज्जतापूर्वक अनैतिक 
गे था।' सम्राद किसी भी मृत प्रजा की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने का 
कभी भी दावा न करता था जब तक कि वह किसी सस्तान अथवा वैधानिक 
उत्तराधिकारी को छोड़े विता नहीं मरता था। (और इस पर भी सिद्धान्ततः 
पह सम्पत्ति सम्राट की न होकर मुसलिम सम्प्रदाय की होती थी |) . वे केवल 
भृत व्यक्ति से अपने देय धन के भुगतान को निश्चित कराना चाहते थे जो कि 
उनके नौकर थे और जिन्होंने उनसे अग्रिम धन तथा ऋण लिये थे । 

सन्‌ १६०४ में अपने राज्यारोहण के अवसर पर जहाँगीर द्वारा दिये 
गये बारह अध्यादेशों में एक अध्यादेश इस आशय का था--“भेरे साम्राज्य 
के किसी भी भाग में जब कोई नास्तिक अथवा मुसलमान. मस्ता था 
ता उसकी जायदाद तथा सम्पत्ति किसी के द्वारा बिना हस्तक्षेप किये ही उसके 
उत्तराधिकारी को प्राप्त होती थी। जब कोई उत्तेराधिकारी नहीं होता-था 
ते सम्पत्ति का कार्यभार प्रहण करने तथा इसे इस्लाम के कानून के अनुसार 
मस्जिद तथा सराय बनवाने, टटे हुए पुलों की मरम्मत करवाने तथा तालाव 
भौर कुआं खुदवाने में ब्यय करने के लिए अधिकारी नियवत किये जाते थे । 


१३६ गंगल शासन-पद्धति 


[तुजुके जहांगोरी, (० ४] किन्तु इससे यह स्पप्ट नहों होता है कि उसने राज्य 
के भरे हुए नीकरों, विणप रूप से राज-होप में चाल हिंसाव-किताब रसने वाले 
नाकरों, की सम्पत्ति को जब्त झरने की प्रथा को छोड दिया था अथवा नहीं । 
जुलाई, १६६६ ४० को औरंगजब द्वारा ज्ञारी किया गया इस-विपय से 
सम्बन्धित फरमान इससे अधिक स्पप्ट है। बह प्रान्तीय दीवानों को आदेश देता है 
कि “जब कभी भी घिना उत्तराधिकारी छोटे कोई राजकीय कमंसारी मरता है 
तथा राजकोप का उसके ऊपर उसके द्वारा लिये गये अग्रिम धन (7009॥00) 
(मृतालिबा) का कोई हिसाव-किताब शेप नहीं हैं तो बैतुलमास के 
भाण्डागारिक (ह०0८-६०९ए७छ) के पास उसकी सम्पत्ति जमा-कर दो । यदि 
राज्य का उसे पर कोई ऋण नहीं है त्तो केवल उतना हो घन ले सो और शेप 
सम्पत्ति वंतुलमाल में जमा कर दो। यदि उसका कोई उत्तराधिकारी हो 
तो उसकी मृत्यु के तीन दिन पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति को कुक करवा लो। यदि 
उसकी सम्पत्ति राज्य द्वारा दिये गये ऋण से अधिक है तो केवल उतना ही धन 
ले लो और उसके उत्तराधिकारी को वैधानिक रुप से अपना अधिकार स्थापित 
कर लेने पर शेप उसे लौटा दो । यदि राज्य का मृत व्यक्षित पर कोई ऋण 
नहीं हे तो उसके उत्तराधिकारी को, बैधानिक प्रमाण मिल जाने पर, उसकी 
सारी सम्पत्ति दे दो ।” [मोराते अहमदी, जिल्द १, पृ० २६६] 
यह एक अत्यन्त यथाथ और उचित नियम है। फिर भी मनची का कथन 
कि जीरंगजेब ने कभी भी इसका पालन नहीं किया था। इस सम्राद के 
सम्बन्ध में उसका कथन हैृ.कि 


“उसके इस प्रकार की घोषणा करने पर भी कि मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति 
पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वह अपने सेमानायकों, अधिकारियों तथा 
दूसर वार्मचारियों की प्रत्येक वस्तु को उनके मरने के पश्चात जब्त कर लिया 
फरता है। ऐसा होते हुए भी इस वहाने से कि वे उसके अधिकारी हैं और 
उन पर राज्य का ऋण हू, वह उनकी प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार कर 
लेता है । यदि उसकी विधवा स्त्री होती है तो वह उसके जीवनयापन .के लिए 


कुछ भूमि और प्रति वर्ष कुछ नाममात्र का धन दे दिया करता है।” [स्टोरिया 
डु मोगोर, जिलद २, पृ० ४१७] 


आरगजब के शासनकाल के प्राप्य दस्तावेजों की भलीभाँति जाँच करने 
पर यह सिद्ध हो जाता है कि मनुची द्वारा औरंगजेव पर लगाया गया उबत 
आराप सत्य नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं हूँ कि प्रत्येक मृतं अमीर के राज्य 


जे 


सामस्तशाही की स्थिति १२७ 


सम्बन्धी चालू हिसाव-किताव की जाँच करने और उसे ठीक करने में आवश्यक 
देर होती थी. और इस लम्बी अवधि के वीच उसकी सम्पत्ति बंतुलमाल में 
उहस्वन्द ताले के भीतर रख ली जाती थी किन्तु यह सब जानबुझकर व 
अनुचित्त अपहरण की नीयत से नहीं किया जाता था । इस प्रकार का उल्लेख 
है कि जब गुजरात का सद्र और जज़िया का अमीन शेख मुहीउद्दीन मरा तो 
उसकी सम्पत्ति जब्त तहीं की गयी क्योंकि उसके पुत्र अकरमुद्दीन ने अपने पिता 
हरा राज्य-कोप से लिये गये ऋण के लिए अपनी जमानत दे दी थी । [मीराते 
अहमदी, जिल्‍द १, पृ० ३१६] 
: , औरंगजेब द्वारा १६६६ ई० में जारी किया गया अध्यादेश (0वंपर॥008) 
एक मिथ्या वहावा व था। इस बात से भी सिद्ध होता है कि साम्राज्य के 
अन्तिम काल. में बुयुतात के कर्तव्यों के अन्तर्गत यह कहा गया है कि बह मृतकों 
के उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति की सुरक्षा तथा राज्य के देय धनों (6४०5) 
के भुगतान को खतरे से बचाने के निमित्त एक सूची वनाने तथा उसे कुक करने 
का अधिकारी. है । 
इसके अतिरिक्त, जवाबिते आलमगरीरी में १६६१ ई० में सचमुच जब्त 
की हुई सम्पत्ति की एक सूची विद्यमान है। इसमें केवल उन्हीं अमीरों की 
सम्पत्ति का उल्लेख है जिनकी मृत्यु गत आठ साल के पहले नहीं अपितु इसके 
भीतर ही हुई थी । [जवाबिते आलमगीरी, पृ० ६६अ-७ १व | इससे यह बात 
और भी अधिक स्पष्ट की जा सकती है कि इन अमीरों का हिंसाब-किताब कभी 
पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जब्ती केवल सामग्रिक है । 
४. जव्ती के नियमों से सम्बन्धित सिद्धान्त 
. भमीरों की सम्पत्ति को उनको मृत्यु के पश्चात्‌ जब्त करने की मुग्रल- 
कालीन प्रथा, औरंगजेब के नियमों तथा इस सम्बन्ध में प्रचलित वास्तविक 
अैया के भलीभाँति अध्ययन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इसमें एक 
पुमक्कड़ जाति की समस्त सम्पत्ति के साम्प्रदायिक स्वामित्व नाम की प्राचीन 
एवं विदेशी संस्था पर अध्यारोपित (इप्ु)७४|ा0०६००) सम्पत्ति की पवित्रता 
से सम्बन्ध रखने वाला कुरान का कोई कानून निहित है । 
तुर्क लोग, जैसा कि वस्तुतः जाति के अनुसार तथाकथित दिल्‍ली के पठान 
झोर मुगल शासक थे, मौलिक रूप में घुमक्कड़ लोग थे और साम्राज्य की शान 
थे शोकत से सूक्ष्म रूप से आवृत्त होने पर भी इन लोगों ने अन्त तक घुमक्कड़ 
लोगों के आवश्यक गुणों को कायम रखा । ऐसी जाति अपने भुखिया के नेतृत्व 


सामनन्‍्तशाही की स्थिति १३६ 


आदेश से कार्य करने वाले राज्य के वेतनभोगी नौकरों के प्रभाव के कारण 
विरोध की बहुत कम सम्भावना होती थी । 


अतएव राज्य उस सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता था जो उसकी स्वीकृति 
तथा आधिक एवं सैनिक सहायता के कारण किसी के जीवनभर की संचित 
सम्पत्ति थी। साम्राज्य साम्प्रदायिक सम्पत्ति थी और एक अमीर, सुल्तान 
अथवा पादशाह, हजरत मुहम्मद में पूर्ण विश्वास रखने वाले मुसलमानों के 
तायक की हैसियत से, इस्लाम की इस सेना के अधिकारियों की सभी अजित 
वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार रखता था । सच्चे धर्मानुयायियों के प्रभु- 
समुदाय (जयंत) के अधिकारों का वह उसी प्रकार एकमात्र न्‍्यासधारी 
(ट्स्टी) था जिस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के पूर्व 'जन-जाति का 
कुलपति हुआ करता था। यह घुमक्कड़ चाहें पितृमुलक (287 87०॥॥]) 
(इस्लाम से पूर्व) था अथवा घर्ममूलक (70०००४४०) “इस्लाम के अन्तर्गत ) 
किन्तु दोनों में सम्पत्ति समात रूप से साम्प्रदायिक मानी जाती थी । 


तुर्कों राज्य के उपरोक्त आधारभूत विचार इस्लांमिक कानून के निजी 
अंग--निजी सम्पत्ति की पविन्नता और कोई अपनी पैतृक सम्पत्ति से वंचित 
न हो यह देखने का राजा का उत्तरदायित्व--आपस में मेल न खां सके-। 
औरंगजेव के नियम इन दोनों के बीच मेल कराने के यत्न के प्रतीक थे। थे 
नियम साम्प्रदायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित धुमवकड़ लोगों के विचारों - का:कृम 
ते कम बाहरी कार्यो में अन्तिम रूप से परित्याय तथा व्यक्ति की निजी सम्पत्ति 
सम्बन्धी विचारों का अपनाना अर्थात्‌ राज्य के अभिकर्ताओं- (48००७ ) के 
गर-सरकारी स्वामियों में परिवर्तन कराने वाले,थे ।. मेरी राय में यह मान 
लेना ऐतिहासिक न होगा कि प्रजा की अधिकारपूर्ण सम्पत्ति को उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ अरक्षित मानकर जब्त कर लेना मूलतः निरंकुश शासक के द्पित 
विचारों का परिणाम थी । 


साम॑न्तशाही की स्थिति , १४१ 


की स्वेचंछा पर तिर्भर है। मुग़ल-साम्राज्य के अन्तर्गत भू-स्वामियों के उस 
वर्ग का होता ,असम्भव था जिसने वलपूर्वक किंग जॉन (98 ००७) से 
मंगना चार्ट छीन लिया था अथवा जिसने प्रसन्नतापूर्वक चाल्से प्रथम के शासन 
के समय देश से निप्कासन, जब्ती तथा मृत्यु-दण्ड के प्रस्ताव को विचारार्थ 
प्रस्तुत किया था,। मध्यकालीन भारत में सम्राट, जो समाज में सर्वोपरि थे, 
तथा दरिद्र किसानों और; निम्न श्रेणी के साधारण लोगों के बीच मध्यस्थ का 
कार्य. करने “वाला स्वत॒त्व अमीरों अथवा व्यापारियों का कोई वर्ग न था। 
शजत्रीतिक एवं आशिक दोनों दृष्टियों से समान रूप से ऐसा शासन अत्यन्त 
अस्थायी तथा जजर था । 
६, बैतुलभाल अथवा जव्त की हुई सम्पत्ति का गोंदाम 


_ बतुलमाल बेह गोदाम था जहाँ पर केवल बिना उत्तराधिकारियों के 
मरने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति रखी जानी चाहिए थी, किन्तु, जैसा कि 
ओरंगजेंब के नियमों से प्रकट होता है, व्यवहार में वहाँ पर अमीरों की 
जब्त की हुई सम्पत्ति तक जमा की जाती थी। इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार 
वतुलमाल पर ईश्वर का अधिकार होता था और इसकी वस्तुओं को केवल दान 
के कार्यो में ही व्यय किया जा सकता था। इन्हें सम्राट के निजी कार्यों अथवा 
शासन की साधारण आवश्यकताओं पर व्यय नहीं किया जा सकता था । 
[एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जिलद १, पृ० ५९८] 

औरंगजेब अपने एक पत्र में लिखता है कि उस युग का खलीफा (देश का 
शासक) बैठुलमाल का स्वामी न होकर एक स्यासवारी (छाम्र८०) है। 

[स्वकाते आलमंगोरी, न० १०६] अपने दूसरे दो पन्नों में बह इस बात का भी 
उल्लेख करती है कि /वतुलमालें की सम्पत्ति में वृद्धि करता उसका कतंव्य हैं और 
पादशाह को भेंट में मिली हुई सभी वस्तुओं पर बंतुलमाल का अधिकार है । 
[इरविन फी पाण्डलिपिं,, ३५०, सं० २६; आई० ओ० एल० एसम० एस०, 
३३०१, सं० १०२] या 
औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम संमय में इसे कार्यान्वित किया गया 
था। इस प्रकार का उल्लेख है कि १६६० ई० में उसने एक आदेश दिया था 
जिसके अनुसार प्रान्तीय काजी को उनके सूचे के वेतुलमाल की शाज्ताओं 
फा जमीन अथवा स्थासथारी नियुक्त किया गया था। इस सम्बन्ध में अहमदाबाद 
के याजी को यह आदेश दिया गया था कि वह णेहर के फकीरों तथा दूसरे 
भिख्तारियों को जाड़े में डेढ़ सौ कोट ओर डेढ़ सौ कम्बल, जिनका क्रमण 


१४२ गग़त शासनं-पद्वतिं 


रुपया प्रति कोट तथा आठ जाना प्रति कम्बस सूह्य था, दिया करें। [मौराते 
अहमदी, जिल्‍द १, पृ० ३३८] उस शहर में गरीबों के बस्त के लिए ६००० 
रुपया व्यय किया जाता था किलु इसके अतिरिषत इस मद से दिये जाने वाले 
दामों के लिए दूसरे अवसर भी थे । 
प्राप्त सूननाभों के आधार पर हम बैतुसमाल तथा सम्ताद होंडा 75 
बया सिविल जज और सदाद्वत बाँदने गे लिए नियुक्त अधिकारी के हाथों मं 
सुपुदे दान-म्दों की वार्य-सीमाओं को पहचानने में असमर्थ हैँ । जकात ऊँंथवा 
मुसलमानों की आय के दवाई प्रतिशत मे दसवें भाग को केबल पविश्न कार्यो 
में ही व्यय किया जाता था। इनमें मुस्लिम विद्वानों, धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों, 
फ्यीरो तथा भिलारियों का भरण-पोषण, कुमारियों के लिए दहेज देना आदि 
सम्मिलित था । बस्तुतः जकात को बेतुलमाल के कोप में जमा किया जाना 
चाहिए सयोकि सप्ताद इसके किसी अंश को बैधानिक रुप से अपने निजी कार्य 
7 लिए प्रयोग नहीं कर सकता था। मनुचरी के कथनानुसतार भौरंगजेब ह 
धम्तिम बर्षों में, जबकि दक्षिण के यद्ध में राजकोप के साली हो जाने पर 
सह आशधिक बलेश के कारण ब्यग्र हो उठा था, समझ्ाद ने सर्वप्रथम देते 
ब्यवितयों अथवा अकबर, जहांगीर और घशाहजहाँ के समय में राज्य मे 
छोटे-बड़े मौकरों की जब्त की गयी सम्पत्ति से भरे हुए गौदामों फी वस्तुओं का 
प्रयोग करना चाहा था, किन्तु बाद में उसने इन गोदामों को ने खोलने का 
आदेश दिया क्योंकि ऐसा करने में उसे भस था कि उत्तरी राजधानी से उसका 
अनुपस्थिति में इन गोदामों की भाधी से अधिक वस्तुएँ कहीं उसके अधिकारी 
ही न चुरा ले जायें। [रठोरिया डू मोगोर, जिल्द २, पृ० २५५] 


हेदायेतुल कवायद में राज्य के ऋणी (मृुतालिबादार) मृत अधिकारियों 
की जब्ल की हुई और इस प्रकार कानूनन जन-कोप की जम्पत्ति (अमवालों) 
(गधा) का तथा बेतुलमाल अथवा लावारिस व्यतितयों की सम्पत्ति के गोदामा 
का न्पष्ट उल्लेख है जो कानूनन ईश्वर के थे और जिन्हें केवल दान करन मं 
ही व्यय किया जा सकता था। बविन्तु औरंगजेब के विस्तृत पत्रव्यवहार में 
अमवाल जैसे विभाग का वर्णन नहीं है । इसमें केवल बैतुलमाल में जब्त की 
हुई सम्पत्ति के जमा करने का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त हेदायेतुल कवायद 
यह भी बतलाता है कि अजनास (सूबेदारों और सेनानायकों को ऋण का रूप 
में दिये जाने वाले सुरक्षित सरकारी गोदाम), अमवाल (मृत्यु के उपरान्त 
अधिकारियों की जब्त की हुईं सम्पत्ति के गोदाम) तथा वैतुलमाल (लावारिस 


सामन्तशाही की स्थिति १४३ 


व्यक्तियों, की सम्पत्ति के गोदाम) दारोगा (अध्यक्ष) तथा खपाल, भाण्डागारिक 
और रक्षकों के एक ही दल के अधीन थे । इसीलिए यह विभाग अधिकारियों 
को युद्ध-सामग्री भी प्रदान करता था । इससे यह सिद्ध होता है कि अजनास 
में तोपखाना विभाग के अतिरिक्त बारूद, छरें, शीशा और मोमजामा आदि 
भी रखे जाते थे । 

हेंदायेतुल ' कवायद में पुष्ठ ६० से लेकर पृष्ठ ६१ तक इस भण्डार- 
विभाग के नवनियुक्त दारोगा को उसके कर्ंव्यों के रूप में दिये गये निर्देशों 
का वर्णन है। 

७. सम्राट्‌ द्वारा जामिन (70998०) के रूप में रखा गया 


_ अमीरों का परिवार 

मुग़लकाल में सम्राट अमीरों पर एक दूसरा अधिकार भी रखता था| इस 
अमीर वर्ग में अधिकांश मध्य एशिया और फारस तथा कुछ तुर्की साम्राज्य से 
आये हुए योग्य साहसी व्यक्ति सम्मिलित थे। फारस के लोग अपने शिष्ट 
आचरण, साहित्यिक योग्यता तथा वित्त एवं हिंसाव-किताव रखने की क्षमता 
के कारण अनमोल थे। फारस के शाह तथा ठर्की के सुल्तान के उच्चाधिकारियों 
फो अपनी सेवा में रखने की मुगल-शासकों की सदैव प्रवल इच्छा रहती थी 
क्योंकि, जैसा कि औरंगजेब स्पष्ट रूप से कहा करता था, ईरानी भारतीय 
मुसलमानों की अपेक्षा प्रखर बुद्धि वाले थे और पश्चिमी तुर्क अपने साथ कुछ 
यूरोपीय संस्कृति एवं विज्ञान भी लाते थे। जब वे अपनी जन्म-भूमि पर अपमान 
का अनुभव करते थे अथवा अपने सम्राद के कोप का भाजन होते थे तो ऐसे 
अधिकारियों के लिए जाव वचाकर भारत में चले आने पर उनकी जस्म-भूमि 
पर प्राप्त प्रतिष्ठा, शक्ति और धन से कहीं अधिक प्रतिप्ठा, शक्ति और धन 
का मार्ग खुल जाता था। औरंगजेब के अन्तिम वर्षो में शिया विरोधी 
भावनाओं की वृद्धि और भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या में प्रभावशाली 
सुज्ञी बहुमत के कारण तथा आंशिक रूप से सच्नहवीं शताब्दी के अन्त में अन्तिम 
शफवी शाहों के अन्तर्गत इराक की शाही शक्ति एवं सक्यता के द्रतगति से होने 
वाले पतन के कारण भी मुग़ल-साम्राज्य की सफलता एवं बैभव में अधिक योग । 
देने वाले इन नये अधिकारियों का यह स्रोत स्वाभाविक रूप से सूख गया था | 
किन्तु जच तक यह स्रोत बहता रहता भारत में आये हुए उच्च वंशों में उत्पन्न 
ईरानी और अरवी शरणार्थियों का स्वागत होता था और सम्राट इन नवागस्तुकों 
की पुत्रियों के साथ अपने पुत्रों और पोन्नों का विवाह प्रसन्नतापुर्वक करते थे । 


शेड - मुगल शासन-पद्धति 


फिर भी इन नवागन्तुकों को अपने नये स्वामी को अपनी 'स्वामिभक्ति 
का जामिन देना पड़ता था। किसी भी ईरानी अथवा तुर्क शरणार्थी को किसी 
उच्च पद पर उस समय तक स्थायी नहीं किया जाता था जब तक वह स्वदेश 
से अपने परिवार को लाकर भारत में स्थायी रूप से वस न जाये क्योंकि 
इस देश से उनके भाग जाने को रोकने का सर्वोत्तम साधन यही था । -उन्हें 
अपने पुत्रों में से एक को अपने प्रतिनिधि (वकील) के रूप में दरवार में भी 
रखना पड़ता था| प्रान्तों से उनकी अनुपस्थिति के समय उनके सदाचरण के 
लिए वे सचमुच एक जामिन का कार्य करते थे । हिन्दू राजाओं को- भी ऐसा 
ही करना पड़ता था । 


नि9]89॥/(प्रागव (ा0॥9५8 


अध्याय १० 
राज्य व्यवसाय 


३. उत्पादक के रूप में शासन 


लगभग प्रत्येक वांछित वस्तु की पूर्ति के लिए मुग़ल-शासन उत्पादक होने 
को विवश था, क्योंकि सोलहवीं और सत्रहवों शताब्दी में हमारे देश की 
आधिक दशा अविकसित थी, उत्पादन के आधुनिक अशासकीय संगठनों एवं 
यातायात के साधनों का अभाव था और शासन स्वयं अपने कर्मचारियों एवं 
अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करले में कुछ पैतृक दृष्टिकोण रखता था | इस 
प्रकार के राज्य के कारखाने इस देश की एक प्राचीन संस्था थे वयोंकि सारे 
अध्ययुग में तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता थी। इस 
तरह हमें ज्ञात है कि चौदहवीं शताव्दी के अन्त में सुल्तान फीरोजशाह तुगलक 
ने ३६ कारखानों को स्थापित किया था जिन पर सम्भवतः उस समय प्रति वर्ष 
ता लाख रुपया व्यय किया जाता था जबकि रुपये की क्रय-शक्ति उसकी 
वर्तमान क्रय-शक्ति से पच्चीस गुनी अधिक थी | अफीफ कृत तारीसे 
फीरोजणाही में पृष्ठ ३३४ से लेकर पृष्ठ ३४० तक इन कारखानों के प्रबन्ध 
का विस्तृत वर्णन है। अरब का भूगोलवैत्ता शहायुह्दीन अधुल्ल अब्बास अहमद 
अल दमिशकी सौदागरों. के प्रतिवेदनों (रिपोर्ट) का उल्लेख करते हुए हमें 
उनकी (कारखानों की) कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कुछ संकेत करता है। 
[इलियट, जिल्द ३, पृ० ५७८ ] फातमी मिस्र की प्रासादीय उद्योगशालाओं 
(088९० ७०78॥०७) के लिए एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जिल्द २, 
३० १७-१८ को देखिए। ह 
._ अकवर के शासनकाल में, लगभग सोलहवीं शताब्दी के अन्त में, प्रासादीय 
उद्योगगालाओं (008०७ ऊ0फश0०99) का विस्तृत विस्तार हो चुका था १ 
जेढ़ाई सी वर्ष की सम्यता के विकास से आशा भी यही की जाती थी । उसका 
प्रशंसक अबुल फजल लिखतो है कि “इसाही संवत्‌” के उनतालीसवें वर्ष में 
(१५६५ ई० में). शाही महल में “सौ से अधिक कार्यलिय और कारखाने थे 
जिनमें से प्रत्येक एक शहर अथवा एक छोटे-से साम्राज्य की भाँति. प्रतीत 


१४६ मुगल शासन-पद्धति 


होता था ।” [आईने अकबरी, जिलद १, पृ० १२] वरनियर ने उन्हें साठ वर्ष 
वाद देखा था और उसने उनका आँखों देखा विवरण दिया है। [वर्नियर, 
टरंबल्स, पृू० २५६] दस्तूरल अम्ल नामक सरकारी पुस्तिकाओं तथा सन्रहवी 
शताब्दी के अन्त और उसके वाद के लिखे गये दूसरे ऐतिहासिक ग्रन्थों में भी 
हमें कारखानों की सूची मिलती 

किन्तु राज्य के आ्थिक कार्यकलाप की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए 
हमें दो प्रकार की वस्तुओं को अलग-अलग समझने की आवश्यकता है जिन्हें . 
हमारे मान्य देरानी इतिहासवेत्ताओं ने 'कारखानों' के नाम से पुकारा है 
और उसी सूची में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया है अर्थात्‌ (१) जानवरा, 
खाद्य एवं पेय पदार्थों तथा शासन द्वारा प्राप्त और राजप्रासाद में रखी हुई 
तैयार अथवा प्रयोग करने के योग्य वस्तुओं के गोदाम, तथा (२) वास्तविक 
कारखाने, जहाँ पर राज्य के वेतन प्राप्त नौकर कच्चे माल से प्रयोग करने के 
योग्य वस्तुएँ तैयार करते थे । द 

२. राज्य कारखाने व अन्य खजाने ह 

प्रारम्भ में ही राजमहल के विभिन्न खजानों के सम्बन्ध में कुछ कह देना 
आवश्यक है क्योंकि गोदामों और कारखातों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था-। 
अकबर का दरवारी इतिहासकार इनके विपय में हमें गवेपुर्वक, बतलाता है कि 

“ईरान और तूरान में, जहां पर केवल एक ही कोपाध्यक्ष नियुक्त किया 
जाता था, हिसाव-किताव अस्तव्यस्त था, किन्तु यहाँ भारत में आय इतनी 
अधिक थी और कारोबार इतने विभिन्न प्रकार के थे कि रुपया संग्रह करने के 
लिए वारह खजातों की आवश्यकता थी । इनमें से नो विभिन्न प्रकार के नकद 
भुगतान तथा तीन बहुमूल्य पत्थरों, सोना और जड़ाऊ जवाहरात के लिए 
आवश्यक थे। कर लेने के लिए एक अलग कोपाध्यक्ष, - लावारिस सम्पत्ति 
(वैतुलमाल) को जमा करने के लिए एक दूसरा कोपाध्यक्ष, नजर (भेंठ) लेने 
के लिए एक तीसरा कोपाध्यक्ष और शाही व्यक्ति को तोलंने तथा दातव्य 
दानों में व्यय किये जाने वाले धन के लिए एक चौथा कोपाध्यक्ष नियुक्त होती 
था ।” [आईने अकबरी, जिल्द १, पृ० १४] 

वृहत्‌ अथवा जन-कोप (खजानये आमेरा) के अतिरिक्त आठ खजातों के 
नाम तथा उनके कार्य के सम्बन्ध में हमें जानकारी है। अठारहबीं शताब्दी के 


मध्य में शाकिरखाँ द्वारा लिखे गये एक फारसी इतिहास में वारह - खजानों का 
नाम इस प्रकार दिया हुआ है हि ' 


"राज्य व्यवसाय. १४७ 


- (३) अन्दरुने महल' अर्थात्‌ अन्तःपुर के भीतर का खजाना । जैसा कि 
औरंगजेद के अन्तिम दुखपूर्ण वर्षों में लिखे गये उसके पत्रों से हमें जात 
यही खजाना मुगल सम्राटों की सुरक्षा की अन्तिम वित्तीय पंवित थी । 


5) बकाया अर्थात्‌ ' वह कोप जहाँ पर अवशिष्द धन (॥77७७:४) 
संग्रह किया जाता था | 

(३) जिवेखास' अथवा सम्राट के जेब-खर्च चलाने का खजाना अर्थात्‌ 
ः जिसमें से सम्राद स्वयं अपने हाथों से ख्वचे करता था । 


(४) लेवेफेज' अथवा पवित्र दानों के लिए खजाना अर्थात्‌ वह धन जिसे 
सम्राट प्रति वर्ष दान में तथा अपने को सोने, चाँदी तथा कई दूसरी वस्तुओं से 
तोलने में व्यय किया करता था और जो गरीबों तथा मजहवी भिखारियों को 
वॉट दिया जाता था। 


: (१) खजानये रिकाब' अथवा वह खजाना जो सम्राद के अभियान 
(70000॥९४) के समय उसके साथ-साथ जाता था । 


(६-७) -खजानये नजर व पेशकश । इत खजानों में संकल्पों की पूर्ति 
' हैतु दी गयी नजरें, भेंट, तोहफे-अथवा सम्राद्‌ के शरीर से बुरी ग्रह-दशाओं 
का दूर करने के उपलक्ष में प्रजा द्वारा सम्राट को दिये गये दान रखे जाते 
थे। अबुत्र. फजल उन्हें दो अलग-अलग खजाने मानता है किन्तु शाकिरखाँ 
(अठारहवीं शताब्दी के मध्य में ) उन्हें एक ही. में मिला देता है । 

(८५) 'खजातये सर्फेखास' अर्थात्‌ सम्राट' के सिजी अथवा पारिवारिक 
व्यय के निमित्त उसका . निजी. कोप । सम्राद इसे अपने हाथों से व्यय नहीं 

करता था। इस धन को खानसामा ही खर्च करता था । 


(६) वैतुलमाल' । यहाँ पर उन लोगों की सम्पत्ति रखी जाती थी जो 
विना उत्तराधिकारी के मर जांते' थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि 
आगे चलकर इसे साधारण जनता की सहायता के लिए व्यय किया जा सके । 
ऊरान की आयतों के अनुसार सम्राट अपने निजी काम में इस धन का कोई भी 
जग खच नहीं कर सकता थां। [एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जित्द १, 
६० ५६८ | 

जैसा कि आईने अकवरी से हमें ज्ञात है, दूसरे तीन प्रकार के खजाने इस 
प्रकार थे है मत 


(१०) बहुमूल्य पत्थरों का खजाना । 


१४८ मुगल णासन-पद्धति 


(११) स्वर्ण-द्रब्यों का खज़ाना । 

(१२) जड़ाऊ जवाहरातों का खजाना | 

'मभासद बखर' (१६६७ ४०) तथा 'शिवाजी के सिटनिस वर 
(१८१० ई०) नामक दो मराठी प्रन्यों में क्रमणः पृष्ठ ६५ और ७६ पर 
उपरिलिखित सूची से भिन्न बारह दूसरे खजानों की सूची दी हुई है। इसके 
दो कारण हो सकते हैं । एक तो इन ग्रन्यों के लेखकों ने खजानों और गांदामा 
के भेद को ही स्पप्टतया न॒ समझा हो और दूसरे यह भी हो सकता है कि 
शायद मराठा शासन-प्रणाली मुग़ल शासन-प्रणाली से कुछ अंभों में भिन्न रही 
हो । इन खज़ानों को बड़ा महल जथवा कोप कहा जाता था भौर इनका नाम 
था फौता, सौदागरी, पालकी, इमारत, पागा, सेरी (अथवां सैरे बाग), देनी, 
थट्टी, टैेकगाल (अथवा टकसाल), छवीना और वहिली (दूसरा नाम 
जमादारखाना अथवा वर्दीखाना) । ह ' 

यहाँ पर 'पागा' शब्द (जिसका अर्थ अश्वारोही दल है) बकाया का अपक्रश 
प्रतीत होता है; घहिली हिन्दी का 'बहलह' शब्द है जिसका अर्थ निजी कोप 
(४५७ फए्णाः०७) [देखिए, आईने अकबरी, जिल्द १, पृ० १४५ 3; छवीना' 
फारसी शब्द 'शवबीना' का मराठी कपशञ्नंश है, जो वादणाह के अभियान के समय 
उसके साथ चलने वाले अश्वारोही दल के अर्थ में प्रयुक्‍त्त होता हैँ । में इस 
रिकाबव का शिथिल अनुवाद मानता हूँ, और जैसा कि ऊपर हम लोगों ने 
देखा है, यह सम्राद के अभियान का द्योतक है । फौता जन-कोप के लिए और 
दरूनी (अन्दरुनी) अन्तःपुर के कोप के लिए प्रयुवत हुआ है। 

शेप खजाने न होकर गोदाम मात्र थे। सेरे बाग का अर्थ मनोरंजन के 
लिए स्थापित उद्यानों की यात्रा है और मुझे सन्देह है कि इस उद्देश्य के लिए 
व्यय करने के निमित्त एक विश्वेप प्रकार का कोप था। थडट्टी का अर्थ पशु- 
विभाग है । [ जुन्या ऐतिहासिक गोप्ठी, जिल्‍ल्द १, पु० ३5] ५ 

जवाबिते आलमगीरी (फोलियो १३२व) में चौबीस खजानों का उल्लेख 
है जिनमें से एक जन-कोप भी है । दूसरे पाँच उपर्युक्त सूची में सम्मिलित हैं 
किन्तु शेप अठारह विभिन्न प्रकार के हैँ । ये अशफ़ियों (सोने के सिक्कों), लेडी 
वेगमों, आर्थिक दण्डों, राज-महाल (रासुलमाल) (देखिए,.अध्याय ३, अनु- 
च्छेद ४), दाम, अहदीस, शामिद-पेशा (निम्नकोटि के कर्मचारियों), जागीरों 
के आदान-प्रदान, चोपखानों, रिकार्डो के कार्यालयों ([१७००:० ०१०९७) , कुलारे 
हेदरावादी, पशुओं के भोजन, पारितोपिकों, नकद; हाथीखानों के, क्लकों की 


राष्य व्यवसाय 4४६ 
स्तृरियों, साधारण गर्म (गर्ने फुल) भर दो असपष्ट मंदों, जो ठोका (४का, 


विशया ) और मुतफर्को मालूम गठन थे, मे छोटे राजाने थे । 

मीराने अहमदी (सप्लीमेष्ट, प० १5८) से हमें ज्ञात है कि सूबों में केवान 
घार ही पजाने थे जिनके नाम दस प्रकार हैं: (१) सजानये आमेरा, इसे 
बेतेसराज अथवा शाज्य-भूमि के भू-यर, उपहार तथा हिन्दुओं के सामानों पर 
तो जाने वाली चुंगी आदि का घर बाहते थे; (२) खजानये बकाया अथवा 
तेकावी, बार आदि के अवशिष्ट धन का सजाना; (३) सजानये सदका, इसमें 
वुतलमानों) से लिये जाने वाले दसवें भाग का भडाई प्रतिशत सम्मिलित रहता 
था; भर (४) खजानये जजिया अथचा मुसलमानों के अतिरिकत दूसरे लोगों 
' से लिये जाने बाले कर का सजाना । 
ह ३. राज्य कारखानों के कार्य का विवरण 

साधारण बोलचाल में केवल १४ खजाने तथा ३६ कारयाने थे | शाकिरणां 
की संक्षिप्त जीवनी में भी हमें इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हैं। मराठी 
इतिहास, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, केवल १८ कारखानों का ही वर्णन 
करते हैं, यश्वपि ये दोनों ग्रन्य, जहाँ तक उनके (कारखानों) नामों का प्रश्न है 
परस्पर मेल नहीं खाते हैं । जवाबिन आलमगीरी (फोलियों १३२थ) में ६६ 
पारजानों का उल्लेख है; किन्तु उसी बुरी लिसावट के कारण कुछ नामों को 
स्प्ट रुप से पढ़ा नहीं जा सकता हैं । आईने अकवरी में २६ कारखानों का 
अलग वर्णन है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें १० दूसरे कारखानों का भी उल्लेख 
है। इस प्रकार इसके अनुसार कारखानों की कुल संख्या ३६ है । ु 

इन सूचियों के गुण-दोप का विवेचन करने तथा वास्तविक कारखातों से 
इेकक गोदामों और कार्यालयों को गिनाने के पूर्व मैं राज्य कारखानों की काये- 
प्रणाली का वर्णन करूँगा । 

शम्से अफीक अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर फीरोजणाह के कारखानों 
: के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखता है--“सुलतान के पास ३६ कारखाने थे और 
उसने उनमें वस्तुओं का संग्रह करने के लिए यथाशक्िति प्रयत्न किया था। उम्में 
से पत्येक विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था अर्थात इनमें 


हु 
१४ 


कि न-+०ग9--+०न5+>+ कमर म ०2०२3 20.० :२२७८-८-२.०७० ५ 





) जकात मुसलमानों से अढ़ाई प्रतिशत लिया जाने बाला आवश्यक भिक्षा- 


कर है तथा सदका स्वेच्छापूर्वक दानस्वरूप दिय्रे जाने वाला धर ई 


भनों बदल एससाइकलोपीडिएा । एक 
समय इन दोनों को एक ही में मिला दिया गया था। [ रे 
आंच इस्लाम, जिल्द ४, पु० ३३ और १२०२; कुरान, जिल्द ६, 


पृ० ६० |] 


१५० मुगलः शासन-पद्धति 

यंत्र, लकड़ी का सामान (फर्नीचर) तथा माल भरे हुए थे। इनकी गंणता नहीं 
की जा सकती थी । प्रति वर्ष प्रत्येक कारखाने . पर बहुत-सा घेन व्यय किया 
जाता था। इनमें से कुछ गोदाम 'रातिबी' थे; अर्थात्‌ उनके लिए वापिक धन 
का अनुदान निश्चित रहता था। इनमें हाथीशाला, अश्वेशाला, खच्चरशाला, 
ऊँटशाला, भोजनालय, दीपक-पग्रह, मद्य-ग्रह तथा कालीनों के गोदाम सम्मिलित 
थे। इन रातिबी गोदामों का कुल निश्चित मासिक: अनुदान एक. लाख साठ 
हजार टका था। यह अनुदान उनके थन्‍्त्रों के मूल्य तथा उनके गणकों 
(एकाउन्‍्टेन्टों) तथा दूसरे अधिकारियों के वेतन के अतिरिक्त, था । इनका कुल 
योग एक लाख साठ हजार चांदी - का टंका था । जमादारखाना,' इल्मखाना, 
फर्राशखाना, रिकाबखाना आदि जैसे गर-रातिवी कारखानों का व्येय प्रति वर्ष 
नये सामानों के बनाने की फरमाइश-के अनुसार घटता-बढ़ता रहता था ।**' 
प्रत्येक कारखाने का अध्यक्ष खान अथवा मलिक होता था । उत्त-सबों के 
ऊपर मुतर्सारिफ की नियुक्ति होती थी, और इस समय ख्वाज़ा अवुल, हसन 
मुतसरिफ थे। **'जब सुलतान किसी वस्तु को बनवाना ज्ाहता था तो बह सर्व- 
प्रथम मुतसरिफ के पास लिखता था जो सम्बन्धित कारखाने के अध्यक्ष के पास 
उस फरमाइश को भेज देता था और कार्य जंल्‍दी हो जाया करता था ।. प्रत्येक 
कारखाने में बहुत-से गणक (एकाउन्टेन्ट) .होते थे ।” [अफीफ कृत * तारीखे 
फोरोजशाही, मूल, प० ३३७-३३६ | 8 


सुलतान का यह स्थायी आदेश था कि किसी भी कारीगर के बेकार होने 
पर उसे उसके पास भेज दिया जाय | पुलिस के नायक अपने अधीनस्थ कर्म- 
चारियों के द्वारा इसका पता लगाते थे और बेकार व्यक्तियों को सुलतान के 
पास ले जाते थे जो उन्हें अपने कारखानों, अथवा अपने मन्त्रियों के कार्यालयों, 
अथवा अमीरों के घरों में, उत्की योग्यता तथा इच्छा के अनुसार, काम दिया 
करता था। [अफोफ कृत तारीखे फीरोजशाही, मूल, पु० ३१४]. 


अरब का भूगोलवेत्ता दमिश्की लिखता है. कि हे “सुलतान के पास एक 
आऋारखाना है जिसमें चार सौ सिल्क के बुनकर काम करते हैं और जहाँ पर वे 
दरबार से सम्बन्धित कर्मचारियों की वर्दियों, प्रतिष्ठा एवं भेंट के सभी प्रकार 
के वस्त्र तैयार करते हैं। इस प्रकार: तैयार किया हुआ चस्त्र चीन, ईरान तथा 
सिकन्दरिया से प्रति वर्ष मेंगवाये गये वस्त्र के अतिरिक्त होता है । सुलतान 
पत्ति वर्ष २००/००० ब्रदियाँ विंतरित करता है. ।**“मुसलिम आश्रमों तथा 


] 


कृटियों में भी वस्च वितरित किये जाते हैं हर 


राज्य व्यवसाय १५१ 


: “सुलतान के यहाँ कपड़ों पर सोने के तारों से जरदोजी का काम करने वाले 
५०० कारीगर भी नियुक्त हैं जो उसकी पत्नियों के पहनने अथवा अमीरों 
और उनकी पत्लियों को भेंट में दिये जाने वाले कपड़ों पर जरदोजी का काम 
बनाते हैँ ।” [इलियट, जिल्द ३, पृ० ५७८ | 

'.. ४. राज्य उद्योग के कुछ प्रमुख स्थान 

' संग्रहदी शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी डाक्टर वर्नियर ने मुगल राजधानी 
की यात्रा करते हुएं इन कारखानों को काम करते देखा था। वह लिखता 
है कि “किले के भीतर वहुत-से स्थानों पर बड़े-बड़े कमरे हैं जिन्हें कारखाना 
अथवा कारीगरों की उद्योगशाला कहते हैं। एक बड़े कमरे में कसीदा काढ़ने 
वाले अपने कार्य में लगे हुए थे और उनके कार्य की एक अध्यक्ष निगरानी 
कर रहा था । दूसरे कमरे में सुनारों को, तीसरे में रेंगरेजों को, चौये में 
वारनिश के काम में रत वारनिश करने वालों को, पाँचवें में वढ़इयों, खराद 
पर काम करने वालों, दर्जियों तथा मोचियों को और छठे में सिल्क, जरी 
तथा बारीक मलमल बनाने वालों को देखा | इस मलमल के साफे, सुनहरे फूलों 
वाले कमरवन्द तथा औरतों के पहनने वाले जांघिया बनते थे। इन पर 
सुररंतापूवंक कसीदाकारी होती थी । 

:. “बारीगर प्रतिदिन सबेरे अपने-अपने कारखानों में कार्य करने आते हैं। यहाँ 
वे दित भर अपने कार्य में लगे रहते हैं और सन्ध्या समय अपने घरों को वापस 
जाते हैं ।*“करीदा करने वाले का लड़का कसीदा करने वाला और सोनार 
का लड़का सोनार होता है तथा शहर के हकीम अपने लड़के को हकीमी सिखाते 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही व्यापार तथा व्यवसाय करने वालों के अतिरिक्त 
किसी अन्य के साथ:विवाह नहीं करता है ।-हिन्दूं और मुसलमात दोनों इस 
प्रथा का बड़ी सख्ती के साथ पालन करते हैं।” [वबर्नियर, ट्रैबल्स, पृ० २५६ | 

पूों में लाहौर, आगरा, फतहपुर, अहमदाबाद, बुरहानपुर तथा काश्मीर 
में राज्य के कारखाने थे.। विभिन्न सूबों के गवर्नर अत्यत्त छोटे पैमाने के अति- 
खित अपना निजी कारखाता नहीं चला सकते थे क्योंकि उनका मरर्स: स्थानान्तर 
होता रहता था । किस्तु वे स्थानीय उपज को प्रोत्साहन देते थे क्‍योंकि यह सब 
होते हुए भी उन्हें सम्ाद को प्रसन्‍्त करने के लिए अपनी कार्यकुशलता का प्रमाण 
देना पड़ता था 4. “बादशाह और - शाहजादे ईन सू्ों में से प्रत्येक में अंपने 
अधिकारी नियुक्त करते!हैं, जो उस स्थान पर बना हुआ अच्छे से अंच्छा सामान _ 
अपने पास तैयार रखते हैं। इस माध्यम से वे स्थानीय कारीगरों हारा उस पकार 


१५२ मुगल शासन-पद्धति 


के किये जाने वाले कार्यो पर निरन्तर दृष्टि रखते हैं ।” [स्टोरिया डु सोगोर, 
जिल्द २, पृ० ४३१] 


अबुलफजल राज्य के संरक्षण के अन्तर्गत भारतीय कला-व्यवसाय का निम्न 
वर्णन करता है''*“बादशाह सलामत कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर-अधिक ध्यान 
देते हैं। लोगों को निर्माण की उन्नत पद्धति की शिक्षा देने के लिए इस देश में 
कुशल कारीगर बस गये हैँ । लाहौर, आगरा, फतहपुर, अहमदाबाद और गुजरात 
शाही कारखाने हस्त-कौशल की अनेक उत्कृष्ठ वस्तुएँ तैयार करते हैं और 
आकार एवं आदर्श तथा तागों के काम से तैयार उस समय प्रचलित विभिन्न 
प्रकार के फैशन यात्रियों को चकित कर देते हैं ।'''इनके सम्बन्ध में विशेष 
सावधानी बरतने के कारण इस देश के बुद्धिमान कारीगर शीघ्र ही उन्नति कर 
जाते हैं ।*''शाही कारखानों में वे सभी वस्तुएँ तंग्ार होती हैं जो दूसरे देशों 
में बनायी जाती हैं। सुन्दर वस्तुओं के प्रति साधारण लोग रुचि रखने लगे 
हैं। दावतों के अवसर पर प्रयुक्त कपड़े वर्णनातीत हैं ।” [आईने अकबरी 
जिल्द १, पु० ८७-८८ ] 


गोलकुण्डा राज्य में बहुत दिनों तक मसलीपद्म छपाई के काम में दक्ष 
अनेक कारीगरों का केन्द्र था। दकन के तत्कालीन वाइसराय औरंगजेव. के 
वहुत-से पत्र उपलब्ध हैं जिनमें उसने इन कारीगरों में से कुछ को दिल्‍ली और' 
आगरा के राज्य कारखानों में कार्य करने को भेज देने की शाहंशाह -से 
सिफारिश की थी । वस्तुतः यह वेगार थी । 


श्रमिकों का भाग्य न तो अच्छा ही था और न देश के आथिक विकास के 
अनुकूल उन्हें उचित प्रोत्साहन ही मिलता था । राजंधानी देश के समस्त नगरों , 
से विशाल एवं सम्पन्न नगर -था। किन्तु यहाँ पर न तो कोई निजी 
कारखाना था और न कुशल कारीगरों की ओर से चलायी; हुई उन्तकी 
कोई निजी उद्योगशाला ही थी। वरनियर ने उचित ही लिखा है कि “यदि कला- 
कारों तथा कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जाता तो लाभप्रद एवं ललित कला 
की उन्नति हुई होती । किन्तु ये अभागे तिरस्कृत हैं। इनके साथ कठोरता का 
व्यवहार किया जाता है और इन्हें इनके परिश्रम के लिए पर्याप्त मजदूरी भी नहीं 
दी जाती । धनीमानी लोगों को प्रत्येक वस्तु सस्ते मूल्य परमिल जाती है। जब 
कभी भी एक अमीर अथवा, मनसवंदार को एक कारीगर की सेवाओं: की 
आवश्यकता पड़ती है तो वह उसको वाजार से पकड़ बुलाता है और बलपूर्वक उस 
गरीब आदमी से काम करवाता है। कार्य समाप्त हो जाने पर वह क्रूर स्वामी 


' राज्य व्यवसाय १५३ 


उसकी मजदूरी उसे उसके परिश्रम के अनुसार न देकर अपनी इच्छा से देता है । 
इसके विपरीत, एक कारीगर अपने परिश्रम के बदले कोड़े की सजा न मिलने 
में ही अपना भाग्य मानकर दी हुई मजदूरी से सन्‍्तोप कर लेता था । ऐसी 
परिस्थिति में प्रतियोगिता की किसी प्रकार की भावना किसी कलाकार अथवा 
कारीगर को कंसे उत्तेजित करती ? अतः वे ही कलाकार ख्याति प्राप्त कर 
पाये हैं और उन्हीं की गणना जो बादशाह अथवा किसी शक्तिशाली अमीर 
के यहाँ नौकर हैं और जो केवल अपने स्वामी के लिए ही कार्य करते हैं ।* 
[ बनियर, ट्रेवल्स, पृू० २५५-२५३ | 


५. कारखानों की वर्गीकृत सूची 


जवाबिते आलमगीरी के अनुसार मुगल कारखानों को छह वर्गों में बाँटा 
जा सकता है: 

(क) जानवरों के लिए-- 

(१) अश्वशाला (पागा अथवा अस्तबलखाना ) [आईने अकबरी, जिल्द १, 
पूं० १३२] । 
.. (२) हल्तिशाला (फील-खाना) [आईमे अकवरी, पृ० ११७, तथा मराठी] 

. (३) गौशाला (गौ-खाना) [आईने अकबरी, पृ० १४८, तथा मराठी] 

(४) उचप्द्रशाला (शुतर-खाना) [आईने अकवरी, पृ० १४३, तथा मराठी | 

(५) खच्चरशाला (अश्तर-खाना) [आईने अकवरी, पृ० १५२॥ तारीखे 
फीरोजशाही तथा जवाबिते आलमगीरी में इसकी वत्तिनी (57०॥गष्ट ) भशुद्ध 
दी हुई है और शेरखाना लिखा हुआ है । मराठी में 'शेरी' है । 

(६) मृग्रोद्यान (आहु-खाना) .[आईले अकबरी, पृ० २२१] 
: | (७) पालतू शिकारी जानवरों 'की रखने का स्थान (शिकार-खाना) 
[आईने अकबरी, पृ० २८६-२६४, तथा मराठी] । जवाबिते आलमगीरी में 
इसका उल्लेख नहीं है। _ ३5 
_- (८) 'शिकारी चीतों (चीता-खाना) को रखने का स्थान [आईने अकवरी 
पृ० २८५५ ] 

(६) श्येन (बाज) को पालने के लिए निरमित गृह (कुशन्खांना) [आईने 
अकबरी, पृ०-२६२| . “४... ; - 

(ख) गोदाम, जहाँ पर: दूसरे स्थाव पर बची. हुई वस्तुओं का संग्रह 

सात्र था-- | : 
(१०) राजकीय अधिकार-चित्र (कुर-खाना) -[आईने अकवरी, प्रृ० ५०] 


१४४ मुगल शासन-पद्धति 


११) आयुधागार (सिलह-खाना ) [आईने अकवरी, पृ०१० ६, तथा मराठी. 
१२) पालकी-खाना [मराठी |] 
१३) चौडोल-खाना अथवा डोली-खाना - 
१४) रथ-खाना अथवा गाड़ी-खाना [मराठी | 
१५) वहनीय सिहासन अथवा तख्ते-रवाँ' 

(१६) मोमवत्तियाँ तथा दीपक (शमा और चिराग) [आईने अकबरी 
पु०७ ४८ ] 

(१७) मशाल 

(१८) पुस्तकालय (किताब-खाना) [मराठी] 

(१६) चीनी-मिट्टी की वस्तुएँ (चीनी-खाना) ., 

(२०) खिलअत-खाना अथवा वितरण के निमित्त प्रतिष्ठा की वर्दी का 
गोदाम । 

. (ग) कारखाने और गोदाम-- क्‍ 

(२१) दारियाँ (फरशि-खाना) [आईने अकवरी, पृ० ५३, तथा मराठी [. 

(२२) वस्त्र रखने की आलमारी अथवा तोशक-खाना [आईसले अकवरी, 
पृ० 5७ |] फिरोज के इतिहास तथा मराटी में जमादार-खाता का उल्लेख है। 

(२३) घोड़े का साज, उसकी जीन और लगाम (जीन-खाना) 


| 
( 
( 
( 
( 


(२९४) किरकिराकी-खाना । आईने अकबरी, जिल्द १, प्रु० पछन में 
ब्लौकमन ने सर्वप्रथम वस्त्र रखने की आलमारी के अर्थ में इसकी व्याख्या 
की थी; किन्तु अपने छह सो सोलहवें परिशिष्ट में उससे 'स्प्लेक्स के रोएं 
(कफ ० धा6 5एए9ए०८) के अर्थ में तुर्की भाषा म कुक तथा याक शब्दांस 
इसकी उत्पत्ति बतलायी है। वेवेरिज [तुजुके जहँंगीरी,.जिल्द १, पू० ४५] ने 
इसी अर्थ को स्वीकार किया है। शेख सुलेमान उफेन्दी कृत चगताई ओस्मानली 
बोटरबुच (कुनोस द्वारा सम्पादित) में किक का अनुवाद “गौरेया का शिकार 
करने वाला पक्षी” किया गया है । फोब्स ने-हिन्दस्तानी डिक्शनरी के ५४४वें 
पृष्ठ पर 'किरकिरा शाब्द का अर्थ एक प्रकार का सारस बतलाया है।. किन्तु 
मुग़ल-शासन के प्रान्तीय दीवान के पद पर जीवनपंर्यत काम करने का अनुभवी 
मीराते अहमदी का लेखक स्पष्ट रूप से 'किरकिराक' का अर्थ “अपनी पोशाक 
के लिए सम्राट्‌ जो कुछ भी आदेश. देता है तथा चिकनदोजी, नक्‍क़ाशी आदि 
वतलाता है | [मीौराते अहमदी, जिल्द २, पु० १८४ ] इसलिए हमें यही अन्तिम 
अरय॑ स्वीकार करना चाहिए । 


राज्य व्यवसाय १५५ 


जवाबिते आलमगीरी (पृ० ११४अ) में रकावी और तश्तरी विभाग की 
एंक शाखा के अर्थ में किरकिराकी शब्द का उल्लेख हुआ है। जयपुर के प्रासादीय 
कागजों में इसे रत्नजटित पात्रों के विभाग में सम्मिलित किया गया है । 

(२५) सम्राट्‌ की यात्रा के लिए विस्तर तथा अग्निम शिविर (विस्तर- 
खाता और पेश-खाना ) 

(२६) बच्चों के वस्त्र (रखवात--रख्त का अशुद्ध बहुबचन ) 

(२७) खबासों के वस्त्र । किन्तु जवाबिते आलमगीरी (पृ० शेअ) के 
दूसरे स्थानों पर इसका प्रयोग (क) तेंदुओं, (ख) हाथियों, (ग) हवेली, तथा 
(घ) वारिश-खाना अथवा वर्पा-ग्रृह के साज के. अर्थ में, हुआ है । 

(२८) सोनारों का विभाग (जरगर-खाना) [आईने अकबरी, प्ृ०१८] 

' 5” (२६) लोहारगीरी (आहंगर-खाना) 

(३०) रत्नग्ृह (जवाहिर-खाना) | आइने अकबरी, तथा मराठी | 

(३१) स्वर्ण-भांड (तिला-आलात ) 

(३२) रजत-भांड (नुकरा-आलात) 

(३३) रत्नजटित-भांड (मुरस्सा-आलात) 

(३४) ताम्र-भांड तथा डेग 

(३५) सोने की तारकशी (जरदोज॑-खाना) 

(३६) हाथी दाँत का काम (दन्दाने-फील) 

३७) खातमवन्दी-खाना 

(३८) खुशबू-खाना [आईने अकवरी, पृ० ७३] 

(३६) गुलावजल-विभाग (गुलाब-खाना) 

[यदि साधारण खुशबू-खाने में गुलावजल को सम्मिलित कर लिया जाय 
तो इसे “कलावत-खाना” अथवा राज्य-गायक-विभाग पढ़ने के लिए विवश हूँ । 
फिर भी औरंगजेब ने जवाविते आलमगीरी के अन्तिम रूप, में लिखे जाने के 
कुछ वर्ष पहले ही इसे तोड़ दिया था ।] 

(४०) तेल अथवा:घी (रोगन) 

(४१) टकसाल (दारुल-जर्व ) [आईने अकवरी, पृ० १०६, तथा मराठी] 

(४२) चित्र (नक्‍्काश-खाना अथवा तस्वीर-खाना) [आईने अकवरी 
पु १७७] 

(४२) ओऔपचालय (दवाखाना अथवा शफाखाना) [मराठी] 

(४४) शाल;, [आईने अकबरी, पृ० ६१] 


४ ४३ 


>> ॥|४ 


१५६ मुगल शासन-पद्धत्ति 


(४५) ग्रुलूबन्द बुनना (चीराबाफी-खाना ) 

(४६) इलाकावन्दी-जाना (ऐसे कारखाने जहाँ रेशम के फीते आदि 
तैयार किये जाते हैं ।) | 
(४७) वस्त्रों का गोदाम (कोठा अथवा कोठिये-पर्चा ) [मराठी] 


मीराते अहमदी (सप्लीमेण्ट, पु० १७६) में गुजरात के राज्य-भाय के एक 
स्रोत के रुप में उल्लिखित कथराये-पर्चा के महाल से यह बिलकुल भिन्न था । 
इसका तात्पर्य कपड़े की चुंगी से था और यह अर्थ स्पष्ट रूप से इसकी 'महाले- 
सदपंज' अथवा पाँच प्रतिशत के भाग से निकलता है क्योंकि औरंगजेब के 
शासनकाल में बेचे हुए माल पर हिन्दुओं से पाँच प्रतिणत, इंसाइयों से साढ़े 
तीन प्रतिशत तथा मुसलिम व्यापारियों से अढ़ाई प्रतिशत की दर से चुंगी ली 
जाती थी। आगे चलकर इनसे (मुसलिम व्यापारियों से) कुछ भी चुंगी नहीं 
ली जाती थी । 

(घ) शासन अथवा न्याय-विभागे के कार्योलय--- 

(४८) वाजों का कमरा (नक्‍कार-खाना) [आईने अकवरी, पू ० ४७, तथा 
मराठी | 

(४६) तोपखाना । इसमें सभी श्रेणी के आग्नेयास्त्र एवं युद्धनसामग्री 
सम्मिलित थी । मराठों के पास बारूद के लिए एक पृथक्‌ गोदाम था जिसे वे 
दारू-खाना कहते थे । 

(५०) तिर्माण-विभाग (इमारत-खाना) [आईमने अकबरी, पृ० २२२, 
तथा मराठी] ह 

(५१) दफ्तर-खाना [मराठी] 

(५२) सम्राट का चेत्यालय (जा-नमाजखाना अथवा तसबीह-खाना) 

(५३) लावारिस सम्पत्ति का गोदाम (कोठ्ये-बैतुलमाल) 

(५४) क़य-विभाग (इब्तिया-खाना) (इसी का नाम मराठों के यंहाँ 
सौदागरी कोश था ।) ह हक के 

(५५) मुपत भोजनालय (वुलगुर-खाना, अथवा और अधिक प्रचलित 
नाम लंगरं-खाना) | ' 

(५६) स्कूल (तालीम-खाना) । फीरोजशाह के समय में इसे इल्म-खाना 
कहते थ | एक मराठी इतिहासवेत्ता तालीम-खाना का अनुवाद कुश्ती का 
स्कूल करता है । ४० $ जब 

(५७) किराया और मजदूरी का विभाग (किराया वा आजूरा) : 


राज्य व्यवसाय १५७ 


(५८) खेल (चोगान, चौपड़ आदि) [आईने अकबरी, पृ० २६७-३०७] 

' +(५६) सन्नहवीं और अठारहवीं शताब्दी में एक विभाग था जिसे वेवा- 
खाना कहते थे । यह विभाग सम्राटों की विधवाओं के भरण-पोपण के लिए 
धा जो दिल्‍ली के उपनगर सोहागपुरा" में रहती थीं । 

(च) सम्राट की निजी सेवा के लिए---- 

. (६०) भोजनालय (मतवख अथवा वावर्ची-खाना) [आईने अकबरी, 
पृ०. ५७, तथा मराठी] 

(६१) शराब एवं तत्सम्बन्धी पात्रों का भण्डार (आवदार-खाना) [ आईने 
अकवरी, प्र० ५५, तथा मराठी] । कुछ फारसी ग्रन्थों में 'शरवत-खाना' पढ़ा 
जाता है किन्तु अन्तिम शब्द का अर्थ 'मद्य-भण्डार' नहीं हो सकता है। मराठी 
इतिहासों में “शरवत-खाना और शराबी-खाना” का भी उल्लेख है । 

(६२) फल (भेव-खाना) [आईने अकवरी, पृ० ६४] 

(६३) भाण्ड-खाना (मिट्टी के बड़े पात्र) 

(६४) साहत-खाना (पाखाना) 

(६५) कौड़ियों का गोदाम (सबसे छोटे सिक्कों के रूप में प्रयोग करने के 
लिए), खर-मुहरखाना । 

(६६) चर्खीखानता (आग्नेय चखियों का गोदाम) । इसके लिए 'खर्चखाना' 
के सम्भव पाठ को मैं अस्वीकार करता हूँ । 

(६७) मजमुआ-खाना (? विविध प्रकार की वस्तुओं का ग्रह) 

जवाबिते आलमगीरी में उपर्यृकतत पाँच का उल्लेख है जिसमें इसके 
अतिरिक्‍त ६ और कारखानों के अस्पप्ट नाम हैं | मराठी इतिहासों में तीन और 
कारखानों का नाम है, जो इस प्रकार हैं : 

(६८) अम्बर-खाना अथवा अन्न-भण्डार 

(६६) जरायत अथवा जिन्स-खाना (यह जिन्‍्स-खाना मग़ल-साज्नाज्य के 
अजनास विभाग के समकक्ष है। अर्थात्‌ वह गोदाम जहाँ से मनसवदारों को 
आंशिक भुगतान के रूप में वस्तुएँ दी जाती थीं ।) 

: (७०) नाटक-खाना। साहत-खाना अथवा शरबत-खाना के अतिरिक्त पहले 
ही दूसरे भीर्षकों के अन्तर्गत इस पर विचार किया गया है । अफीफ कृत तारीखे 
फोरोजशाही का मुद्रित फारसी पाठ शक्र-लाना और जराद-खाना (जिसे मैं 


कक. नरम 20 कर चत+ 3 हर - जमसत समय 


* ब्रिटिश म्युजियम, फारसी पाण्डलिपि, ६५६८, फोलियो-५५अ | इरविन 
कृत लेटर मुग़ल्स',, जिल्‍्द १, पृु० २५४एन | 


१५८ मुग़ल शासन-पद्धति 


क्रमण: नुक़ और जरदोज के रुप में शुद्ध करता हूँ) तथा रिकाव-खाना और 
तप्तदार-खाना के अतिरिवत कोई नया नाम नहीं देता है। तश्तदार-वाना * 
का तात्पर्य रकाबियों और बड़े बर्तनों के गोदाम से है जिसे जवाबिते आलम- 
गीरी द्वारा वावर्ची-खाने भें शामिल किया गया है। अख़बाराते-दरवार-ए- 
मुअल्ला में तीन दूसरे नामों का भी उल्लेख है जो इस प्रकार है :--(१) भशोरा- 
खाना, (२) बुलबुली-खाना (गाने वाली चिड़ियों का विभाग), और 
(३) 'इलुर-खाना' । 'युज-खाना' (तेंदुओं अथवा कुत्तों का विभाग) उपर्युवत्त 
संख्या ८ का अशुद्ध रूप हो सकता है 


3 तश्तदार उस नौकर को कहते हैं जो हाथ धोतेः समय हाथों पर' पानी 
डालता है| इसे वड़ा बर्तन पकड़ने वाला और आफताब्ची भी कहते 


४ शोरा (पेय वस्तुओं को ठण्डा करने वाला क्षार) । 
थ 


दिल्‍ली के उस भाग को जहाँ पर राजकीय गाने वाली चिडियों को रखा 


जाता था तथा जहां पर सुल्ताना रज़िया की कक्र है, आज भी बुलबुली- 
खाना कहते हैं । ता, 


+ 
का 


अध्याय १२ 
ओरंगजेब के मालग्रुजारी सम्बन्धी नियम 


१०७९ हिजरी सन्‌ (१६६६ ई०) में गुजरात के दीवान मुहम्मद 
._ हाश्षिम के नाम जारी किया गया औरंगजेब का फरमान 


वर्तमान तथा भविष्य के अधिकारियों एवं भारतीय साम्राज्य के कोने-कोने 
के कर-संग्रह करने बालों (आमिल) को शुभ्र विधि ([0907008 |0४) एवं 
देदीप्यमान धर्म के अनुकूल निश्चित ढंग से तथा निश्चित अनुपात में और 
विजुद्ध एवं विश्वसनीय परम्पराओं का पालन करते हुए इस धामिक आदेश 
द्वारा स्वीकृत तथा मान्य बातों के अनुसार महालों से मालगुजारी तथा दूसरी 
देय (0768) वस्तुएँ संग्रह करती चाहिए | उन्हें प्रति वर्ष नये आदेशों की 
माँग नहीं करनी चाहिए अपितु विलम्ब एवं उल्लंघन को अपनी ऐहिक तथा 
पारलौकिक लज्जा (पृ० ११४३) ' का कारण समझता चाहिए। 

पहला--उन्हें किसानों पर कृपा करनी चाहिए, उनसे उनका कुशलक्षेम 
पूछना चाहिए और स्वयं व्यायपूर्वक एवं बुद्धिमत्ता से इस बात का प्रयास 
करना चाहिए कि वे आनन्दपूर्वक तथा हृदय से खेती की उन्नति करने का यत्न 
कर सके और प्रत्येक कृपि-योग्य भूमि में खेती की जा सके । 

[दीका, पृ०. ११३व हाशिया--पहली धारा में, उल्लिखित वातों से 
सम्बन्धित सम्राट की इच्छा है कि “मित्रता और सुप्रवन्ध का प्रदर्शत करो । ये 


) कोष्ठवद्ध पृष्ठ बलिन स्टेट लाइब्रेरी की पाण्डुलिपि के हैं (पद स द्वारा 
. _ तंयार की गयी पुस्तकों की सूची में संख्या १४ (६), जुज ११श५व- 
. ११५अ, तथा १५ (२३), जुज २६७अ-२७श५अ) । केवल इसी में 
' ऐतिहासिक घटना का धारावाहिक टीका सहित वर्णन है। (यह भी 
सन्देहवर्शक है ।) मीराते अहमदी; जिल्‍्द १,पृ० २६८-२७२ में हाशिम 
को दिये गये फरमान का .मूल पाठ मुद्रित है। दूसरा फरमान भी 
विव० नाट० (809, 7४06.) पेरिस पाण्डुलिपि सप्लीमेण्ट, ४७६ (फोलियो 
१३फ) तथा आई० ओ० एल० लन्दन पाण्डुलिपि में उपलब्ध है। 


१६० मुगल शासन-पद्धति 


ही खेती की वृद्धि के कारण हैं और मित्रता इसी में निहित है कि तुम किसी 
भी नाम अथवा प्रथा के बहाने निश्चित धन और दर से अधिक एक दाम 
अथवा दगहम न लो । कोई भी व्यवित ने तो प्रजा को किसी प्रकार का कप्ट 
दे और न उसे सताये। स्थानीय प्रबन्धकी की अधिकारों का रक्षक एवं (इन 
आदेशों का पालन करने में) ईमानदार होना चाहिए । | 

दूसरा--चवर्ष के आरम्भ में, यथासम्भव, प्रत्येक किसान की दश्शा से परि- 
चित हो जाओ और यह जान लो कि वह खेती करने में व्यस्त है अथवा नहीं । 
यदि वे खेती कर सकने हैं तो उन्हें प्रतोभन तथा दया का आश्वासन. देकर 
खेती के हरण में लंगाओ ०++ यदि वे इस कार्य में कोई सहायता चाहते हों 
से उन्हें वह सहायता दे दो । किन्तु हि ८० गा के पण्चात तुम्हें यह ज्ञात 
हो जाय कि कृषि-कर्म करने के हा होन तथा वेपा ने घर वे तो नहीं 
करने हैं तो तुम्हें उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें ७... चाहिए 
और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा पीटना भी चाहिए। जे<« २ एक 
निर्देशित भू-भाग (खराजे-मुअज्जफ) के लिए अपरिवर्तनीय (पा॥०« . 
दर से मालगुजारी निश्चित है, वहां के किसानों को सूचित कर दो 
(पु० ११५अ) यह उससे अवश्य ली जायगी, चाहे वे खेती करें अथवा 8. 
करें । यदि तुम्हें यह ज्ञाव हो कि किसान ग्रेती के उपकरणों की प्राप्त करने 
में असमर्थ है तो आवश्यक जमानत लेकर तकाब्री के रुप में राज्य की ओर 
में उन्हें अग्रिम धन (#तएप्चा70०) दें दो । 

[दीका, पृ० ११४अ--ह्वितीय धारा से यह सिद्ध होता है कि किसानों का 
एकमात्र कार्स खेती करना और इस प्रकार राज्य को मालगुजारी देना तथा 
उपज का अपना भाग लेना था। यदि उनके पास खेती के साधनों का अभाव है 
तो उन्हें शासन से तकावी मिलनी चाहिए बयोंकि बादशाह ही भू-स्वामी है अतः 
यह उचित है कि जब किसान लाचार हो जायें तो उन्हें क़पि-सामग्री अवश्य दी 
जानी चाहिए। सम्राट की इच्छा सर्वोपरि है। धमकी देने, मारने तथा सुधारने 
के लिए आदेश इसी दृष्टि से दिया जाता है क्योंकि बादशाह ही स्वामी है और 
वह सर्देव दया एवं न्याय करना चाहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रजा, 
अपने ढंग से, लेती की वृद्धि करने में घोर परिश्रम करे जिससे नित्यप्रति 
इसकी उन्नति हो सके । इसमें राज्य और प्रजा दोनों का ही लाभ है ।] 

तीसरा--निश्चित नकद मालगुजारो से सम्बन्धित--यदि किसान इतना 
निर्धन है कि वह कृषपि-यन्त्रों को एकत्र नहीं कर सकता है अथवा भूमि को परती 


औरंगजेब के मालगुजारी सम्बन्धी नियम १६१ 


छोड़कर भाग जाता है तो उस भूमि को दूसरे किसान को पट्टा कर दो अधवा 
स्वेच्छा.. से आसामी के रूप में खेती के लिए दे दो। पटटे की हालत में 
पट्टेदार से अथवा स्वयं खेती करने की स्थिति में मालिक के अंश में से 
मालगुजारी ले लो। यदि अतिरिक्त भाग शेप रह जाता है तो उसे मालिक 
को दे दो अथवा पहले मालिक के स्थान पर दूसरे मालिक को दे दो जिससे 
वह खेती करके मालगुजारी दे सके और उपज के आधिक्य का उपभोग कर 
सके । जब कभी भी पू्ववर्ती मालिक पुनः खेती करने के योग्य हो जाये 
तो उन्हें भूमि वापस कर दो। यदि कोई व्यवित (पृ० ११श५व) भूमि 
को परती छोड़कर भाग जाता है तो चालू वर्ष के समाप्त होने पर इसे पट्टे 
पर दे दो । 

[टीका, पु० ११४ब--पट्टा करने, स्वयं खेती के लिए किसानों को सौंपने, 
(पट्टे की हालत में) पट्टेदार से और (स्वयं) खेती करने की दशा में मालिक 
के भाग से मालग्रुजारी लेने तथा मालिक (पहले किसान) को आधा देने के 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है उसमें 'मालिक' शब्द का अर्थ “भू-स्वामी' 
नहीं अपितु 'खित की उपज का स्वामी” है क्‍योंकि यदि 'मालिक' शब्द का 
अर्थ 'भू-स्वामी' होता तो वह दरिद्रता तथा कृपि-सामग्री के अभाव के कारण 
भाग नहीं जाता अपितु अपनी भूमि को बेच देता और निम्नलिखित दो तरीकों 
में से एक के द्वारा अपने कप्ट को दूर करने का यत्न करता-- (१) क्रम करने 
वाले पर सरकारी मालगुजारी देने का भार सौंपता, अथवा (२) अपने स्वामित्व 
के अधिकार को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता । जहां तक “पहले 
मालिक के स्थान पर दूसरे व्यक्षित को स्थानापन्न करने” का सम्बन्ध है, एक 
मालिक का स्थानापन्न उसके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता 
और यही स्वामित्व का विशिष्ट लक्षण है । इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त 'स्थानापन्न' 
शब्द का अर्थ “उपज के मालिक का स्थानापन्न” है। किन्तु उस पंरिस्थिति 
में जबकि एक व्यक्ति अपना धन व्यय करके शासन से अनुमति भ्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ एक बंजर भूमि में खेती करता है जिसकी पहले मालगुजारी 
नहीं दी गयी थी और इसकी अनुमानित मालगुजारी स्वीकार कर राज्य को 
देने लगता है तो ऐसा व्यक्ति उस भूमि पर आसामी का अधिकार रखता है 
फ्योंकि वही उसे सुधारने का एजेण्ट है | वास्तविक मालिक वही है जो मालिक 
(अर्थात्‌ बादशाह) के लिए स्थानापन्न उत्पन्न कर सकता है । यह एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि “जिसकी लाठी उसकी भैंस” । इस कथन अर्थात्‌ " (उपज का) 
आधा मालिक को दे दो और एक साल के याद किसी को भी सेत पट्टा न 


औरंगजेब के मालगुजारी सम्बन्धी नियम १६३ 


पर खराजे-मुकासेमा न लगायी गयी हो और उसमें कोई फसल भी न होती हो 
तो मालिक को दसवें भाग अथवा मालगुजारी के लिए तंग न करो । किस्तु यदि 
मात्रिक दरिद्र हो तो उसे तकावी देकर खेती करने में लगाओ । 
पाँचवाँ--जहाँ तक एक रेतीली भूमि (बादिया) का सम्बन्ध है, यदि 

मालिक ज्ञात है तो उसे उसके पास छोड़ दो; किसी दूसरे को इस पर कब्जा 
न करने दो (प० ११७व)। यदि मालिक अज्ञात हो और उस भूमि में खनिज 
पदार्थों (औदात) की सम्भावना न हो तो, शासन की नीति के अनुसार, उस 
(भूमि) को किसी भी व्यक्ति को दे दो जिसे तुम उसकी देखभाल करने के 
योग्य समझते हो । जो कोई भी इसे कृषपि-योग्य बनाये, उसे ही इस भूमि का 
मालिक मान लो और उससे भूमि न छीनो |) यदि उस श्रूमि में खनिज 
पदार्थ हो तो ऐसे प्रत्येक कार्य की मनाही कर दो जिससे खान खोदने में बाधा 
हो अर्थात्‌ उस भ्रूमि में लाभ प्राप्त करने के निमित्त खेती करते की आज्ञा न 
दो और इस पर न तो किसी को काबिज होने दो और न किसी को इसका 
मालिक ही मानो । 

 - यदि बंजर भूमि का सम्पूर्ण (दरवस्त, अविभाजित) क्षेत्र किसी कारण- 

वश स्थानान्तरित कर दिया गया हो और किसी दूसरे कारणवश एक विपरीत 
परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हो तो उस समय तक उसपर काबिज व्यक्ति कोही उस 
भूमि का मालिक समझो और किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर कब्जा न करने दो । 

. छठा--उन स्थानों पर जहाँ पर काश्त की हुई भूमि पर न तो दसवाँ 
भाग ही और न मालगुजारी ही लगायी गयी हो, उन पर पवित्र विधि 
(प्रणए 7.89) के अनुसार जो कुछ भी निश्चित होना चाहिए, निश्चित कर 
दो । यदि मालंगुजारी लगानी हो तो इसे उतनी ही लगाओ (पृ० ११६) 
जिसके भुगतान करने में किसान वरवाद न हो जायें और किसी भी प्रकार वह 
आधी उपज से अधिक न हो, चाहे वह भूमि अधिक देने के योग्य ही क्यों न 
ही । जहाँ पर रकम निश्चित कर दी गयी हो, तो उसे स्वीकार कर लो | यदि 
वह भूमि खराज' हो तो सरकारी अंश आये से अधिक न बढ़ने पाये और ऐसा 
न हो कि उसकी वसूली से किसान वरबाद हो जाये अन्यथा पहले खराज को 
कम कर दो और उतना ही निश्चित करो जिसे किय्नान सुविधापूर्वक दे सकें | 
यदि भूमि निश्चित रकम से अधिक देने के योग्य हो तो अधिक न लो | 





3. परती भूमि को उपजाऊ बनाने वाले काश्तकार (आसांमी) के अधिकारों के 
सम्पन्ध में एनसाइवलोपीडिया आच इस्लाम, जिल्द २, पृ० ४५७ देखिए । 


१्द४ मुगल शासन-पद्धति 


[टीका, पृ० ११८अ--छठी घारा में सम्राट की यह इच्छा है कि 
मालगुजारी उतनी ही निश्चित की जानी चाहिए जिसके भुगतान करने में 
किसान तबाह न हो जायें। भूमि बादशाह की है किन्तु इंसकी काश्त किसानों 
पर निर्भर करती हैं। जब कभी भी किसान अपना स्थान छोड़कर चले जाते 
हैं और तबाह हो जाते हैं अर्थात्‌ जव वे अधिक वसूली तथा अधिकारियों के 
अत्याचारों के कारण कुचल जाते हैं तो एक व्यवित साधारणतया सोच सकता 
हैं कि काश्त की क्‍या दशा होगी । यही कारण है कि इस धारा में आवश्यक 
आदेश निकाले गये हैं ।] 

सातवाँ--यदि किसान राजी हों तो तुम निश्चित मालगुजारी (मुअज्जफ) 
की उपज के अंश (मुकासेमा) में अथवा मुकासेमा को मुअज्जफ में बदल सकते 
ही | यदि वे राजी न हों तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो । 

[दीका--किसानों की स्वेच्छा से एक प्रकार की मालगुजारी को दूसरी में 
वदलने का आदेश उनकी सुविधा के लिए है ।] 

आठवाँ--निश्चित मालग्रुजारी को वसूल करने का समय हर प्रकार के 
अनाज के काटने के बाद का समय है। इसलिए जब कोई फसल कटने योग्य 
हो जाती हो तो इसके लिए उचित मालग्रुजारी का हिस्सा वसूल कर लो । 


[टीका--इसका तात्पये यह है कि जब कभी मालगुजारी फसल कटने के 
समय माँगी जाती है तो किसान, बिना किसी परेशानी के, मालगुजारी देने के 
लिए पर्याप्त उपज का अंश बेच सकते हैं और इस प्रकार राज्य को देय घन 
का भुगतान कर सकते हैं | किन्तु यदि इस समय के पूर्व ही माँग की जाती है 
तो इससे किसान. परेशान, उद्विग्न और व्याकुल हो उठते.हैं । इसलिए सम्राट्‌ 
का यह आदेश उनकी सुविधा के लिए है। 

नवाँ--निश्चित नकद मालगुजारी के योग्य आराजी भूमि -ें यदि बोये 
हुए खेत पर कोई दूनिर्वारणीय (807-फ%०ए७॥/श५७)०) आपत्ति आये तो तुम 
सावधानी के साथ पुछताछ करो और सच्चाई तथा घटना की वास्तविकता के 
अनुकूल संकट की मात्रा तक छूट दे दो और शेप में से (प०.११६व) पैदावार 
वसूल करते समय इस वात का ध्यान रखो कि किसानों के लिए कुल उपज का 
आधा भाग बाकी रह जाय । 

दसवाँ--निश्चित नकद मालगुजारी वाली आराजी--यदि खेती करने 
की /क्षमत्ता रखने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अड़चन के -न उपस्थित 
होने पर भी अपने खेत को बिना खेती किमे हुए -छोड़. देता है तो (इसकी ) 


औरंगजेब के मालग्रुजारी सम्बन्धी नियम १६५ 


मालगुजारी (उसके कब्जे के) किसी दूसरे वेजे” (खेत) से लो.। उन खेतों में 
जहाँ बाढ़ आ गयी हों, अथवा जहाँ पानी ही त वरसा हो, अथवा कटने: के. पहले 
ही फसल किसी अनिवारणीय तूफान के कारण नष्ट हो गयी हो जिसके फल 
स्वरूप: किसान न तो कुछ पा ही सका हो और न उसके पास पर्याप्त समय ही 
हो कि वह दूसरा साल आरम्भ होने के पहले ही दूसरी फसल तैयार कर सके, 
तो ऐसी परिस्थिति में मालगुजारी अदा की हुई समझो । किन्तु यदि विपित्त 
फसल कटने के पश्चात्‌ आयी हो जो चाहे मवेशियों द्वारा खा जाने की भाँति 
यह निवारणीय हो अथवा उसके आने के पश्चात्‌ दूसरी फसल तंयार करने के 
लिए पर्याप्त समय शेष रह जाता है, तो मालग्रुजारी वसूल कर लो । 
[टीका--यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी जमीन है जिस पर खराजे 
मुअज्जफ लगा दिया गया है और उसके पास इसे जोतने-बोने की क्षमता है 
तथा उसके जोतने-बोने में किसी प्रकार की अड़चन भी नहीं पड़ती है किन्तु फिर 
भी वह इसे बिना जोते-बोये छोड़ देता है तो उस व्यक्ति की किसी दूसरी 
जमीन से उस जमीन की मालगरुजारी ले लो क्योंकि जोतने और बोने की क्षमता 
रखते हुए तथा ऐसा करने में बिना किसी अड़चन के होने पर भी उसमे अपनी 
जमीन वेकार कर रखी है । यदि किसी व्यक्ति की किसी जमीन में वाढ़ आउयी 
हैं अथवा उसमें वरसाती पानी रुका पड़ा हैं जिसके कारण फसल की 
सिंचाई नप्ट होने से फसल वरवाद हो गयी है अथवा उसकी फसल पर 
उसके पकने और कटने के पूर्व ही कोई अनिवारणीय विपत्ति आ गयी है 
जिसके फलस्वरूप न तो उसे उपज प्राप्त हुई है और न उसके पास उसी सात 
एक दूसरी फसल तैयार करने का समय ही रह गया है, तो ऐसी परिस्थिति 
में मालगुजारी व वसूल करो ।] रा । 
ग्यारहवाँ---यदि निश्चित मालगुजारी वाली .किसी जमीन का मालिक 
इस पर काश्त करता हो किन्तु वह उस साल की मालगुजारी अदा करने के 
पूर्व ही मर जाय और उसके वारिस को खेत (प० १२१अ) की पैदावार प्राप्त 
हो तो उससे मालगुजारी वसूल कर लो । किन्तु ऐसी परिस्थिति में कुछ भी न 
शा जवकि उपर्युक्त व्यक्ति जोतने-वोने के पहले ही मर जाय और (उस खेत 
को जोतने-बोने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी) उस वर्ष पर्याप्त 
समय नहीं रह जाय । । 8 78 
४ बेजे जमीन--विल्सन ८ ग्लौसरी आँव॑ रेवेन्यू.टर्म्स जे 
“विभिन्न उपयोगों के लिए 22 कुछ जमीन अधनी, बजे पा ण 
[ब्रिटिश इण्डिया ऐनेलाइज्ड, पू० २७६] - 3 2008 


१६६ मुगल शासन-पद्धतिे..'. 


[दीका, पृ० १२०अ--/जमीन के मालिक की मृत्यु, उसके उत्तरा- 
घिकारियों से मालगुजारी लेने और जोतने-बोने के पूर्व ही इसके मर जाने पर 
उसके उत्तराधिकारियों से मालग्रुजारी न माँगने” के सम्बन्ध में जो. कुछ 
प्रकाशित किया गया है बह स्पप्ट रूप से ठीक है क्योंकि यदि जमीन का मालिक 
अर्थात्‌ सही शब्दों में फलल का मालिक जोतने-बोने के पहले ही मर गया हो 
और यद्यपि उसके उत्तराधिकारियों को उससे वसीयतनामे के रूप.में कुछ मिला 
भी हो, फिर भी उनसे मालग्रुजारी वसूल करना औचित्य के परे है। जमीन का 
(वास्तविक) मालिक तो वादशाह है और फसल के मालिक अर्थात्‌ जोतने-बोने 
के पूर्व ही मर जाने वाले किसान और उसके उत्तराधिकारियों को न तो कोई 
वस्तु ही मिली है और न फसल ही, जो मालगुजारी माँगने का कारण हो सके 
अतः उनसे कुछ भी वसूल नहीं करना चाहिए।] . | 


वारहवाँ--निश्चित नकद प्राक्कलन से सम्बन्धित--यदि मालिक अपनी 
जमीन पट्टे पर अथवा उधार देता है और पट्ेदार अथवा उंधार लेने बाला 
इसमें काश्त करता है तो मालिक से मालभुजारी लो । यदि पट्टेदार उसमें बांग 
लगाता है तो उससे मालगुजारी लो। किन्तु यदि कोई व्यक्ति खराजी भूमि पर 
अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ इसे देने से इंकार करता है और मालिक इसके 
विरुद्ध गवाह दे सकता है, तो यदि जबरदस्ती अधिकार करने वाले ने इसमें 
काश्त की है तो उससे मालगुजारी लो किन्तु यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो 
उनमें से किसी से भी मालगुजारी न लो। यदि वलपूर्वक अधिकार करने वाला 
वलपूर्वक अधिकार को अस्वीकार करता है और मालिक गवाह भी नहीं दे सकता 
है तो मालिक से मालगुजारी लो । वन्धक वाले मामलों में बलपूर्वक अधिकार 
सम्बन्धी लागू होने वाले आदेशों के अनुसार कार्य करो | यदि वह व्यक्ति जिसके 
पास भूमि वन्‍्वक रखी गयी है, वन्‍्धक रखने वाले की आज्ञां के बिना ही उसमें 
काश्त करन लगता है (प० १२११) तो पहले वाले व्यक्ति से मालगुजारी लो । 


[टीका, पृ० १९०व---इस आदेश की निम्नलिखित दो प्रकार से व्याख्या 
की जा सकती है, अन्यथा इसका कोई अर्थ न होगा । . “यदि. निश्चित माल- 
गुजारी वाली जमीन का मालिक अपनी जमीन को पट्टे पर अथवा उधार देता 
हद आर पहुदार अथवा उधार लेने बाला इसमें काश्त करता है तो मालिक से 
मालगुजारा वसूल करो । यदि पट्टंदार आदि ने इसमें बाग लगाया है तो उससे 
मालगुजारी लो क्योंकि उसने बाग लगाया है । यदि कोई व्यक्ति खराजी जमीन 
पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ इसे अस्वीकार करता है और मालिक के पास 


औरंगजेब के मालगुजारी सम्बन्धी मियम १६७ 


गंवाह. हैं तो बल्लात्‌ अधिकार करने वाले द्वारा इंसमें काश्त किये जाने :की दशा 
में उससे मालगुजारी लो; किन्तु यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो उनमें से 
किसी से भी मालगुजारी न लो । यदि बलातू अधिकार करने वाला वलपूर्वक 
अधिकार को अस्वीकार करता है और (१) मालिक के पास गवाह नहीं है तो 
मालिक से मालगुजारी लो ।” यह तो एक प्रकार की व्याख्या है । दूसरे प्रकार 
की व्याख्या इस तरह है-- (२) “यदि मालिक के पास गवाह हैं, तो मालिक 
से मालगजारी लो”, अर्थात्‌ बलपूर्वक अधिकार करने वाला बलपूर्वक अधिकार 
को अस्वीकार करता है और मालिक अपनी निजी काश्त सिद्ध करने के लिए 
गवाह देता है तो मालिक को ही मालगुजारी देनी चाहिए । 


“बन्धचक की दशा में वलपूर्वक अधिकार के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के 
अनुसार कार्य करो | यदि वह व्यक्ति जिसके यहाँ वन्धक रखा गया है वन्धक 
रखने वाले की आज्ञा के बिना ही काश्त कर लेता है, (तो पहले वाले व्यक्ति 
से ही मालगुजारी माँगो) क्योंकि यदि वह व्यक्ति जिसके यहाँ वन्धक रखा 
गया है, वन्‍्धक रखते वाले की अनुमति से काश्त. करता तो वन्धक रखने वाले 
को ही मालगुजारी देती पड़ती, क्योंकि (यहाँ पर) काश्त करने का अधिकोर 
वन्धक में सम्मिलित है। किन्तु यदि वह बन्धक रखने वाले की अनुमति के बिना 
ही काश्त करने लगता है तो उसे ही मालगुजारी देनी चाहिए क्योंकि वस्तुत: 
काश्त करने का अधिकार वन्धक न रखकर केवल भूमि ही वन्धक रखी गयी है।] 


तेरहवाँ--मिश्चित नकद मालगुजारी के अन्तर्गत आते वालो भूमि से 
सम्बन्धित--यदि कोई व्यक्ति अपनी ऐसी खराजी भूमि को बेच देता है जो 
कि साल भर काश्त करने के योग्य हैं तो यदि सांल में उससे एक ही फसल 
होती है और उस पर अधिकार कर लेने के पृश्चात्त क्रय करने वाले को साल 
के शेप भाग में इसमें काग्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और 
उसे कोई रोकने वाला नहों इससे मालगुजारी वसूल करो अन्यथा बेचने 
वाले से मालगुजारी लो । यदि इसमें दो फसलें होती हैं और क्रय करने वाले 
ने पहली तथा बेचने वाले मे दूसरी फसल काट ली है तो कुल मालगुजारी को 
दोनों में बांट दो । किन्तु यदि (विक्रय के समय) जमीन में फलल पककर 
तैयार हो तो बेचने वाले से ही मालगुजारी लो | 

[रीका, पु० ११५१अ--बदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन अर्थात अपनी जमीन 
की फसल बेचना चाहता है और क्र्य करने वाले को - साल के भीतर ही इसमें 


कागश्त करने थे! लिए पर्याप्त क्षमय मिन्न जाता हैं, तो क्रय करने वाले सेही 


१६८ मुगल शारान-पद्धति. 


मालगुजारी लो.। यदि इसमें दो फसलें होती हैं जिसमें से एक को बेचने वाले ने 
काट लिया है और दूसरी को क़य करने वाले ने, तो मालग्रुजारी वाँट दो और 
दोनों से वसूल कर लो । यदि खेत में फसल पककर तैयार हो तो बेचने वाले 
से मालगुजारी लो क्योंकि यदि फसल पक गयी है और बेचने वाले ने इसे जान- 
वृझ्कर बेच दिया है तो यह भी निश्चित है कि उसने पके हुए अनाज का मूल्य 
अवश्य ले लिया होगा, अतः बेचने वाले को ही मालगुजारी देनी चाहिए ।] 

चौदहवाँ--निश्चित नकद मसालगुजारी के अन्तर्गत आने वाली भूमि से 
सम्बन्धित---यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन में एक मकान बनाता है तो उसे 
उस भूमि पर पहले का निश्चित लगान देना चाहिए; और यदि वह उस 
जमीन में ऐसे पेड़ लगाता है जिनमें फल नहीं आते हैँ तो भी उसे वही लगान 
देना पड़ेगा । यदि वह ऐसी भूमि को जिस पर उसे कृषि-योग्य मानकर निश्चित 
लगान लगा दिया गया है, बाग (प० १श१३अ) लगाने के लिए तैयार करता 
है और सारी जमीन में खेती करने के योग्य स्थान -छोड़े विना ही फलदार वृक्ष 
लगाता है तो यद्यपि उसमें अभी फल न लगते हों फिर भी उससे पौने तीन 
रुपये ले लो जो कि बागों के लिए अधिकतम लगान हू। किन्तु अंगूरों तथा 
वादामों के पेड़ लगाने पर उनमें फल न आने तक उससे केवल साधारण लगान 
लो और जब उनमें फल लगने लगें तो उस हालत में पौने तीन रुपये ले लो, 
चाहे एक वीघे (शाहजहाँ द्वारा प्रचलित गजों के अनुसार ४५५८ ४५ व धामिक 
गजों के अनुसार ६० %८ ६०) की उपज साढ़े पाँच रुपये अथवा उससे अधिक 
हो | ऐसा न होने पर (वृक्षों की) वास्तविक उपज का केवल आधा ही लो । 
यदि उपज का मूल्य चौथाई रुपये से कम हो जैसा कि उस दशा में सम्भव है 
जबकि अनाज एक रुपये का पाँच शाहजहाँनी सेर मिलता हो और उपज का 
राजकीय भाग केवल एक सेर हो* (?), तो तुम्हें इस (चौथाई रुपये) से कम 
लगान नहीं लेना चाहिए । 

यदि कोई नास्तिक अपनी जमीन. को किसी मुसलमान के हाथ वेचता है 
तो उसके मुसलमान होने पर भी उससे भालगुजारी माँगो । 


[टीका, पृ० १२२५घ---यदि किसी व्यक्ति के पास निश्चित लगान,के अन्तर्गत 





४ कया उसी बात को इस तरह घुमा-फिराकर नहीं कहा गया है कि जबकि 


जिन्स के रूप में मालग्रुजारी का मूल्य केवल है रुपया हो, तो कम से 
कम प्रावकलन के रूप में एक-चौथाई रुपया मानना चाहिए ? ओ० पी० 
एल० पाण्डुलिपि में “उस धन से कम लो” पाठ-का .उल्लेख है । 


औरंगजेब के मालग्रुजारी सम्बन्धी नियम १६९ 


की भूमि हो और वह उसमें मकान बनाता' है अथवा फल न देने वाले वृक्षों 
का- बाग लगाता है, तो उसकी मालगुजारी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
होना चाहिए और पूर्व-निश्चित मालग्रुजारी ही लेनी चाहिए । यदि काश्त की 
जाने वाली भूमि में बाग लगाया जाता है और उस पर काश्त के योग्य भूमि 
की भालग्रुजारी लगायी गयी है तथा फलदार वृक्ष इतने पास-पास लगाये गये 
हैँ कि काश्त के लिए स्थान नहीं बचा है तो वृक्षों में फल न लगने पर भी पौने 
तीन रुपये ले लो जो कि बाग का (हासिल) देय धन हैं । किन्तु अंगूर और 
बादाम के वृक्षों के लगाने पर उतमें फल लगाना न आरम्भ होने पर भी 
साधारण मालगुजारी ले ली जाती है और जब उनमें फल लगना आरम्भ हो 
जाता. है तो वाग का (हासिल) देय धन लिया जाता है जो कि उस जमीन पर 
पौते तीन रुपये की दर से निश्चित है, चाहे मालिक के हिस्से सहित एक वीघे 
की पंदावार साढ़े पाँच रुपये तक पहुँच जाती हो । किन्तु यदि बाग का उक्त 
देय धन इसके वराबर नहीं होता है तो वास्तविक उपज का आधा ही 
मालगुजारी* के रूप में ले लो। किन्तु यदि उपज के इस आबे भाग का मूल्य 
चार आने से कम हो--जैसा कि उस दशा में सम्भव है जबकि अनाज का 
मूल्य एक रुपये का पाँच शाहजहाँनी सेर (?) हो और उपज का राजकीय 
भाग केवल एक सेर हो--तो (चार आने से) कम मत लो । यदि कोई 
नास्तिक अपनी जमीन को एक मुसलमान के हाथ वेचता है, तो मुसलमान से 
ही मालग्रुजारी वसूल करो क्योंकि वस्तुतः यह उसका अधिकार नहीं था ।| 
पन्द्रहवाँ--यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन में कब्रिस्तान (पु० ११३अ ) 
अथवा (वक्‍फ ) दान में सराय बनवाता है तो उसकी मालगुज़ारी को माफ समझो | 
[टीका, पृ० ११४ब--चूं कि कब्रिस्तान तथा सराय बनवाना एक पवित्र 
कार्य है। | | | 


3 . फसल की बटाई के द्वारा अनाज की कृपि पर सरकार कुल उपज का केवल 

*.- एक-तिहाई मालगुजारी के रूप में लिया करती थी किन्तु अफीम, ईख 
शराब, केला और रुई होने. पर एक-चौथाई से लेकर आठवाँ भाग तक 
लिया करती थी [ब्रिटिश इण्डिया ऐनेलाइज्ड, पृ० १७६] 
मुकासम अथवा बदाई द्वारा भूमि-कर की व्यवस्था पहले के अव्वासी 
खलीफों द्वारा लागू की गयी थी.। मुकासम नामक कर केवल मुख्य 
फसलों--गेहँ तथा जौ--पर लगाया गया था। इससे कम भहृत्त्व की 
फसलों, फलदार वृक्षों अथवा खजूर पर यह नहीं लगाया गया था। इन 
पर नकद रुपया लिया जाता थां। [एनसाइक्लोपीडिया आऑँब इस्लाम, 
सप्लोमेण्ट, पु० १५४ | ३7 


१७० मुगल शासन-पद्धति - + ४.६ 


इसलिए सम्राट (जनता की) भलाई करने तथा उसे लाभ पहुँचाने के . कारण 
उनसे मालगुजारी वसूल करने के लिए मता करता है । (ऐसी भूमि से) माल- 
गुजारी नहीं ली जानी चाहिए ।] 
सोलह॒वाँ--फसल की घढाई (खराजें मुकासेसा) के द्वारा: लो गयी माल- 
गुजारी से सम्बन्धित---यदि किसी व्यक्ति के पास--चाहे वह हिन्दू हो अथवा 
मुसलमान--मालग्रुजारी वाली भूमि नहीं है किन्तु उसने उसे खरीदा है अथवा 
बन्धक में रखा है तो उसे उसमें पैदा हुईं प्रत्येक वस्तु से लाभ प्राप्त करना 
चाहिए । उससे मालगुजारी के रूप में उचित अंश वसुल कर लो, किन्तु:वह 
अंश समूची फसल के आधे से न तो 'अधिक हो और न उसके एक-तिहाई से 
कम हो । यदि एक-तिहाई कम हो तो इसे बढ़ा दो (और यदि आधे से अधिक 
हो तो कम कंर दो), जो उचित समझो वही करो 


[दीका--थ्दि कोई व्यक्ति मुकासेमा जमीन का असली मालिक नहीं है 
किन्तु उसने उसे (खरीद) लिया है अथवा गिरवी रख लिया है, तो उसे उस 
जमीन में उत्पन्न अनाज को प्राप्त करना चाहिए; चाहे वह हिन्दू हो अंथवा 
मुसलमान । किन्तु इसके साथ यह शर्त है कि रेहन होने पर उसने रेहन करमे 
वाले से उस भूमि पर काएत करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो 
इसलिए उस जमीन पर प्राक्कलन के रूप में (पहले से ही) निश्चित अंश उससे 
वसूल कर लो । विन्तु यह अंश न तो आधे से अधिक हो और न एक-तिहाई 
से कम | यदि आधे से अधिक हो तो इसे एक उचित अंश तक कम कर दो 
ओर यदि एक-तिहाई से कम हो तो इसे एक उचित अंश तक बढ़ा दो ।] 


सत्रहवाँ---यदि किसी मुकासेमा जमीन का मालिक लावारिस मर जांता 
है तो इसे पट्टं पर अथवा सीधे स्वयं खेती के लिए देने में मुअज्जफ भूमि के 
सम्बन्ध में (ऊपर) दिये गये अध्यादेशों के अनुसार कार्य करो । की 


[दोका---यदि कोई काश्तकार लावारिस मर जाता है तो उस भूमि का 
बन्ध करने वाले व्यक्ति को उसे पट॒टे पर अथवा स्वयं खेती करते के लिए 


देने में खराजे मुअज्ञजफ के सम्बन्ध में तीसरे अनुच्छेद में दी गयी विधि के 
अनुसार कार्य करना चाहिए ।] | 


अठारहवॉ--मुकासेमा जमीन की फसल पर यदि कोई आपदा आये तो 
मात्रगुजारी को क्षति के वरावर ही माफ कर दो किन्तु यदि . अनाज कटने के 


पश्चात्‌ अथवा इसके पहले ही आपदा आये तो बचे हुए अंश पर मालगुजारी 
वसूल करो । 


जन 


औरंगजेब के मालग्रुजारी सम्बन्धी नियम १७१ 


[टीका---स म्राट्‌ प्रजा के सुख का ध्यान रखता है अत्तएव वह कड़ा 
के साथ आदेश देता है कि तप्ट अंध पर किसी प्रकार की मालगुजारी नहीं 
माँगनी चाहिए; चह केवल अवशिष्ट अंश पर ही वसूल की जानी चाहिए ।| 

जदुनाथ सरकार की टिप्पणी--उपर्युक्त नियमों को भलीभाँति समझने 
के लिए अबू यूसुफ के कितावबुलखराज के निम्नलिखित अंशों को ध्यान में रखना 
आवश्यक है । इसमें पुववर्ती खलीफाओं के सिद्धान्तों एवं नियमों का उल्लेख है। 

“जहाँ तक सनिक कार्यो एवं सेवा के उपलक्ष में मिली हुई भूमि (किते) 
का प्रश्त है, इनमें से जो प्राकृतिक रूप से सींची जाती हैं, उन्हें दसवाँ, तथा 
जो बाल्टियों, चमड़े के डोल अथवा चर्खी वाले कुओं से सींची जाती हैं, उन्हें 
वीसवें भाग से अधिक सिंचाई का मूल्य नहीं देना चाहिए ।” [ एम० फंगनन 
कृत फ्रांसीसी अनुवाद, पृ० ७६] 

“वे सभी लोग, जो बहुत-से देवी-देवताओं के उपासक हैं और जिनके साथ 
इस्लाम ने इन शर्तों पर सन्धि कर ली है कि वे लोग उसकी सत्ता को स्वीकार 
करते हैं, अपनी जमीन के बँटवारे के लिए स्वयं तैयार रहते हैं और खराज 
देते हैं । वे लोग कर देने वाले वर्ग के हैं और जिस भूमि पर उनका अधिकार 
है, वह ख़राज की भूमि कहलाती है। वह सभी भूमि जिस पर खलीफा 
(इमाम) ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया है, जीतने वाले (सभी मुंसलमानों ) 
में वाँटे जा सकती हैं और तब वह 'तिथे' (धंधा०) की भूमि होती है। 
[एम० फगनन कृत फ्रांसीसी अनुवाद, पृ० ६५] 

“विजित देशों में विना काश्त की हुई परती भूमि, जिन पर न तो कोई 
सकान है और न किसी का अधिकार ही है, “मृतभूमि” कहलाती है।...... 
अबू हंतीफा का कथने है कि 'वह व्यक्ति जो मृतभूमि में काश्त करने का दावा 
करता है, तो इमाम (खलीफा) द्वारा इसकी अनुमति दिये जाने पर वह इस 
भूमि का स्वामी वन जाता है......यदि उसने इमाम के अधिकारजपन्न के 
विना ही इस पर काश्त कर ली है तो इमाम स्वेच्छापूर्वक उसे पट्टे पर अथवा 
जागीर आदि के रूप में...... दे सकते हैं भथवा वह जो उन्हें उचित जान पड़े, 
करें ।” [ एम० फंगनन कृत फ्रांसीसी अनुवाद, पृ० €६] 

“बह व्यक्ति जो मृतभूमि, में काश्त करने का दावा करता है...... 
उसका स्वामी हो जाता है...... । वह दसवाँ भाग देने वाली भूमि होने पर 
दसवाँ भाग अथवा खराज की भूमि होने पर खराज देता है ।” [एम० फंगनन 
कृत फ्रांसीोसी अनुबाद, पू० €८].. ' : - ९४ कल के 


१७२ मुगल शासन-पद्धतति 


“इमाम द्वारा जीते हुए तथा विजित लोगों के हाथ में छोड्टे हुए उन 
स्थानों को जहाँ पर अरब-निवासियों के अतिरिवत दूसरे लोग बस गये हैँ, खराज 
की भूमि कहते हैं; किन्तु यदि यह भूमि (मुसलमान) विजेताओं के बीच उसके 
द्वारा वितरित कर दो गयी हो तो दशमांण वाली भूमि होगी ।” | एम० फंगनन 
कृत्त फ्रांसीसो अनुवाद, पृ० १०४] 


एनसाइक्लोपीडिया आँव इस्लाम, जिल्द ४, पृ० १०५०-१०४१ भूुमिन्कर 
सम्बन्धी नियमों का अत्यन्त स्पष्ट विवेचन नहीं वारता है । 


मालगुजा री-प्रदर्शिका के रूप में रसिकदास करोड़ी को दिया गया 
सम्राट औरंगजेब का फरमान 


(पृ० २६७अ) मितव्ययी एवं इस्लाम का भक्त रसिकदास राजकीय 
अनुकम्पा की आशा करता है और जानता हैँ कि--- 

सम्राद्‌ की सभी इच्छाएँ एवं उद्देश्य क्रपषि की उन्नति और किसानों 
तथा सर्वसाधारण की भलाई की ओर ही केन्द्रित हैं। यह ईश्वर की एक 
अद्भुत सृष्टि एवं उसकी एक धरोहर है। 


राजकीय भू-भाग के परगनों त्ृथा जागीरदारों को सैनिक कार्य एवं सेवा 
के बदले में मिली हुई जागीरों के कार्यालयों में पूछताछ करने के पश्चात्‌ शाही 
दरबार के एजेण्टों ने रिपोर्ट की है कि चालू वर्ष के आरम्भ में शाही इलाके के 
परगनों के अमीन गत वर्ष तथा उसके पहले वर्ष की उपज (हासिल) को ध्यान 
में रखकर मालगुजारी, खेती करने के योग्य भूमि, किसानों की दशा एवं उनकी 
योग्यता और दूसरी अन्य वातें निश्चित करते हैँ । यदि किसी गाँव के किसान 
इस कार्यवाही से सहमत नहीं होते हैं तो वे फसल कटने के समय पैमाइश कर 
अथवा फसल” के अनुमानित मूल्य के आधार पर मालग्रुजारी निश्चित करते 
हैं । कुछ गाँवों में, जहाँ के किसान दुखी अथवा जिनकी पूँजी कम जान 
पड़ती है, वे आधा, तिहाई, दो-पेंचई अथवा उससे कम और अधिक की दर 
से फसल की बटाई (गल्ला बरुशी) प्रथा का अनुसरण करते हैं । वर्ष के अन्त 
में वे अपनी तस्दीक, करोड़ी की स्वीकृति (प० ५६७छब) तथा चौधरी और 
कानूनगो के हस्ताक्षर के पश्चात्‌, नियम और प्रथा के अनुसार, नकद माल- 





७. कनकुृत--पके हुए अनाज के अनुमान को 'कृत, कहते हैं । [ब्रिटिश 
इण्डिया ऐनेलाइज्ड, पु० २१६; आईने अकबरो, जिल्द २, पृ० ४७] :. 


औरंगजेब के मालगुजारी सम्बन्धी नियम * १७३ 


गुजारी की लेखापंजिका (तुमार* ) को शाही रिकार्ड के कार्यालय में भेज देते हैं। 
किन्तु वे वहाँ पर काश्त तथा रबी और खरीफ की फसलों में होने वाली वस्तुओं 
के ब्यौरे के साथ प्रत्येक परगने की भूमि के रिकार्ड को नहीं भेजते हैं। इस 
प्रकार यह दिखलाने के लिए कि गत वर्ष फसल का कौनसा भाग वसूल किया 
गया, कितना भाग बाकी था, गत वर्ष और इस वर्ष में कितना अन्तर था, 
कमी थी, अथवा अधिकता थी और  प्रत्मेक मौजे के किसानों--पट्ठेदार, काश्त- 
कार तथा दूसरे लोग--की क्या संख्या थी, इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं 
भेजते हैं। ऐसे कागज प्रत्येक महाल की स्थिति तथा वहाँ कार्य करने वाले 
अधिकारियों का सच्चा विवरण प्रस्तुत करते जो महाल की वसूली में कमी 
होने पर, उसकी मालगुजारी का अनुमान कर लिये जाते के पश्चात्त वर्षा की 
कमी होने, ओला पड़ने, अनाज का अभाव होने आदि बातें बनाकर असली 
भालगुजारी में से वहुत बड़ा भाग कम कर देते हैं । | 


यदि वे प्रत्येक गाँव के काश्तकारों त्णगा फसलों की जाँच कर सेने के 
पश्चात्‌ मितव्ययत्ा से (अथवा सुक्ष्म बातों पर ध्यान देकर) कार्य करतें-और 
कृंपि-योग्य सभी भूमि में खेती कराने तथा खेती और कुल मालगुजारी में वृद्धि : 
का स्वयं यत्न करते जिससे परणनों में काश्त होती और वे आवाद होते; लोग 
सम्पन्न होते तथा मालगुजारी में वृद्धि होती, तो किसी भी प्रकार की आपत्ति 
आने पर भी काश्त की अधिकता मालगुजारी में होने वाली किसी भी कमी 
को दूर कर देती । 


अतएव सम्राद आदेश देता है कि-- - 8] 
तुम्हें अपने दीवानों और अमीनों के अधीनस्थ परणतों के प्रत्येक गाँव की 
वास्तविक स्थिति---अर्थात्‌ इसमें कितनी भूमि कृपि-योग्य है (पु० २६८ञ) 
कुल भूमि के कितने भाग में खेती होती है और कितने भाग में खेती 
है, प्रति वर्ष कितनी फसले होती है और बिना छेती के पड़ी हुई भ्रमि को ढ 
कारण है--की जाँच कर लेनी चाहिए ] ; 
पुम्द यह भा ज्ञात करना चाहिए कि सन्नाद बक॒वर के साज्राज्य में 
डइग्मल 
हे न्‍ र् अब शासन के अन्तगंत मालनुजारी वनूल करने की क्या प्रथा 
शा ! श्पं 
हे या धान लगाव गये प्ायर-नकर (६ं7-९९३५) का धन उतना ही 
अ्षधवा बादशाह सहासनाहठ 
प्रा वादशाह सलामत के सिहासनाहुठ होने पर इसमें वृद्धि हो गयी है ? 


। ठो “ 
॥ 8) 27 ५ 
5७ 


श्टी 
मध्य 





पट 


तृमार--पगान का रजिस्टर 


अ्च्टब्‌ |! 


१७६ . अुगल शामन-पद्धति 


किश्सों को बसूल करने के लिए करोड़ियों को प्रेरित करो और तुम उनकी 
वसूली से सम्बन्धित प्रवन्ध के विपय में स्वयं पूर्ण रूप से परिनित्त रही जिससे 
अआमिलों की घृर्तता अधवा लापरवाही से बसूली ने झक जाय | 

जब कभी भी तुम किसी गाँव में परगनों की वास्वितक स्थिति 
का अध्ययन करने के लिए जाओ, तो फसलों की द्रशा और उनके प्राकृतिक 
रूप, किसानों की क्षमता तथा मालगुजारों की माया पर दृष्टिपात कर लो । 
यदि गाँव वालों के बीच कुल मालगुजारी का छीक-ठोक वेंटवारा करने में 
प्रत्येक व्यकित के साथ न्याय किया गया है तो अच्छा है। किन्तु यदि चौधरी 
मुकादम अथवा पटवारी ने उनके साथ अन्यायपुर्ण कार्य किया है तो किसानों 
का सांत्वना दो (पु० २६६व) भीर उन्हें उनका देख घन दें दो। हडपने 
वालों के हाथों से अर्वधानिक रूप से काम में ली गयी भूमि (गुंजाइश) को 
छीन लो । संक्षेप में सम्पत्ति के विभाजन तथा चर्तमान वर्ष व दशा को 
निश्चित करने में ईमानदारी तथा अत्यन्त ध्यान से लगे रहने के पश्चात्‌ 
विस्तारपूर्वक सम्राट्‌ के पास लिखो जिससे बादशाह सलामत अमौनों की सच्ची 
सेवा और इस वजीर (रसिकदास) के प्रशंसनीय शासन को जान जायें । 





सातवा--राज-भूमि के प्रवन्ध के लिए, विभाग यो प्रथा के अनुसार, 
लगान-मुबत भू-स्वामित्त,, नानवार और इनओआम"" की इज्जत करो | यह 
जान लो कि सरकारी आमिलों ने कया वृद्धि की है (१), अर्धात्‌ जागीर के 
अनुदान के आरम्भ से उन लोगों ने कितता बकाया छोड़ रखा है और (फसल 
की) कमी तथा (देघी) आपत्ति के बहाने कितना अंश कम कर दिया है। 
इन बातों को ध्यान में रफ़कर (अवैधानिक रुप से बढ़ी हुई) अतीत की 
(लगान-मुकत भूमि) को वापस ले लो और भविष्य के लिए उन्हें मना कर 
दो जिससे वे परगनों को पुनः अपनी ठीक दशा भें ला सकें । सत्य वास सम्राट 
से कही जायगी तो सव के साथ उनकी भवित के अनुसार अनुग्रह प्रदर्शित 
केया जायगा | 


आठवा--खजांची के कार्यालय (फौतखाना) में फौतदारों को फेवल 
आलमगीरी सिक्‍कों को स्वीकार करने का आदेश दो | किन्तु यदि ये उपलब्ध 
) इनाम--फकीरों तथा साधारण गायकों को दिया हआ अत्यन्त सुच्छ 
तथा अति साधारण भूमि-उपहार। [ब्रिटिश इण्डिया ऐनेलाइज्ड, 


प्ृ० १०६] नानकार---एक व्यवित के पोषण के निर्भित्त दिया गया भूमि- 
उपहार [ ब्रिटिश इण्डिया ऐनेलाइज्ड, पृ० १४८ ] 


औरंगजैबव के मालगुजारी सम्बन्धी नियम १७७ 


न हों तो वाजार में प्रचलित शाहजहाँनी रपये को बट्टे (आववबाब) के साथ 
ले लो | कम तोल वाले किसी भी सिक्के को फौतखाने में न लो क्योंकि वह 
वाजार में नहीं चलेगा । किन्तु यदि यह ज्ञात हो कि खराब सिक्के लौटाने से 
वसूली रुक जायगी, तो उन्हें प्रचलित सिक्‍कों में बदलने के लिए क्रिसातों से 
ठीक और उचित बट्ा ले लो और उनके सामने ही उन्हें बदल दो । 


नवाँ-- (ईश्वर ने करे ऐसा हो) यदि पृथ्वी अथवा आकाण से महल पर 
. कोई आपत्ति (पृ० २७०१) आती है तो अमीनों और आमिलों की अत्यन्त 
सावधानी और ईमानदारी से खड़ी फसल की निगरानी करने के लिए कड़ाई 
के साथ प्रेरित करो । बोये हुए खेतों की जाँच कर लेने के पश्चात्‌ वे वर्तमान 
और विगत वर्षों की पैदावार (हस्त-ओ-बूद) ** के तुलवात्मक विवरण के 
आधार पर हांति का सावधानी के साथ अन्दाजा लगा लें । तुम्हें किसी ऐसी 
सरवस्ता) 3 आपदा को कभी भी सही नहीं मानना चाहिए जिनका निर्णय 
केवल चौधरियों, कानूतगोओं, मुकादमों और पटवारियों की रिपोर्टो पर निर्भर 
है! इससे किसान अपने अधिकारों को पा सकते हैं, दुर्भाग्य तथा हानि से 
वबचायें जा सकते हैं और अपहरण करने वाले दूसरे के अधिकारों का अपहरण 
नहीं कर सकते हैं । ड़ 
दसवाँ--अमीनों, आमिलों, चौधरियों, कानूनगोओं तथा मुतसहियों को 
वालिया (80॥9), अतिरिक्त मालग्रुजारी (अखराजात) की बलपूर्वक वसूली 
तथा निपिद्ध आववाबों की वसूली को समाप्त करने के लिए कठोरता के साथ 
प्रेरित करो | ये सब किसानों के कल्याण में बाधा डालते हैं। उनसे जमानत 
ले लो कि वे कभी भी वलपूर्वक वालिया” अथवा बादशाह सलामत द्वारा 
निपिद्ध और हटठाये गये आववाब वसूल नहीं करेंगे । तुम्हें स्वयं इस.वात की 
निरन्तर सूचना मिलती रहनी चोहिए और यदि तुम्हें कोई व्यक्ति ऐसा करते 
हुए तथा तुम्हारे निषेध और तुम्हारी धंमकी पर व्यान न देते हुए मिल जाये 








अन«-क- नली. 3०«»+ मनन 


१२ हस्तवूद जामा--“भूमि के बड़े हुए. निर्धारित मूल्य का योग, क्षति हारा 
उत्पन्न कमी और अधिकता, नये उपयोगों आदि को दिखलाते हुए माल- 
गुजारी के वास्तविक एवं पूर्ववर्ती साधनों के विवरण की चुलना ।” [ ब्रिटिश 
इण्डिया ऐनेलाइज्ड, पृ० २२०] - 

५3 सरबस्ती--भुगतान करने से छूट । इस कारण पाठ में इस शब्द का अर्थ 
है मालगुजारी की माफी का हकदार । भेद के अर्थ - में - सरवस्ता इतना _ 

अच्छा अर्थ नहीं देता है । 


श्छ्फ मुगल शासन-पद्धति 


तो तथ्य की बादशाह से रिपोर्ट कर दो जिससे वह नौकरी से निकाल दिया 
जाय और उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया जाय | 

ग्यारह॒वा--हिन्दी कागजों को फारसी में अनुवाद करने के लिए भाव के 
योग्य प्रावकलन तथा मालगुजारी (बाछ-ओ-बेहरी ) * ४ के भाग तथा अखरा- 
जात और रसूमात?* के बारे में प्रत्येक के नाम से पुछताछ कर लो | प्रजा 
से किसी भी कारण वसूल किये गये किसी भी धन और फौतखाने में जमा 
भुगतान (वासिलात) पर पूर्ण ध्यान देते हुए उसके अन्तर को “अमीन, 
आमिल, जमींदार तथा दूसरों द्वारा अपने नाम के लिए प्रयुवत” लिख देना 
चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो (प० २७०व) परगनों के सभी गाँवों के कच्चे 
कागजों (कागजे-खाम) को एकत्र कर लो और उनका अनुवाद कर डालो । 
यद्दि पटवारी की अनुपस्थिति अथवा किसी दूसरे कारण से किसी गाँव के 
कागज नहीं मिल पाते हैं तो गाँव की कुल पैदावार में से इसके अंश का अनु- 
मान कर लो और इसे 'तूमार' में दर्ज कर लो | 'तूमार' के तैयार हो जाने 
के पश्चात्‌ यदि वह निश्चित ढंग से लिखा गया है तो दीवान को इसे अपने 
पास रख लेना चाहिए। उसे आमिलों, चौधरियों, कानूनगोओं, मुकादमों और 
पटवारियों से कुल लाभ के उस अंश को लौटाने की मांग करनी चाहिए जिसे 
उन लोगों ने अपने निश्चित रसूमों (रसूमे-मुकरंर) के रूप में अधिक वसूल 
कर लिया है । हे 


वारहवाँ---जागी रदारों के उन अमीनों और करोड़ियों का नाम दो जिन्होंने 
ईमानदारी और लगन से काम किया हो और हर कार्य में प्रतिष्ठापित नियमों 
का अनुसरण कर अपने को अच्छा अधिकारी सिद्ध करः दिया हो, जिसके फल- 
स्वरूप राज्य के प्रति उनकी निप्ठा एवं ईमानदारी के अनुसार उन्हें पुरस्कृत 
किया जा सके । किन्तु यदि किसी ने इसके विपरीत कार्य किया हो तो तथ्य 
की सम्राट्‌ से रिपोर्ट कर दो जिससे कि वे नौकरी से अलग कर दिये जायें 
अथवा अपने बचाव के लिए तथा अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें 
और नियम-विरुद्ध कार्यो को करने के लिए दण्ड पार्यें।... ः 





!7 चाछ--वहुत-से लोगों के बीच एक धन का वितरण--] विल्सन, . ग्लौसरी 
आँब रेवेन्यू ठम्से, पृ० ४रब] । बेहरी--अनुपातानुसार दर [वबिल्सन, 
* ग्लौसरी आँव रेवेन्यू उम्से, पृ० ७०ब] । वालिया ? >मलवा | - 


१४ ०2४ कप अथवा “कमीशन' [ब्रिटिश इण्डिया ऐनेलाइज्ड, 
0 || पर हे 


औरंगजेव के मालगुजारी सम्बन्धी नियम १७६ 


तेरहवाँ--दुढ़तापूर्वक ठीक समय पर रिकार्ड के कागजों को एकत्र कर 
लो ! प्रत्येक गाँव के अधिकारियों से मालगुजारी, कर-संग्रह तथा प्रचलित मूल्य 
का देनिक लेखा, परगनों से मालग्रुजारी-संग्रह तथा नकद धन (मौजूदान) का 
पाक्षिक लेखा, फौतदारों से उनके खजानों में शेष धन (पृ० २७१अ) और 
जमा वासिल वाकी का मासिक लेखा, कुल मालगुजारी के तूमार, जमाबन्दी 
(वापिक मालग्रुजारी का वन्दोवस्त) और खजानों के आय-व्यय के यथा- 
कालीन लेखे नियमानुसार क्रमपूर्वक प्राप्त कर लो । इन कामगजों के निरीक्षण 
के पश्चात्‌ तत्सम्वन्धित अधिकारियों से उस राशि को लौटाने का आग्रह करो 
जो उन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण व जमा-खर्च के खर्च कर दी है, और 
तत्पश्चात्‌ इन सब कागजों को शाही लेखा-कार्यालय (रिकार्ड ऑफिस) में भेज 
दो । वसन्तकालीन फसलों के कागजों को शरदकालीन फसल तक असंग्रहीत 
मत छोड़ो । 
... (पृ० २७१व) चौदहवाँ--जब कभी भी कोई अमीन, आमिल अथवा 
फौतदार नौकरी से निकाला जाय तो तत्परता के साथ उसके कागजों को 
उससे माँग लो और उन्हें भलीभाँति समझ लो । दीवान के विभागीय नियमों 
के अनुसार ऐसे कानुनवद्ध आववाबों की पुनर्पभ्राप्ति का विवरण लिख लो जो 
अंकेक्षण (ऑडिटिंग) के फलस्वरूप फिर से लिये जाने योग्य हों । नौकरी से 
निकाले हुए आमिलों से प्राप्त आबवाबों के लेखों (रिकार्डों) के साथ-साथ इन 
कागजों को शाही कचहरी में भेज दो जिससे उनके कागजों का अंकेक्षण 
(ऑडिटिंग) समाप्त हो जाय। है 

पतन्भह॒वाँ--प्रतिप्ठापित नियमों के आधार पर यथाकान दीवानी कागजों 
को तैयार कर लो, उन पर - अपनी मुहर लगा दो तथा प्रमाणित करने का 
उल्लेख कर दो और उन्हें शाही लेखा-कार्यालय (रिकार्ड ऑफिस) में भेज दो । 


अध्याय १२ 
जल ओर थल सेना 


१. बरुशी के कार्यं--सम्रादू सेना का एकमात्र सेतापति 


मुग्र॒ल-साम्राज्य का सैन्य-विभाग एक ऐसे अधिकारी की अध्यक्षता में था 
जिसे वरुशी-उल-ममालिक अथवा साधारणतया मीर वरुणी कहते थे। साम्राज्य॑- 
विस्तार एवं औरंगजेब के अधीन सेना-विस्तार के कारण उसके साथ हितीय, 
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तीन और वरुणी उसके सहायक के रूप में लगे हुए 
थे। (१) सैनिकों को भरती करना, (२) उनकी उपस्थिति तथा वेतन का. 
हिसाव रखना और उनके वेतन-पावना-पत्नों (अधेशह-आ]8) को मंजूर करना, 
तथा (३) एक बड़े युद्ध की तैयारी के अवसर पर सेना के अग्रभाग, केन्द्र, दोनों 
पक्षों तथा उसके पिछले भाग में विभिन्न सेनानायकों की स्थिति.को निर्श्चित 
करना और सम्राद्‌ के समक्ष युद्ध के दिन प्रातःकाल ही लड़ाकू पंक्ति के प्रत्येक 
दल के प्रत्येक सेनानायक के अधीन लोगों की ठीक-ठीक संख्या देते हुए एक 
सैनिक नामावलि प्रस्तुत करना, आदि वरुशी के मुख्य कार्य थे। [इरविन, 
आरपी ऑँव दि इण्डियन मसुग्रल्स, पृ० ३८] 


भारत के एक फ्रांसीसी कप्तान ने 'मीर बरुशी शब्द का “इन्सपेक्टर 
जनरल आँव दि फोस्सेज” अनुवाद किया है क्योंकि वेतनाध्यक्ष ('वरुशी का 
शाव्दिक अर्थ ) शब्द उसके कार्यो को ठीक-ठीक नहीं व्यक्त करता है| वह 
सेनापति नहीं था । सिद्धान्ततः प्रत्येक स्वतन्त्र मुसलमान सम्राट्‌ अपने देश की 
सेना का सेनापति था । वह पद खलीफा का था और प्रत्येक मुसलमान सम्राट 
एक और केवल एक खलीफा होने का दावा करता था । वे कुस्तुत्तुनिया के 
उसमान्‍ली टर्की सुलतान अथवा किसी दूसरे विदेशी को कभी भी मुसलिम-जगत्‌ 
का खलीफा नहीं स्वीकार करते थे । टर्की के सुलतान के पास शाहजहाँ द्वारा 
लिखा गया अरबी भाषा का एक पत्र सुरक्षित है। इसमें पाण्डुलिपि के एक 
पृष्ठ की पाँच लम्बी पंक्तियों में सुलतान की उपाधियों का उल्लेख है। उसे 
(पूर्वी) रोम का सीजर, खुन्दकार आदि कहा जाता है किन्तु एक बार भी 


जल और थल सेना १८२ 


'खलीफा' नहीं कहा गया है | अत्यन्त धर्मपरायण भारतीय मुसलमान शासक 
औरंगजेव ने भी टर्की के सुलतान को 'पगम्बर का वंधातिक उत्तराधिकारी 
मानने से इन्कार किया है । शिया-जगत्‌ ने कभी भी एक बार भी इस सिद्धान्त 
को नहीं माना है । इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि समस्त मुसलिम-जगत्‌ 
के ऊपर टर्की की खिलाफत का वर्तमान दावा केवल एक राजनीतिक कल्पित 
कथा है । 

“यूरोपीय इतिहासवेत्ताओं द्वारा साधारणतया स्वीकृत उस्मानी सुलतान 
सलीम को अन्तिम मिस्री अव्बासी अलमुतवविकल द्वारा खिलाफत के विधिपूर्वक 
स्थानानतरण का सिद्धान्त आधाररहित है और बर्थोल्ड द्वारा यह निश्चयपूर्वक 
काल्पनिक कथाओं के क्षेत्र में रख दिया गया है| [मीर इस्लाम, सेंट पीटर्स- 
बर्ग, १६१२, जिल्द १, पृ० २०३-२२६ तथा ३४५-४०० ] यह अपने प्रसार 
के लिए एक आर्मीनियन (ईसाई) सी० एम० डीओसन का ऋणी है जिसने 
इसे सन्‌ १७८८" में “टैवल्यू जेनरल” (प्रतछाशाप 6००४) में प्रकाशित 
किया था ।* ह 


इस प्रकार दिल्‍ली का प्रत्येक पादशाहु केवल आधुनिक खलीफा-- 
खलीफत्त-उज़-जमानी, जिल्ल-ए-सुभानी--होने का दावा करता था । इसलिए 
वह मुसलमानों का नायक' होने के नाते अपने पद के कारण अपनी सेना 
का सर्वोच्च प्रधान हुआ करता था (अमीर-उल-मोमेनीन खलीफा का पर्याय- 
वाची है।) किन्तु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ जब सम्राटों ने समरभूमि में 
जाना बन्द कर दिया (इनमें अन्तिम सम्रोट फर्रूखसियर था जो १७१३ ई० में 
लड़ा था) तो किसी नवयुवक और चेंतन्य वजीर की अनुपस्थिति में मीर 
बख्णी पर ही धीरे-धीरे युद्ध-क्षेत्र की सेना के संचालन का भार आ पड़ा । 
अठारहवीं शताब्दी में मीर बर्शी के पद के साथ 'अमीर-उल-उमरा' की 
उपाधि भी जोड़ दी गयी । इसका अर्थ 'मुसलमानों का नायक (खलीफा) न 
होकर मुख्य अमीर है । सभनहवीं शताब्दी में शाइस्ताखाँ ने इसे प्रतिष्ठा की 
उपाधि के रूप में, बख्शी पद के बिना ही, धारण किया था। अकबर की 
विभागीय सेना का प्रधान सिपहसालार कहलाता था जो कि एक प्रधान सेचा- 
पति न होकर एक सूबे का केवल सैनिक गवर्नर होता था । 
१ एनसाइक्लोपीडिया ऑब इस्लाम, जिल्द २,पुृ० ८८रे तथा सप्लीमेंट १ । 
इसके लिए लेखक कृत हिस्ट्री ऑब औरंगजब, जिल्द ३, अध्याय २६, 
अनुच्छेद ६ भी देखिए । । 


१८२ मुग़ल घासन-पद्धत्ति 


इसे प्रकार सैनिकों को भरती करना, उन्हें एक्र करना तथा उनके 
बेसन-पावना-पत्नों को स्वीकृत करना बरुशी के कार्य थ। साम्राज्य का प्रत्यक 
प्राल्तीय सेना का प्रधान, प्रत्वेत अमीर और अधीनस्थ अमीर अपना निद्धी 
वरुणी रसता था । हेंदबितुल कवायद के बाईसवें पृष्ठ पर बगशी के पद को 
संभालने वाले एक नवागन्तुक को दिये गये आदेशों से बण्शी के प्रमुख कर्तव्यों 
वा स्पप्ठ आभास होती है-- 

“सैनिकों को भरती करने के समय केवल ऐसे दी व्यतितयों को चुनो जो 
कुमीन और अनुभवी हों। इस वर्ग के लोगों वेः साथ नम्नताएुवक एव स्वह॒हूबक 
व्यवहार करो जिससे वे युद्ध के समय अपने प्राणों को उत्सम करन में सकान 
म करें । उनकी नामावलि तथा (उनकी उपस्थिति के आधार पर) उनका 
वेतन-बिल तैयार करो । अपने स्वामी के समक्ष रुसने अथवा वाद-विवाद के 
अवसर पर प्रस्तुत करने के निमित्त इनकी एक प्रति अपने पास भी रखो और 
दूसरी प्रति को अपने कार्यालय के “रिकार्डअलकं' के पास जमा कर दो ।**” 
अपने बलकों को सैनिकों के कार्य में देरी न करने के लिए आदेश दा। व 
देर करने के अभ्यस्त है और इस सम्बन्ध में यह कहावत है कि “सैनिकों कः 
भरती करने के दस दिन के काम में वरुणी दो महीने व्यत्तीत करता हूँ । कूच 
करने तथा गश्त करने में सैनिकों को उपस्थित रखो । युद्ध के दिन अपने 
प्रभावपूर्ण भाषण द्वारा उन्हें वीरत्व-प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करा । 

०६0..८०“र- मनसबदारी प्रथा /नोकेण 

मुग़ल-साम्राज्य की सेना विशेष रूप से अमीरों अथवा सरदारों द्वारा 
भरती किये गये आदेशित तथा वेतनभोगी सैनिकों से बनी हुई थी। सम्रादू 
ने इनमें से प्रत्येक को निश्चित सैनिक टुकड़ियों को रखने का अधिकार दिया 
था । इन्हें इन सैनिकों के लिए एक बार घन दे दिया जाता था । इस प्रकार 
प्रत्येक सैनिक केवल अपने ही सरदार को जानता था और उसी के हाथों से 
अपना चेतन पाता था, यद्यपि उसे सम्राट के लिए ही और उसी के आदेश के 
अनुसार सर्देव कार्य करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त कुछ थोड़े-से किन्तु चुनें 
हुए लोगों को अमीरों की सेना के सेनिकों की अपेक्षा अधिक वेतन तथा ऊँचे 
पद पर सम्राट्‌ स्वयं भरती करता था। इन्हें 'अहदीस' अर्थात्‌ व्यक्तिगत 
सिपाही कहा जाता था किन्तु इस शब्द का उत्तम अनुवाद 'कुलीन घुड़- 
सवार' है । ह 


सन्य-अधिकारी (तथा अमीर एवं अधीनस्थ राजकुमार) दस सैनिकों 


जल और थल सेना श्छ३े 


(मीरदह) से लेकरं सात हजार सनिकों तक के सेनानायक मनसव कहलाने 
वाले पद पर क्रमश: नियुक्त थे । आगे चलकर यह पद दस सनिकों की वजाय 
वीस सेनिकों (बिस्सी) के सेनानायक को दिया जाने लगा था । राजकुमारों 
के लिए दस हजार (दाह-हजारी) किन्तु बाद के पतनोन्मुख मुग़लों के समय 
में पचास हजार तक भी सीमा निर्धारित थी । 


इन पदों को धारण करने वाले लोगों को तीन वर्गों में विभाजित किया 
गया था--वीस से लेकर चार सी व्यक्तियों के सेनानायकों को मवतसबदार, 
पाँच सौ से लेकर अढ़ाई हजार तक के सेनानायकों को उमरा, और तीन 
हजार से अधिक व्यक्तियों के सेनानायकों को उमरा-ए-आजम अथवा साधा- 
रणतया उम्दातुल मुल्क कहते थे । 


एक मनसबदार का वेतन सर्वप्रथम उसके नाम सम्बन्धी पद अर्थात्‌ उसकी 
जात (बुनियादी) सेना की संख्या, जेंसे हजारी जात, के आधार पर निश्चित 
किया जाता था। दूसरे, बहुत-से अधिकारियों के सम्बन्ध में अन्य विभेद 
के चिह्नों का प्रयोग किया जाता था, और वह एक हजारी जात, दो सद 
(अथवा तीन सौ आदि) सवार हो जाता था और इसी के अनुसार उसका 
वेतन बढ़ जाता था। किन्तु हमें दरवार के फारसी अभिलेखों में इन 
धुड़सवारों की बढ़ी-चढ़ी संख्या से अम में नहीं पड़ता चाहिए। जात' अथवा 
'सवार' के पद से ही हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अमुक अधिकारी 
सचमुच शासन से पाये हुए वेतन के बदले में उस संख्या में घुड़सवार रखने के 
लिए वाघ्य थे । जब कभी एक अभियान की तैयारी की जाती थी,--जैसे वल्ख 
पर शाहजहाँ का आक्रमण अथवा कन्धार का घेरा--तो इस कार्य के लिए 
चुने हुए मनसबदारों को आदेश दे दिया जाता था कि वे अपने नाम सम्बन्धी 
पद की सेना की केवल एक-चौथाई अथवा एक-पँचई सेना तैयार करें। यहाँ 
हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम 
वर्षों में मुगल सेना की वास्तविक संख्या उसके समस्त अधिकारियों की नाम 
सम्बन्धी सेना का केवल दशमांश थी । 


एक भनसवदार को दिया जाने वाला वेतन स्देव अच्छे घोड़ों पर सवार 
अस्च्र-शस्त्र से सुसज्जित व्यक्तियों की उस संख्या पर निर्भर करता था जो 
' बरुशी द्वारा तैयार किग्रे गये रजिस्टर के अनुसार वह ला सकता था। 
उस अवसर पर घोड़ों का निरीक्षण होता था और वे दागे जाते थे तथा सेनिक 
अपनी शारीरिक विचित्रताओं के विवरण के आधार पर पहचाने जाते थे। यह 


१८ मुगल शासन-पद्धति 


विवरण उनकी पहली वार भरती (चेहरा) के समय: उनके कार्ड पर लिखा 
हुआ होता था। एक दारोगा के अधीन प्रमाणित करने का यह कांय दाग वा 
ताशीहा' कहलाता था। अपने सैनिकों की वास्तविक ' संख्या के आधार पर 
प्राप्त इस वेत्तन के अतिरिक्त एक मनसबव॒दार को एक -अमीर के तरीकों को 
कायम रखने के लिए राजकीय - उपहार के रूप में प्रायः कुछ मुपत भत्ता भी 
मिल जाया करता था । 


प्‌ 


जात और सवार के पदों की विशिष्टता के अतिरिक्त अधिकारी (विभिन्न 
वेतन-क्रम में) तीन श्रेणियों में विभवत थे। यह विभाजन इस पर निर्भर करता 
था कि प्रत्येक अधिकारी के 'सवार' की संख्या उसके “जात' की संख्या के 
(अ) वराबर, (ब) आधी से अधिक, अथवा (स) आधी से कम थी । इन 
जटिल भेदों का पूर्ण विवरण जवाबिते आलमगीरी में दिया हुआ है । 


३. सचस्न्र सेना के अंग 


साम्राज्य की सशस्त्र सेना की पाँच शाखाएँ थीं--पैदल सेना, अश्वा- 
रोहियों की सेना, आग्नेयास्त्रधारी सेना (जिसमें तोपची और वन्दूकची दोनों 
सम्मिलित थे), हस्ति-सेना तथा युद्ध-नौकाएँ (अथवा नववारा) । 


(अ) पेदल सेना--इसे अहशाम कहते थे (यह हश्म का वहुवचन है ओर 
इसका अथे नौकर है) । साधारण बोलचाल में इसे प्यादा कहते थे । ये लोग 
सबसे बाद की अडुँ-यूरोपीय शिक्षित पलटन से भिन्न देशीय मुग़ल सेना में कम 
वेतन वाले, फटे कपड़े पहनने वाले, घृणित तथा फौज के लिए आगे चलकर 
पथ-प्रदर्शन करने वालों से मुश्किल से .अच्छे लोग थे। अहशाम का वर्णन करते 
समय हमें पदातियों की आधुनिक पलटन के सभी विचारों को अपने मस्तिष्क 
से निकाल देना चाहिए और उन्हें फोजी शिक्षा प्राप्त तथा देश के भीतर ही 
काम पर लगाये गये व्यक्तियों (मिलीशिया), सशस्त्र पुलिस, और (अवसर 
पड़ने पर) तलवार अथवा छोटा भाला धारण करने वाले नौकरों की बनी 


हुई सेना समझना चाहिए। युद्ध करने की दृष्टि से उनका कुछ भी मुल्य न 
था; वे केवल पहरेदारों का कार्य करते थे । 


अहशाम से भी निम्न श्रेणी का सेहवन्दी दल था जिसमें साधारण रूप से 
जिद्दी किसानों से मालगुजारी वसूल करने में. किसी तहसीलदार की:सहायता 
करने के लिए उसके द्वारा कुछ समय के लिए वेकार, आलसी व्यक्ति भरती 
किये जाते थे, जिन्हें हथियार और वेतन दिया जाता था। -वे सेना के अंग न 


जल और थल सेना श्प५्‌ 


थे। यद्यपि स्थानीय संगठित! लुटेरों के विरुद्ध उन्हें नियुक्त किया जाता था और 
अस्त्र-शस्त्र भी दिये जाते थे किन्तु उन्हें सिविल पुलिस ही समझा जाता था । 

' (व) अश्वारोही सेना दो प्रकार की थी--( १) राज्य द्वारा सुसज्जित 
एवं घोड़े पर सवार व्यक्ति । इन्हें वारगीर' अथवा मराठी में 'पाया' कहा 
जाता था। राज्य द्वारा ही इनकी साजसज्जा के कारण इन्हें बहुत कम वेतन 
मिलता था। (२) घुड़सवार, जो अपने निजी घोड़े और हथियार लाते थे । 
ये '(सिलह॒दार' कहलाते थे और स्वभावत: बारगीरों के वेतन का दूना अथवा 
तिगरुना वेतत पाते थे क्योंकि इन्हें अपने घोड़ों को खिलाना पड़ता था और 
उनके मर जाने पर अपनी पूंजी से हाथ भी धो बेठना पड़ता था । 

. (स) आख्नेयास्त्रधारी सेना--इस विभाग में तोपचियों (अथवा तोपधारी ) 
के अतिरिक्त बन्दूकची भी सम्मिलित थे। इन पैदल बन्दुकचियों को साधारण 
पदातियों (अहशाम) से, जिनके पास अग्नि-अस्त्र नहीं होते थे, अलग रखा 
जाता था। ये दोनों विभाग एक ही प्रधान, जिसे मीर आतिश अथवा 
दारोगा-ए-तोपखाना कहते थे, के अधीन थे और एक ही विभाग से अपनी 
युद्ध-सामग्री लिया करते थे । 

जब कभी भी यूरोप-निवासी अथवा कम से कम पुतंगाली और फ्रांसीसी 
मिलते थे, तो उन्हें मुगल तोपखाने के लिए बड़ी उत्तसुकता से ढूँढ़ा जाता था 
और ऊंचे वेतन पर रख लिया जाता था क्योंकि वे बन्दुक चलाने तथा निशाना 
लगाने में अपनी कुशलता के लिए विख्यात थे। तोपखाने के प्रत्येक दल 
का संचालन हजारी' (अथवा हजार व्यक्तियों का नायक) नामक एक अधि- 
कारी करता था । यह शब्द तुर्की-उपाधि 'मिग-वाशी का भारतीय अनुवाद 
था; किन्तु आधुनिक अरब देशों में मिग-वाशी लेफ्टिनेण्ट (कायम मकान) के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है । 

तोपखाना दो भागों में विभवत था--एक को “जिन्सी' तथा दूसरे को 
'दल्ती' कहते थे । इनका अर्थ क्रमशः भारी और हलके हथियार था । (दस्ती 
में बन्दूर्क तथा कुन्देदार बन्दू्कें यथा जम्बूराक्स, जिजेल्स आदि सम्मिलित 
होती थीं ।) दोनों विभाग एक ही छावनी, यथा दिल्‍ली, में अलग-अलग अपने- 
अपने शस्त्रागार और दारोगा रखते थे । ह 

(द) हस्ति-सेना--किसी विशिष्ट ऊँचाई से समस्त युद्धक्षेत्र को स्पप्ट 
रूप से देखने में समर्थ होने के लिए सेतानायक हाथियों पर चढ़ते थे । इनका 
आक्रमण प्रायः आस्नेयास्त्र धारण न करने वाली पैदल सेना को भंग कर 
देता था और अश्वारोहियों में भगदड़ मचा देता था। लोहे की चादरों से 


१८६ मुग़ल शासन-पद्धति 


उनके सिरों को आच्छादित कर उन्हें किलों के फाटकों को. तोड़ने के. लिए 
लगा दिया जाता था । किन्तु तोपखानों की बढ़ी हुई शक्ति के कारण हाथी 
अपने पक्ष के सहायक होने की अपेक्षा उसके लिए भयंकर हो गये थे । इसीलिए 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य से इन्हें हम केवल वोझा ढोने वाले जानवर के रूप 
में कार्य करते हुए पाते हैं । कल 

(य) मौ-सेना--पश्चिमी समुद्र-त्तट पर मुग़ल-सम्नाटों ने नौ-रक्षा के. कार्य 
को जंजीरा के (सिद्दी) हब्शी शासकों को सौंप दिया था और इन्हें 'एडमिरल' 
की उपाधि दे रखी थी । किन्तु निचले बंगाल में शासन ने तोपों को ले जाने 
वाली विभिन्न प्रकार की युद्ध-नौकाओं का एक छोटा-सा बेड़ा स्थापित किया 
था। चौदह लाख रुपया वापिक मालगुजारी की भूमि बंगाल के जहाजी वेड़े 
के जहाजों के रख-रखाव तथा माँजझियों के भरण-पोपण के लिए दी गयी थी । 
इस विभाग को 'नववारा' कहते थे और इसका प्रधान दारोगा कहलाता था। 
किन्तु युद्धपोतों का संचालन स्थल-सेना के ही अधिकारी करते थे क्योंकि 
जहाजों पर माँजियों के अतिरिक्त सभी सिपाही स्थल-सेना के होते थे जो 
तनिक से भी बुरे मौसम में 'समुद्र में! होने का अनुभव करते थे। इसलिए 
मुग़ल सेना में नियुक्त पुतंगाली वन्दूकचियों (फिरंगियों) द्वारा ही युद्ध किया 
जाता था और मुगल नौ-सेनिक केवल समुद्र-तट पर उतरने के पश्चात्‌ ही 
लड़ते थे । पूर्वी बंगाल की बड़ी नदियों में 'वववारा' चलते थे और इन्होंने 
१६६१-६२ ई० में आसाम पर मीर जुमला के आक्रमण के समय अपनी अपूर्द 
क्षमता का प्रदर्शन किया था। [पूर्ण विवरण के लिए स्टडीज़ इन औरंगजेब्स रेन, 
अध्याय १३, तथा हिस्ट्री आँव औरंगजेब, तृतीय जिल्द, अध्याय ३१ देखिए ] 

एक और भी अधिकारी था जिसे 'मीर बहर' कहते थे (जो कि एडमिरल 
को उपाधि का प्रसिद्ध स्रोत है; एडमिरल -- अमीर-अल-बहर) । ये आगरा, 
इलाहाबाद आदि जैसे सभी महत्त्वपूर्ण नदियों के तठों पर नियुक्त थे । 
आवश्यकतानुसार शासन द्वारा माँग की जाने पर उसे सेनाओं को नद्दियों के 
पार करने अथवा सम्राट्‌ के निमित्त नदियों पर नावों कां पुल बनाने हेतु 
नावें देनी पड़ती थीं। यह कार्य व्यक्तिगत माँझियों की तावों को किराये पर 
लेकर किया जाता था, क्योंकि एक स्थायी विभाग के रूप.में कभी भी शासन 
के पास कोई नावें नहीं थीं । ' ९४. .। 


४- अनुशासन, युक्त तथा युद्ध-साधन् के रूप में वास्तविक मूल्य | 
उग़ल-साम्राज्य की सेना, (रेजिमेण्टों) पलटनों में विभवत न थी। अपने :से 


जल और घल सेना १८७ 


कुछ थोड़े-से धनी लोगों की छन्नछाया में केवल घुड़सचार फौज में भरती किये 
जाते थे ये छोटे नायक पुनः अपने से बड़े सेनानायकों से मिल जाते थे. ..और 
इस प्रकार धीरे-धीरे एक बड़े अमीर की सेना तैयारी हो जाती थी । [इरविन, 
आरमी आंच दि इण्डियन सुग्रल्स, पृ० ५७] 


शाहजहाँ “नी लाख घुड़सवारों का स्वामी ” होने की शेखी मारता था किन्तु 
उसका दरबारी इतिहासवेत्ता उसकी कुल सेवा का योग केवल दो लाख वतलाता 
है। इन दो लाख व्यक्तियों को भी ठीक समय पर वेतन नहीं दिया जा पाता 
था । पेशवा और सिन्धिया की मराठी सेनाओं की भाँति मुगल सिपाहियों का भी 
कई महीनों का वेतन बकाया रहता था। कभी-कभी तो तीन साल तक का वेतन 
शेप रहता था । इस बीच वे अपनी छावनी के अनाज व्यापारी से उधार लेकर 
अथवा अपने घोड़ों, अस्त्र-शस्बों तथा पोशाकों को बेचकर जीवन-निर्वाह करते 
थे । जब किसी अभियान के लिए आदेश दिया जाता था तो सेनिक व्यापारियों 
से लिये गये ऋण को चुकाये बिना तथा अपनी अनुपस्थिति में अपनी पत्नियों 
को उनके भरण-पोपण के लिए कुछ नकद धन छोड़े बिना अपनी छावनी को 
छोड़ नहीं सकते थे | बहुतों को अपने पिछले अभियान में मृत अथवा बूढ़े घोड़ों 
के स्थान पर नये घोड़े भी खरीदने पड़ते थे । 


$ 

मुग़लों ऐसी दिवालिया सरकार, विशेष रूप से एक बृहत सेना के साथ 
औरंगजेब अपनी वृद्धावस्था में, जबकि जन-कोप निरन्तर चलने वाले युद्धों के 
कारण खाली हो गया था और मालगुजारी युद्ध में नष्ट भृू-प्रदेशों से प्राप्त 
सामान्य मालगुजारी की दसवाँ भाग रह गयी थी, उसके शीत्र प्रस्थान अथवा 
बहुत समय तक वेतन न पाये हुए भूखे सेतिकों द्वारा हादिक प्रयत्न की आशा 
नहीं कर सकता था। इस प्रकार 'महान मुग़लों' की सेना उनके दरवार की 
चकाचौंध करने वाली तड़क-भड़क तथा उनके राजप्रासादों के बहुमूल्य ठाट-बाट 
के अपेक्षाकृत सचमुच एक अत्यन्त निर्वल तथा निरर्थक साधन थी । 


टर्की-वंश की शक्ति, जिसने दिल्‍ली के मुस़ल-साम्राज्य की नींव हिला दी 
थी, उनकी विशाल अश्वारोही सेना में निहित थी । यह सेना कवच धारण करती 
थी तथा अरबी अथवा खुरासानी नस्ल के उत्तम घोड़ों पर चढ़ती थी । वे 
घोड़ों की पीठ पर से ही वाण अथवा छोटा भाला फेंकते थे तथा अपनी चंचल 
गति और अप्रत्याशित दिशाओं से अपने आक्रमणों हारा अपने स्थायी शत्रुओं 
को व्याकुल कर देते थे और तब तेज अश्वारोहियों के अपने निजीपक्षीय सेनिकों 
को आगे बढ़ाते थे । इस प्रकार आगे-पीछे से वे अपने शत्रु को घेर लेते थे और शत्रु 


श्य८ मुगल शासन-पद्धति 


वुरी तरह से खदेड़ दिया जाता था । गिव्बन ने अपनी मनोहर शब्दावली में 
उनके द्वारा शत्रु को घेरने की इस अवस्था को “अ्द्धं-चन्द्र के दोनों किनारों 
का पररपर मिल जाना” कहा है; किन्तु भारतीय भूमि पर, विशेष रूप से 
राजपूताना और महाराष्ट्र के पव॑तीय क्षेत्रों में, मुग़लों की विशाल अश्वारोह 
सेना अपनी गतिशीलता को खो देती थी । तोपखानों के जुड़ जाने से सेना 
इतनी भारी हो जाती थी कि वह तेजी से नहीं चल सकती थी और शिविरों 
की लम्बी कतार तथा भारवाहक नौकरों के कारण उनकी खाद्य-सामग्री शीघ्र 
ही समाप्त हो जाती थी । इस प्रकार बावर के एक शताब्दी पश्चात्‌ पादशाह 
की सेना चंचल मराठों की और दो शताब्दी पश्चात्‌ अनुशासित यूरोपियन- 
संचालित सनिक दल की शिकार बन गयी । 


युद्ध राष्ट्रीय क्षमता की अन्तिम कसौटी है और मुग़ल-साम्राज्य की सैनिक 
पराजय ने निश्चय ही उसके प्रशासन की असफलता को सिद्ध कर दिया । 


नि9]89॥/(प्रागध्वा "६॥॥0॥9५8 


रे 


अध्याय १३ 
नगर प्रशासन 


2. किस प्रकार के नगर थे ? 


अति सामान्य गाँवों को 'कोरिया' कहते थे । इनमें पूर्ण झूप से काश्तकार 
हो बसे हुए थे। कभी-कभी भंग्ियों के परिवार को छोड़कर इनमें कोई अन्य 
व्यवसायी न होता था। कस्बों के पास के गाँवों में मुए और चिड़ीमार रहते 
थे। कुछ में गड़रिये आवाद थे | उनमें कोई वाजार न था किन्तु वारी-वारी से 
प्रत्येक गाँव में प्रति सप्ताह एक निश्चित दिन पर एक हाट लगा करती थी । 
ऐसे प्रत्येक गाँव में कोई सम्पन्न व्यक्ति अनाज, तम्बाकू तथा नमक्र का एक 
छोटा-सा ढेर अपने घर में अपने पड़ोसियों के हाथ किसी अचानक आवश्यकता 
के पड़ने पर बेचने के लिए साधारणतः रख लिया करता था। 


आवादी की इससे बड़ी इकाई कस्बा थी जिसे एक बड़ा गाँव अथवा एक 
छोटा 'दाउन' कहा जा सकता है। एक स्थायी बाजार, विभिन्न प्रकार के व्यव- 
साथियों के घर तथा निम्न श्रेणी के कुछ सरकारी अधिकारियों का होना ही 
इसकी विशेषता थी । किन्तु यहाँ के कम से कम आधे लोग खेती पर ही निर्वाह 
करते थे। एक कस्वे को बिना किसी गंका के एक टाउन तभी कहा जाता था 
जबकि उसकी अधिकांश जनता कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों पर अपना 
जीवन व्यत्तीत करती थी, और यदि वहाँ पर प्रशासकीय अधिकारियों की एक 
इकाई नियुक्त होती थी तो इसे शहर कहा जाता था। पुस्तकों में राजधानी 
को (चाहे वह प्रान्त की हो अथवा साम्राज्य की) वाल्दा' कहा गया था, यद्यपि 
साधारण जनता इसे सदैव 'शहर' ही कहा करती थी । (अरबी एकवचन संजा 
शब्द 'वल़द' का अर्थ देश और टाउन दोनों है ।) 
सबसे बड़े नगर साधारणतया बहुत-से मुहल्लों में विभवत थे। प्रत्येक 
हल्ला आत्म-निर्भर और विशेष रूप से एक ही व्यवसाय अथवा जाति के 
लोगों से आवाद था। नगर के बाहर छोटे-छोटे उपनगर होते थे जिनमें से 
प्रत्येक किसी एक विशेष जाति अथवा किसी एक विशेष अमीर परिवार तथा 


१६० मुगल शासन-पद्धति 


उसके अनुयायियों के लिए सुरक्षित होता था । इस प्रकार शाहजहाँ के नये नगर 
को दीवालों के बाहर वकीलपुरा (जहाँ विदेशी राजदूत राजधानी में प्रवेश 
करने तथा सम्राद्‌ के समक्ष प्रस्तुत होने के शुभ दिन की प्रतीक्षा करने के लिए 
ठहरते थे), मुगलपुरा (जहां मध्य एशिया के नवागन्तुकों को उनकी जाति के 
लोग ठहराया करते थे), जयसिहपुरा और जसवन्तपुरा नामक उपनगर थे । 
(अन्तिम दोनों जयपुर और जोधपुर के राजाओं के शिविर थे। इनके अति- 
रिक्त प्रादेशिक क्षेत्र भी था।) मुगल दकन की राजधानी औरंगाबाद के वाहर 
इसी प्रकार का जर्यासह्‌ का एक निजी 'पुरा' और भी था। लाहौर नगर के 
पास एक समय छत्तीस गुजार अथवा क्यार्टर्स थे जिनमें से सत्ताईस “आधुनिक 
नगर की परिधि के वाहर” थे । उनमें से वहुतों के नाम अब भी उनकी उत्पत्ति 
का हमें स्मरण कराते हैं, यया कूचये आहंगरान (लोहार), कूचये रंगरेजान 
(कपड़ा रंगने थाले), गूजरे लंगरखाना आदि । अत्यन्त प्राचीन जुन्नार नगर 


बाहन-पेठ जुन्नार (अथवा वावन वार्डों का नगर) का गर्वेपूर्ण नाम धारण 
किये था ! 


२, आधुनिक नगर-जीवन की सृविधाएँ कहाँ तक उपलब्ध थीं ? 


एक आधुनिक राजधानी अथवा एक बहुत बड़े नगर में हम एक नसगर- 
परिषद्‌ (म्युनिसिपल कॉरपोरेशन) के साथ निम्नलिखित बातों की आशा 
करते हैं : डर 


(१) एक प्रधान, यथा मेयर, के अधीन समस्त क्षेत्र का एक केन्द्रित शासन । 


(२) नगर प्रशासन के व्यय का भार उठाने के लिए मकानों, व्यापार 
तथा आयात पर करारोपण । 


(३) पीने के पानी की व्यवस्था । 

(४) जल-निस्सारण तथा ग्रह मल- मूवालय । 

(५) सड़कें । 

(६) सड़कों पर प्रकाश । 

(७) वाजार । - फ 

(८) जन-स्वास्थ्य तथा निर्धनों की सहायता । (उन दिनों अधिकारिक 
एजेन्सियों द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था ।) 

(६) आत्तरिक सुरक्षा अथवा पुलिस । 


इन नी चीजों में से केवल चार---अर्थात कर वाजार-नियन्त्रण, आन्तरिक 
पुरक्षा तथा प्रधान सड़कों--से ही मग़ंल सरकार सम्बन्ध रखती थी, जबकि 


नसंगर प्रशासन १६१ 


रा 


छोटी-छोटी सड़कें तथा गलियाँ, प्रकाश (यदि कोई था), पेय जल-अ्रदाय 
(सप्लाई), संरक्षण (मुख्य सड़कों के बाहर सम्राट द्वारा प्रयुक्त) तथा निर्धनों 
को सहायता बिलकुल व्यक्तिगत कार्य समझे जाते थे और ये केवल नागरिकों 
पर छोड़ दिये गये थे । 

किन्तु इससे व्याकुलता अथवा उपेक्षा नहीं होती थी क्योंकि नगर-जीवन में 
व्याप्त विकेद्रीकरण के कारण निवासी आत्म-निर्भर स्वशासित वाड्ों में बेटे 
: हुए थे जहाँ पर लोग साधारणतः व्यवसाय के सादुश अथवा एक ही रक्षक की 
संरक्षता के कारण परस्पर आवद्ध थे । ऐसे रक्षक अमीर अथवा फकीर होते थे 
जिनके भवन अथवा मकबरे के चारों ओर वे लोग एकत्र रहते थे। मुग्रल 
शक्ति के पतन: के पश्चात्‌ की अराजकता में प्रत्येक बार्ड अथवा गली को अपने 
दोनों सिरों पर सुरक्षात्मकर फाटक बनाकर अपनी किलेवन्दी करनी पड़ती थी। 
ये फाटक रात्रि, किसी आक्रमण की पहली खतरे की घंटी अथवा दंगे के समय 
वनन्‍्द कर लिये जाते थे। इस प्रथा को कूचा-वन्दी कहते थे और यह सैनिक 
विद्रोह! तक प्रचलित थी । 

जो सम्राद नगर की नींव डालते थे, वे प्रधान सड़के बनवाने तथा गन्दे 
, पानी को बाहर.ले जाने वाली मुख्य नालियों को खुदवाने से ही सन्तुष्ट हो जाते 
थे। ये नालियाँ 'क्लोका मैक्सिमा' अथवा प्राचीन रोम की बड़ी नालियों से 
मिलती-जुलती थीं। दिल्‍ली और कुछ दूसरे मुग़लकालीन नगरों के इनके 
अवशेय अब भी गन्दे नालों के नाम से इंगित किये जाते हैं । 


कभी-कभी जब एक नगर किसी नदी अथवा झील से दूर स्थित होता था 
और बंगाल की भाँति इसमें तालाव नहीं होते थे, तो इसकी नींव डालने वाला 
राजकुमार दूरस्थ किसी बड़े जलाशय से पीने योग्य पानी लाने के लिए ईट 
और चूने अथवा पत्थर और चूने का एक पवका जलमार्ग वनवाता था। इसके 
सकसे अच्छे चित्र दक्षिण में औरंगाबाद में तथा जयपुर के सवाई जयसिह नगर 
में पाये जाते हैँ । किन्तु सामान्य रूप से प्रत्येक वाई. पीने का जल निजी कुषओं, 
विशेष रूप से पानी के किनारे तक जाने वाली सीढ़ियों वाले पक्के कुओं या 
बावली (जिन्हें मराटी में दाव कहते थे) से लेता था। एक कुएँ का स्वामी 
किसी प्यासे व्यक्ति को जल पीने से मना, करना पाप. समझता था । 

प्रधान सड़कों पर सरकार की ओर से पत्वर के बढ़े-वड़े टुकड़े विछवाये 
जाते थे क्योंकि उस युग में छोटे-छोटे पत्थरों को विछाकर तथा उन्हें कूटकर 
कठोर और समतल करने की प्रथा से लोग अनभिन्न थे । इसलिए इनका धरातल 


१९२ मुगल शासन-पद्धति , 


समतल नहीं होता था । छोटी-छोटी सड़कों और - गलियों में जबकि उनकी 
स्वाभाविक कच्ची दशा अधिक विक्ृत हो जाती थी, तो उनके कितारे पर रहते. 
वाले किसी धनी अमीर अथवा सौदागर द्वारा अपनी निजी सुविधा के लिए 
पत्थर बिछवा दिया जाता था। जब ईटें पत्थरों से सस्ती होती थीं तो इन 
सड़कों पर खड़ी ईटें विछायी जाती थीं। इनके उदाहरण रामपुर -(रुहेलखण्ड ) 
तथा पुराने जयपुर में कुछ दिनों पहले तक भी देखे जा सकते थे। . ' 

जहाँ तक सड़कों के प्रकाश का प्रश्न था, रात्रि में केवल राजप्रासांद के 
फाटक, पुलिस कार्यालय के चबूतरे तथा एक या दो सरकारी -इमारतों पर 
प्रकाश होता था । दूसरी जगह अमीरों के भवनों के फाठकों पर समन्त्रियों की 
चौकियों पर थोड़े-से तेल के दीपक अथवा मशाल टिमटिमाते थे । 


मल-मृत्र के लिए प्रत्येक घर बालों को भंगियों का अपना निजी प्रवन्ध 
करना पड़ता था | मकान के नजदीक की खुली नाली में अथवा रात्रि को सड़क 
पर मूत्र त्यागने की साधारण प्रथा थी । (मध्यकालीन पेरिस नगर में भी यही 
प्रथा थी जहाँ पर पैदल चलने वालों पर मकान की छत पर से 'गार लेऊ' 
(पानी से सावधान रहो) की आवाज के साथ रात्रि में आक्रमण कर दिया 
जाता था। यदि वह बुद्धिमान व्यक्ति होता था तो फौरन कूद कर अलग हो 
जाता था ।) अधिक ठोस मल (पयखाने) को घास से बँघे हुए मिट्टी के वरतनों 
में प्रत्येक घर में इकट्र[ु कर लिया जाता था और सप्ताह में एक बार भंगियों 
द्वारा फिकवा दिया जाता था | कुछ नगरों में, जहाँ की मिट्टी ऐसी होती थी, 
प्रत्यक घर में एक गहरा कुआँनुमा पायखाना होता था जिसको साफ नहीं किया 


जाता था । १८०६३ ई० तक लाहौर के बाहर ब्रिटिश छावनी में भी यह प्रथा 
कायम थी । 


आधुनिक ढंग के जन-उद्यान के अभाव की पूर्ति यत्र-तत्र बेकार पड़े हुए 
भू-भागों अथवा नदी-तटों और राजा अथवा अमीरों के पार्कों द्वारा होती थी ॥ 
इनमें बहुत कम जनता अथवा कुछ चुने हुए व्यक्ति ही आते-जाते थे । प्रत्येक 
कस्वे में फकीरों की कन्नों की अधिकता थी | साधारणतया इनके चारों ओर 
हरे वृक्ष अथवा घास के मंदान होते थे जहाँ पर इनके भकक्‍तों को आने-जाने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता थी | फकीर की मृत्यु की वर्षगाँठ (उर्स) तथा वर्ष के एक 
या दो दूसरे पवित्र अवसरों पर यहाँ एक बड़ा जनसमूह एकत्र होता ' था और 


वहाँ उनके घेरों में मेला लगता था । ये सांधारणतया नगर. की दीवारों के 
ठीक बाहर होती थीं । ह | 


' प्गर प्रशासन १६३ 


दातव्य औषधालयों, सहायतार्थ भोजनालयों अथवा अनाजों की भिक्षा 
और प्रारम्भिक शिक्षा का सम्बन्ध व्यवितगत लोगों से थो। संगर प्रशासन 
का यह कहंव्य न था। किन्तु इनके लिए साधारणतया व्यक्षितिगत दान की 
कमी न थी । ह | 
' ' ३. मगरों में करारोपण 
स्थानीय करारोपण के अति महत्त्वपूर्ण विषय के प्रश्व पर छुफ़ल सस्ता: 
आधुनिक नगरपालिंकाओं के प्रसिद्ध करों को अर्थात्‌ ह-कर, जलसर, प्रकाश- 
कर अथर्वा कूड्े-करकंद की सफाई सम्बन्धी कर नहीं लगाती थी वर्योंकि 
भध्यकालीन नगर प्रशासन इस प्रकार की कोई सेवा नहीं करता था। जब 
कभी भी ग्ृह-कर (खान-शुमारी) और प्रति व्यकित पर कर लगाया जाता दा 
तो सम्नाद्‌ वाद में इन्हें अवैधानिक (आवबाब) घोषित कर देते थे। मार्ग 
में सामानों पर सीमा-शुल्क (राहुदारी) तथा चुंगी अथवा उपत्त के स्थानों में 
सामानों के प्रवेश पर लगाया गया कर भी आववाब (कुरान की विधि के अनुसार 
निषिद्ध) घोषित थे; किन्तु यह सब होते हुए भी जागीरदार तथा स्थानीय 
अधिकारी अपने क्षेत्र में इन्हें लगा देते थे । 

वाजार-कर अथवा बाजार में दुकानों के स्थान का किराया एक अतन्त 
उचित कर था और यह प्रायः लगाया जाता था किन्तु इसकी आमदनी भू- 
स्वामी (सम्राट अथवा किसी अमीर जागीरदार) की होती थी । इससे नगर 
प्रशासन को कोई आय न होती थी। नगर की आय का अत्वस्त लाभकारी 
स्रोत अनाज के बाजार तथा नमक के वाजार (मंडवी) पर लगाया गया कर 
था। इसमें अहमदाबाद तथा गुजरात के कुछ दूसरे बड़े नगरों के वस्त्र-वाजार 
(कटरा-ए-पार्चा) विशेष उल्लेखनीय हैं । इसकी वसूली का भार एक शाही 
अधिकारी (अथवा अमीर के एजेण्ट) पर था। इसे गंज का करोड़ी कहते थे । 
एक बड़े नगर के भोजन-पदाय (सप्लाई) में कभी असफल न होने वाली 
जिम्मेदारी से युवतत उसके अधिकार और उसकी प्रतिप्ठा अधिक थी । उसका 
विभाग बस्तुतः सीमा-शुल्क का अंग था न कि चुंगी का । 

४. पुलिस और न्याव 
: नगर बाजोर की नाप और तोल जन-आचार विवाचक (मुहतसिब) की 

देखरेख में थी । बह सशस्त्र सैनिकों के दल के साथ शराब, भर्गि आदि के 
क्रय तथा सेवन, जुआ खेलने तथा इस्लाम के विरुद्ध अन्य प्रथाओं वी हूर करने 
और तोल दथा माप को जाँच करने के लिए इधर-उधर गश्त किया करता 


१६४ मुगल शासन-पद्धति 


था। किन्तु औरंगजेब के शासनकाल के पश्चात्‌ विवाचक (सेन्सर) के.पद का 
पतन हो गया था और कोतवाल को व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त इस 
कार्य को भी करना पड़ता था। अठारहवीं शताब्दी में दिल्‍ली में घरों में सेंध 
लगाकर चोरी करने का कार्य अत्यन्त व्यापक था । 

जब सम्राट्‌ अथवा कोई बड़ा सूबेदार अपने निवास-स्थान पर (अर्थात्‌ 
राजधानी में) नहीं होता था तो कोतवाल ही वहाँ पर शासन करता था । एक 
क्रूर अथवा धृष्ट सम्राद के अधीन भी नागरिकों को इस पुलिस अधिनायक के 
ही आतंक में रहना पड़ता था। छोटे-छोटे अपराधों से सम्बन्धित सभी अभि- 
योगों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा वही जाँच-पड़ताल किया करता था और उसे 
न्यायिक दण्ड देने का भी अधिकार था। भारत के बाहर के मुसलमानी देशों 
में कोतवाल शब्द का प्रयोग एक क्रूर अत्याचारी के लिए किया जाता था ।" 
दिल्ली में यह पद साधारणतया अवीसीनियों अथवा नीग्रों को दिया जाता था 
जो अपनी पापाण-हृदयता तथा यातना देने में कठोरता के लिए कुख्यात थे । 
चौथे जच्याय के पाँचवें अनुच्छेद भें उल्लिखित इस काथालथ के लिए लिर्धारित 
सैद्धान्तिक योग्यता केवल आदर्श मात्र थी; उसकी पूत्ति कभी नहीं हुई। वह 


राज-प्रिय होता था क्योंकि नगर में सरकारी जासूसी संगठन का वही प्रधान 
होता था । 


* 


वे लोग जो 'साहव-अल-शर्ता' के पंद पर नियुक्त थे, अपनी क्रूरता तथा 
विवेकशून्य आचरण के लिए कुस्यात थे।. [एनसाइक्लोपीडिया आऑँबच 
इस्लाम, सप्लोमेण्ट, पृ० २०७ इब्नकुतेबा का उद्धरण ] 





१ 


अध्याय १४ 
सरकारी पत्र ओर मोहरें 
१. सचिवों की पतन्न-संग्रह करने की विधि 


मुगल सम्रादों के पास एक अत्यन्त विस्तृत सचिवालय अथचा पत्रों का 
विभाग (दारुल-इंशा) था और इस विभाग के कागज-पत्र, जो इस समय 
उपलब्ध हैं, मुगल इतिहास के आधुनिक छात्रों के लिए इतने उपयोगी हैं कि 
उसका अनुमान नहीं लगाया जां सकता है। सम्राद्‌ के दरबार अथवा शिविर ' 
से, सामन्त राजकुमारों अथंवा प्रान्तीय वायसरायों के पास, उसके दरवार में 
उनके रोके हुए एजेंण्टों द्वारा भेजे गये अखवार अथवा किसी घटना के सम्बन्ध 
में संक्षिप्त मुद्रित विवरण पत्र तथा औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के 
शासनकाल के सुरक्षित बहुत-से पत्र इतिहासवेत्ताओं के लिए निस्सन्‍्देह वड़े 
महत्त्व के हैं । किन्तु औरंगजेब से सम्बन्धित ऐतिहासिक सूचनाओं का मुख्य 
भण्डार समकालीन पत्रों में निहित है जो उपर्युक्त अखबारों के साथ-साथ उसके 
' शासनकाल के इतिहास के लिए अत्यन्त कच्ची सामग्री अथवा अत्यन्त प्रामाणिक 
स्लोत हैं। इन पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए हम तत्कालीन सम्ना्ों के 
आदेशों अथवा उस समय प्रचलित तत्सम्बन्धित प्रथा के प्रति ऋणी न होकर 
उन सचिवों (मुंशियों) के साहित्यिक अभिमान के आभारी हैं जो इन्हें लिखा 
करते थे । इनमें से प्रत्येक अपने पास उन पत्रों की प्रतियाँ रख लेता था जिन्हें 
वह अपने स्वामी की ओर से लिखा करता था। इसके पश्चात्‌ वह एक 
औपचारिक भूमिका तथा अन्त में नाम, पता और तिथि के साथ एक पुस्तक .के 
रूप में उनका संग्रह कर लेता था और उसे संसार के समक्ष प्रस्तुत कर देता 
था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार वह दूसरों को उन्हें पढ़ने तथा नकल 
करने की अनुमति दे देता था क्योंकि उन दिनों लोग भारत में मुद्रण नहीं, 
जानते थे ! कभी-कभी तो मृत सचिव की चिद्बता के सबसे अच्छे साहित्यिक 
स्मारक के रूप में इस “पत्र-पुस्तक' का प्रकाशन उसके पुत्र अथवा उसके 
अनुखत मित्र की पंवित्र देखरेख का फल होता था। एक बार पुस्तक के 


१९६ मुगल शासन-पद्धति 


प्रकाशित हो जाने पर इसके चुने हुए विषय विविध प्रकार के पत्रों के 
संग्रह तथा पत्र लेखन-कला की पाठ्य पुस्तकों में (उदाहरणस्वरूप) सम्मिलित 
कर लिये जाते थे। इस प्रकार के कुछ पत्र सुरक्षित हैं यद्यपि वे पुस्तकें 
जिनके वे मूल रूप में अंग थे, नप्ट हो चुकी हैं। ऐतिहासिक महत्त्व के बहुत-से 
एकलित पत्र, जो (उसी व्यक्ति द्वारा न लिखे हुए होने अथवा एक पुस्तक के . 
लिए पर्याप्त संख्या में न होने के कारण) किसी संग्रह में कभी भी सम्मिलित 
नहीं किये गये थे, चुने हुए पत्रों के साधारण संग्रहों में सम्मिलित किये जाने 
के कारण नष्ट होने से बच गये हैं । हे 


ये पत्र-पुस्तक ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए नहीं अपितु साहित्यिक उद्देश्यों 

के लिए एकत्र और प्रकाशित की गयी थीं । इन मुंशियों के मस्तिएक में मुग़्ल- 
साम्राज्य के भावी ऐतिहासिक नहीं वरन्‌ उस समय का शिष्ट समाज था । 
भावी सन्‍्तानों के लिए ऐतिहासिक सामग्री छोड़ना उनका 'उेश्य न था; 
उनका उद्देश्य तो साहित्य शास्त्र तथा पत्र सम्बन्धी भाषा के विद्यार्थियों के: 
समक्ष रचना के आदर्शो को उपस्थित करना तथा (पत्र-लेखन) शैली पर 
अपने निजी अधिकार का प्रदर्शन करना था। कुछ लिपिकों ने वंशानुगत' 
व्यवसाय में अपने पुत्र-पौचों को दीक्षित करने के लिए स्व॒रचित सरकारी तथा 
निजी पत्रों को सुरक्षित एवं उनका संग्रह कर लिया था। मुंशियों में से प्रत्येक , 
फारसी पद्म अथवा चुटकुले लिख सकता था। जिस प्रकार 'अबजद' के नियमों 
के अनुसार गणना की जाती है, उसी प्रकार गणना करने पर एक महत्त्वपूर्ण 
मृहावरे अथवा वाक्य में आये हुए अरबी अक्षरों के सांख्यिक मूल्य के योग 
हारा एक घटना को तिथि निकल आती थी । 
वाद के कुछ संग्रह लेखक की कला का उदाहरण * प्रस्तुत करने वाली . 
स्वीकृत पाव्य-पुस्तकें हैं। ये पद्य अथवा सुसज्जित गद्य में केलम अथवा पत्र | 
लेखन (इंशा) कला की प्रशंसा के साथ आरम्भ होती हैं। इसके पश्चात्‌ अक्षर 
की कल्पित उत्पत्ति तथा विकास के सम्बन्ध में एक वोर्ता, लेखेन-कार्य की 
विभिन्न ज्ञात शैलियों और उनके. प्रवर्तकों का वर्णन होता है।' तदनच््तर 
उदाहरणार्थ पत्रों का उल्लेख रहता है। फिर भी ये पत्र-पुस्तकें: मुगल-साम्राज्य 
के पतनोन्मुखकांल की हैं जबकि दरवार ने इतिहास का निर्माण बन्द कर 
दिया था । हे । 
२. हिन्दू मुंगी और उनके कार्य क्‍ 
: सृत्रहवीं शताब्दी के मध्य के वाद के अधिकांश मुंशी हिन्दू थे-और-उनकी 


सरकारी पश्र ओर मोहरें १६७ 


संख्या दुत गति से बढ़ी । टोडरमल (अकबर के माल-मन्दी) के समय से बहुत 
पहले से ही, स्म्भवतः भारत में मुसलिम मारान के उदय से, माल-विशाग 
(दीवादी) के छोटे पदों पर हिन्दुओं का एकापिकार था। शेरणाह के समय में 
राज्य के समस्त कागजों वी एक प्रति को फारसी में तथा दूसरी प्रति को हिन्दी 
में तैयार करने के विरुद्ध टोइरमल द्वारा अपने विभाग के सभी कागजों को फारसी 
में लिखने के आदेश ने राज्य के हिस्दू अधिकारियों को फारसी भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने के लिए विवश किया और इस परिवतंन का प्रभाव अगली शताब्दी 
में उस समय स्पप्ट हो गया जबकि राज्य का लेखा-विभाग हिन्दुओं से भर गया 
भौर हिन्दू विभिन्न विभागों के प्रधानों के सहायक तथा वैयवित्तक सहायक (नायवब 
और पेशदस्त) भी हो गये । सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम काल में अधिकांश 
अमीरों तथा राजकुमारों ने भी अपने फारसी पत्रों को लिखने के लिए हिन्दू 
मुंशियों को नियुक्त किया था। दब्यू, संयमी, परिथ्रमी तथा चतुर हिन्दुओं मे 
इस कार्य को सुचार रूप से तथा कम भूह्य पर किया था । ईरान में पैदा हुआ 
अयवा वहाँ का शिक्षित मुसलमान वलके अधिक चतुर होता था और अधिक शुद्ध 
मुहावरों का प्रयोग करता था, किन्तु वह इतना महँगा था कि भारत में उसे 
नियुक्त करना कठिन था। सम्रहवीं शताब्दी के अन्त में उस देश की राजनीतिक 
त्व्यवस्था के कारण ईरान से ऐसे व्यक्षितयों का आना बन्द हो गया । लिपिकों 
' के कार्य के लिए, नियमानुत्तार, भारतीय मुसलमान सन्तोपप्रद न थे । 


हरकरन इतवारखानी (१६२४ ई०) के बाद दूसरा प्रसिद्ध हिन्दू मुंशी 
चन्द्रभान था जो साहित्य-जगत्‌ में 'क्राह्मण उपनाम से विख्यात था। बह 
शाहजहाँ के बजीर सादुल्‍लाखाँ का आश्रित था। उसके ऐतिहासिक महत्त्व के 
पत्रों के अतिरिक्त ललित गद्य तथा रुढ़िगत पद्म ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। किस्तु 
सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के पश्चात्‌ अधिकांश अमीरों के अधीन हिन्दू कलकों 
की संख्या द्रुत गति से बढ़ती गयी, यहां तक कि अठारहवीं शताब्दी में सम्ाट्‌ 
मुहम्मदशाहू का सचिव (मीर मुंशी) भी एक हिन्दू ही हुआ । इसका नाम 
आनन्दराम था जिसका उपनाम 'मुखलिस' था। 


जेसा कि भीमसेन के संस्मरणों से हमें ज्ञात होता है, मुग़ल-साम्राज्य के 

: हिन्दू और मुसलमान दोनों जाति के क्लकों तथा कार्यालय के दूसरे सहायकों में 
परस्पर श्रातृत्व था। वे भत्यन्त घनिष्ठता के साथ रहते और परस्पर 
एक-दूसरे की सहायता करते थे। वे एक-दूसरे की दावतों एवं उत्सवों में भी 

. सम्मिलित होते थे। एक ही विभाग की नौकरी के वन्धत के अतिरिक्त वे सूफी 


श्श्८ मुगल शासन-पद्धति 


दर्शन के अपने प्रेम के कारण भी श्रातृत्व के सूत्र में बंधे: हुए थे । सन्नहवीं 
शताब्दी में और विशेष रूप से अठारहवीं शताब्दी में भारत के ईरानी 
सम्यता वाले अधिकारी-वं्गं का यह मिलन-स्थान वन गया था। उनकी पत्र- 
पुस्तकें प्रायः मुंशियों की निजी रचनाओं अथवा उनके प्रिय लेखकों के सूफी 
सत सम्बन्धी पदों के संग्रह वेः साथ समाप्त होती हूँ । 


३. सरकारी पत्रों की शैली एवं उन पर मोहर लगाने का कार्य 


जहाँ तक सरकारी पत्रव्यवहार अर्थात्‌ सम्नाद द्वारा भेजे गये अथवा उसके 
यहाँ आये हुए सरकारी पत्रों तथा प्रार्थनापत्नों की शैली का सम्बन्ध है, वह 
अत्यन्त सुसज्जित, विस्तृत, एक वैधानिक दस्तावेज की भाँति व्यर्थ और सर्वोत्क्रिप्ट 
उपाधियों से युवत थी । अकबर की ओर से अवुल फजल द्वारा लिखे गये पत्रों में 
प्रयुकत दोपपूर्ण शैली को अपनाने के लिए वे विवश थे। इस दोपपूर्ण प्रणाली को 
अपनाने के साथ-साथ मुंशी सरकाण प्रथा द्वारा भी आबद्ध थे। इसके अनुसार 
राजकुमारों तथा उच्च अधिकारियों की उपाधियाँ पहले से ही निश्चित रहती 
थीं। कभी-कभी तो एक शासक और मन्‍्त्री की उपाधियों का विवरण 
पहुँ चौड़े कागज की क़मश: छः: और तीन पंक्तियों तक का होता था | सभी 
सरकारी पत्रों के आरम्भ और अन्त में, यथा, आजकल की 'भाँति “! फट 
7908 7089९०४णि।ए (0 8(४०७--मैं अत्यन्त सम्मानपूर्वक निवेदन करने के 
लिए प्रार्थना करता हँ---तथा "प्‌ २० 6 ध्रणाणएए ६0 9० इ0पा० 08६. 
००९१४७०६ 8०७४०४०“--मैं जापका अत्यन्त आज्ञापालक भ्रृत्य होने की प्रतिप्ठा 
रखता हँ---और विशेष विपय आरम्भ करने अथवा किसी विशेष प्रकार के 
आदेश देने में एक निश्चित शेली का अनुसरण करना पड़ता था । इस प्रकार 
विधिवत्‌ लिखे गये पत्र की नकल करना अत्यन्त कष्टकारक था । इसे संक्षिप्त 
करने के लिए 'सम्पादक' अथवा प्रतिलिपि तैयार करने वाले (नकल-तवीस) 
ने कुछ पाण्डुलिपियों में लम्बी तथा व्यर्थ की बातों को छोड़ दिया है और 
'मी-रसानद के' अथवा “निवेदन है कि! के साथ आरम्भ किया है। 


सन्नहृवीं शताब्दी में सरकारी उपाधियाँ अत्यन्त औपचारिक होती थीं । 
सम्राट्‌ से लेकर मामूली कप्तानों और छोटे-छोटे सिविल अधिकारियों तक को 
सम्बोधित करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपाधियाँ पहले से ही निश्चित थीं 
ओर सरकारी रजिस्टर (दस्तुरल अम्ल) में दर्ज थीं। विशिष्ट आदेश द्वारा 
कलकों को. सूचना दिये जाने पर .इनमें समय-समय पर परिवतंन हो जाया 


सरकारी पत्र और मोहरें १६६ 


करता था। ईश्वर की छाया' (सम्नाट) अथवा उसके पुत्रों) को नाम लेकर 
पुकारता महान्‌ अनौचित्य माना जाता था। मुग़ल-साम्राज्य के पतनोन्मुख 
काल में यही नियम प्रधान बजीर तक के लिए लागू होता था। उमनमें 
से प्रत्येक अपने जीवन काल में खलीफा और “ईश्वर की छाया' तथा मरने 
के पश्चात्‌ एक. 'पृथक्‌ उपाधि' के नाम से पुकारा जाता था, जिनकी व्याख्या 
की आगे चलकर आवश्यकता पड़ती थी । इस प्रकार बावर, हुमायूं, अकबर 
जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेव तथा वहादुरशाह प्रथम क्रमशः .फिरदौस 
मकानी, जन्नत-आशयानी, अशे-आशयानी, जन्नत मकानी, आला हजरत फिर- 
दोस आशयाती, खुल्द-मकान तथा खुल्द-मंजिल के ताम से याद किये जाते थे । 
इन सभी शब्दों का अर्थ 'स्वर्ग में अवस्थित है। जीवित राजकुमार भी इसी 
प्रकार की रूढ़िगत किन्तु विशेष उपाधियों के नाम से पुकारे जाते थे, जैसे दारा- 
शिकोह को 'शाहेबुलन्द-इकबाल', शाहआलम को “मिहिर-पुरे-खिलाफत', 
मुहम्मद आजम को 'शाहे अलीजाह' आदि कहा जाता था । जहाँनआरा का 
उल्लेख उसको मृत्यु के पश्चात्‌ केवल “तत्कालीन आध्यात्मिक मालकिन” के 
ताम से किया जाता था। शाहजादे मुहम्मद अकबर के विद्रोह तथा साम्राज्य के 
शत्रुओं के पास उसके भाग जाने के पश्चात्‌ सम्राट द्वारा आदेश दिया गया था 
कि उसे दरबार तथा सभी सरकारी कामजों में विद्रोही! (बागी) और कभी- 
कभी 'अकबरे अब्तर' कहा जाय (अकबर का अर्थ सबसे महान्‌' तथा अब्तर 
का अर्थ अति दीच' है) । |... 


किसी भी सरकारी पत्र पर, चाहे वह सम्राद्‌ के लिए लिखा गया हो 
अथवा एक राजकुमार के पास लिखा गया हो, अथवा उनके पास से भेजा गया 
हो, हस्ताक्षर नहीं किये जाते थे । सभी पन्नों पर मोहर लगायी जाती थी 
चाहे वे पत्र निम्नतम कोटि के अधिकारी द्वारा ही लिखे गये हों । 





) जहाँ तक सम्राद्‌ की पुत्रियोंऔर पत्नियों का प्रश्न था, वे स्वर्गीय 
विभूतियाँ केवल अत्यन्त संशयात्मक ढंग से ,पवित्नता के बंध के 
अन्तर्गत गुप्त, समय की रविया', वेभव तथा बादशाह के पढे के पीछे 
, बाली' के रूप में इंगित की जा सकती हैं।' गा छे 
औरंगजैव के दरबार के समाचासपत्रों (अखवारात) मे रबर 
' जाने वाले आदेशों का उल्लेख-है कि किस प्रकार सरकारी 8383 
किसी अधिकारी को सम्बोधित किया जाना चाहिए। भादावे-आ है 8 

में उसके शासनकाल के, प्रथम भाग की उपाधियों की लम 


हुई है। [ओ० पी० एल० पाण्डुलिपि, फोलियों २०४ब-२६ शा] 9 


२०० मुगल णासन-पंद्धति 


फरमान के एक सिरे पर शाही मोहर लगाते के अतिरिवत उसके नीचे 
वजीर की मोहर लगायी जाती थी, और भू-अनुदान, सम्धि, अथवा विशेष 
अनुग्रह (वाले पन्नों) पर सम्राद्‌ के सिन्दूरी रंग में टृवे हुए पंज की छाप लगा 
दी जाती थी। (वह अपने पंज की एक रबद की आकृति अपनी दाहिनी कांस् 
के नीचे कोट के थले में रस्ता मारता था ।) राजकुमार नी - ऐसा ही करते थे 
जबकि वे प्रान्तीय गवर्नर फे पद पर कार्य करते थे । जब एक पत्र अबवा 
आदेश यी शुद्ध प्रति को सम्माद (अथवा राजकुमार) स्वीहृस करता था तो बहू 
अन्तिम पंचित के अन्तिम शब्द के पश्चात्‌ (अथवा इसके जरा-सा नीचे ) अपनी 
स्वीकृति के लिखित प्रमाणस्वरूप सदर अक्षर लिख दिया दारता था (सद' 
सही अथवा ठीक का संक्षिप्त रुप है) । प्रायः सम्ाद (अथवा राजकुमार) पत्र 
के सिरे पर उसकी सत्यता के प्रमाणस्यरूप अथवा सम्बोधित व्यकित की प्रतिप्ठा 
के विशेष चिह्ठस्वदप अपने हाथ से कुछ पंवितर्या जोड़ दिया करते थ । इनमें 
कुछ सामान्य बातें अथवा आदेश को तत्परता से पालन करने के लिए निर्देश - 
होता था; किन्तु वास्तविक सनन्‍्देण पत्र में ही होता था जिसकी रचना मुंणी ही 
करता था और सचिवालय का एक सुन्दर लेसक (लुशनवीस) उसकी सकल 
करता था। सम्राट द्वारा जोड़ी जाने वाली ऐसी बातों का आदाबे-आलमग्रीरी 
में अलग से उल्लेय है । 

सरकारी पत्रों में सम्राट्‌ (अथवा राजकुमार) का नाम (अर्थात्‌ उनकी 
रुढ़िगत उपाधियाँ) पत्र के ढाँचे में से प्रसंग के बाहर मिकाल लिया जाता था 
और कागज के रिरे पर प्रतिप्ठा के चिह्नृस्वरूप ठीक उसी प्रकार लिस दिया 
जाता था जिस प्रकार हिन्दू एक देवता अथवा देवी के नाम को उसकी पूजा के 
लिए निमन्त्रण-पन्र भेजते समय लिखते हैँ। पत्र के ढांचे में एक साली स्थान 
छोड़कर वाक्य में 'उन्नत' शब्द की ठीक स्थिति का संकेत किया जाता था । 





४ कुछ फरमानों में, जिन्हें मैंने देखा है, 'सद' काफी स्पष्ट है किन्तु 
साधारणतया वह पूरा नहीं किया गया है क्योंकि “अक्षर! के प्रथम भाग 
का वनाने वाला कैवल अण्डवृत्त (७) ही दिया हुआ है किन्तु इसकी पूंछ 
वनान वाला अद्धवृत्त ()) नहीं दिया हुआ हैं। सम्राद की अन्तिम 
स्वीकृति के लिए सरकारी कथन था कि “वन्न अथवा आदेश 'सद 
पहुँचा” । आजकल के बंगाल के जमींदार भी अपने एजेण्टों तथा असामियों 
को लिखे गये अपने पत्नों पर अपना नाम न लिखकर केवल 'श्री-सही ' 

_ शब्द लिख देते हैँ। इसके पश्चात्‌' एक सर्प की पूँछ की भाँति कलम से 
एक सुसज्जित चित्र बना दिया जाता था। यह प्रथा मुग़ल-साम्राज्य की 


ही देन है । 


सरकारी पत्र और मोहरें २०१ 


जब कोई सरकारी पत्र पाने वाले के पास पहुँचता था तो उसका सचिव 
(मृंशी) उसकी पीठ पर 'अर्ज दीदा शुद' शब्दों के साथ उसके पहुँचने और 
उसके पढ़ने की तिथि लिख देता था । भूमि अथवा अनुग्रह स्वीकार करने वाले 
फरमान स्देव सम्राद को प्रभावित करने के निमित्त किसी मस्त्री अथवा दरवार 
हा किसी प्रियजन द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के फलस्वरूप निकाले जाते थे और 
> मध्यस्थों का ताम फरमान की पीठ पर 'रसालातुन' (माध्यम द्वारा) शब्द 
* इस दर्ज कर. दिया जाता था। इस सम्बन्ध में यहाँ भू-दान सम्बन्धी प्राचीन 
हिल अभिलेखों की समान प्रथा का अवश्य उल्लेख करना चाहिए जिनके अन्त 
में सथ्यस्थ (दूृतक) का नाम दिया होता था । 


ह शाही फरमान को लेने के लिए प्रापकफ एक उत्सव की आयोजना करता 
था, किन्तु यहाँ उसकी विस्तृत व्याल्या की आवश्यकता नहीं है । प्रापक शाही 
ऊरसान का स्वागत करने के लिए कई मील आगे से आता था, तदनन्तर 
फरमान को अपने सिर पर रखता था और अपनी आँखों से लगाता था ।* 


४. पत्रों के भेद और उनके नाम 


_भुगल-साम्राज्य के सरकारी पत्र कई प्रकार के थे और उनमें से प्रत्येक 
का अपना अलग-अलग नाम था | उसके नाम निम्नलिखित हैं : 

(१) फरमान, शुक्का, अहकास (एकबचन के स्थान पर वहुबचन का 
गलत प्रयोग; यह आदरसूचक शब्द था ?) और आओरंगजेब के पन्नों के बाद 
के एक संग्रह में, रम्श-ब-इशारा--इन नामों का तात्पय॑ किसी भी ऐसे पत्र से 
था जो सनम्नाद्‌ द्वारा स्वयं अथवा व्यक्तिगत, रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के पास 
लिखा गया था चाहे वह उसके वंश का राजकुमार, प्रजा अथवा विदेशी शासक 
हो । (रुकका एक भद्दा आधुनिक ताम है जिसका सरकारी तौर पर कभी भी 
प्रयोग नहीं किया गया था ।) ह 

(२) निशान--किसी. शाहजादे द्वारा, सम्नाट्‌ को छोड़कर, किसी को भी 
लिखा गया पत्र । पे | 
. (३) अर्जदाइत (संक्षिप्त रूप, अर्जी )---सम्राट अथवा किसी शाहजादे को 





3 मुग़ल-साम्राज्य के कुछ अधीनस्थ राजाओं ने (विशेष रूप से दकन में) 
: अपनी राजधानी से छह अथवा आठ मील दूर पर फरमान-बांडी कही 
जाने वाली एक इमारत का निर्माण करवायों था जहाँ पर वे फरमानों को - 

लेने के लिए जाया करते थे । . . । ४ 


२०२ “मुगल शासन-पद्धति 


प्रजा द्वारा तथा सम्राट को किसी शाहजादे द्वारा लिखा गया पन्र । विजय-पत्र 
को पारिभाषिक रूप से 'फतहनामा कहते थे । । 

(४) हश-उल-हुक्म (अर्थात्‌ आज्ञा से)-सम्राट्‌ के संकेत पर उसके 
आदेशों के सूचनार्थ किसी मस्द्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखा गया पत्र । 

(५) अहकाम तथा रम्ज (बहुवचन रुमूज़ )---इन शब्दों को आशय की 
बातों तथा काल्पनिक और धाभिक पुस्तकों से सम्बन्धित उद्धरणों तक ही 
सीमित रखना चाहिए जिन्हें सम्राट्‌ अपने सचिव को, सरकारी पत्रों की सामग्री 
के निरमित्त, बोल दिया करता भा और जिन्हें वाद में रूढ़िगत विधियों के 

नुसार पूर्ण रूप से लिख लिया जाता था। औरंगजेब के अन्तिम वर्षो के ये 
लेख तो सुरक्षित हैं किन्तु पूर्ण पन्न सुरक्षित नहीं हैँ । 

(६) सनद (नियुक्ति-पत्र)--किन्तु वायसरायों को नियुक्त करने म॑ 
फरमात्त शब्द का प्रयोग किया जात्ता था ! 

(७) परवाना--किसी अधीनस्थ अधिकारी के लिए एक शासकीय आज्ञा 
अथवा निर्णय, साधारणतया कचहरी के किसी मुकदमे का परिणाम । 

(८) दस्तक--विशेष रूप से सामान को लाने और ले जाने अयवा 
शिविर या दरबार में किंसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए एक छोटा-सा सरकारी 
आज्ञापत्र (पास) अथवा अनुमति-पत्र (परमिट) । 

(६) झवका--एक व्यक्तिगत पत्र, अथवा दो मित्रों के बीच का: पत्र । 

[महज़रनामे को इसमें सम्मिलित नहीं किया . गया है क्योंकि यह: 
केवल एक कानूनी प्रतिवेदन (लॉ रिपोर्ट) था। इसमें भूमि सम्बन्धी झगड़ों 
अथवा अपराधों के सम्बन्ध में स्थानीय जाँच-पड़ताल का परिणाम दिया जाता 
था । इसके साथ ही साथ उसमें उपस्थित लोगों (पंचों और साक्षियों) का 
नाम तथा प्रमाण का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाता था। महाराष्ट्र के,. 
इसके बहुत-से, उदाहरण मुद्रित हैँ ।] 


५. फरमानों को लिखने तथा उन पर हस्ताक्षर करने की 
सरकारी विधि 
शाहजहाँ के सरकारी इतिहास-लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने (आईने 
अकवरी, पृ० १४८) उसकी शैली का इस प्रकार वर्णन किया है : 


“दीवाने-खास में सम्राट्‌ स्वयं अपने हाथों से कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रों का उत्तर 
लिखा करता था। अमीरों के दरवारी एजेण्टों (वकीलों), वजीरों' अथवा 
सूवेदारों के पत्रों को पढ़ने के लिए नियुक्त अधिकारियों (अरीज़ाख्वाँ) द्वारा 


सरकारी पत्र और भोहरें २०३ 


नड्नाट्‌ को दिये गये दूसरे पत्रों के उत्तर में वह मौखिक रूप से अपनी इच्छा 
“कट कर देता था और उसी के अनुसार सचिव लोग फरमान लिखते थे [ 
इसके पश्चात उनके लेखों (मसौदों) को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता था 
जिन्हें वह शुद्ध करता और उनकी भाषा और अर्थ को सुधारता था । 


बह शाहजादा, जिसे 'रिसाल' (मध्यस्थता) का अधिकार दिया गया था 
फरमान के पीछे अपना 'रसालतुन' लिखा करता था और इस पर अपनी मोहर 
से सोल लगाया करता था।। रिसाल के नीचे दीवान अपना मारफत अथवा 
तथ्य के सस्व्ध में अपना नोट लिखता था कि फरमान उसी के हाथों से भिज- 
वाया गया था। (इस नोट के बिना फरमान व्यर्थ होता था, जैसा कि औरंगजेव 
के शासनकाल में सूरत के अंग्रेज व्यापारियों को निराशा हुई थी।) इसके 
+रचात्‌ फरमान को 'औज्ञक' मोहर से सीलबन्द करने के लिए अन्तःपुर में भेज 
दिया जाता था। सम्राज्ञी इस मोहर की रक्षा करती थी ।” 


. जैसा कि औरंगजेब के दरबार के इतिहास (आलमगीरनामा, पृष्ठ ११०१) 
से हमें ज्ञात है, उसका क्रम भी ऐसा ही था। इसमें निम्नलिखित बातें 
अधिक थीं : 

“पत्र पाने वालों की मर्यादा को बढ़ाने तथा उत्हें सन्तुष्ट करने के लिए 
अथवा आदेश की आवश्यकता तथा लिखित वात्त की महत्ता पर बल देने के 
लिए**''' अथवा पत्रों की यथार्थता के सम्बन्ध में सभी शंकाओं को हूर करने 
के लिए, बड़े अमीरों को लिखे गये कुछ पत्रों का आरम्भ सम्राद्‌ स्वयं अपने 
हाथों से करता था । । 

स्वर्ण-रेण छिड़के हुए कागज पर बड़े-बड़े और सुन्दर अक्षरों में लिसी 
हुई फरमान की शुद्ध प्रति पर मोहर लगायी जाती थी | तदुपरान्त उसे लपेट 
कर सोने के बेलबूटे कढ़े हुए कपड़े के एक लम्बे तथा पतले धले में रखा जाता 
था। इस थैले का मुँह रंगीन डोरियों से बाँधा जाता था, और इस पर वजीर 
की मोहर से चपड़ा लगाकर सील लगा दी जाती थी । ऐसे थैलों को 'खरीता' 
कहते थे । [आईमे अकवरी, जिल्द १, पृ० २६४; पर्चे, जित्द ६, पृ० ५० | 
इनमें से वहुत-से अब भी जयपुर के प्रासाद में सुरक्षित हैं । 

मोहरें--केवल सम्राट का नाम धारण करने वाली एक छोटी-सी गोल 
मोहर को औजक कहते थे और यह 'फरमाने सिव्ती' (अर्थात्‌ उच्च कार्यालयों 
को भेजे जाने वाले पत्नों तथा जागीर, सयुर्धत और दैनिक भत्ते की स्वीकृति से 

सम्बन्धित पत्रों) के लिए प्रयोग में लायी जाती थी। [आईने भक्वरी, जिल्द १, 


२०४ ' मुग़ल शासन-पद्धति 


पृ० २६० ] इसके अलावा एक बड़ी गोल मोहर और थी । इसके केन्द्र में एक 
वत्त में सम्राट का ताम होता था तथा केन्द्र के चारों ओर घेरों में तमूर तक 
उसके पूर्वजों का नाम अंकित होता था । प्रारम्भ में इसका प्रयोग केवल विदेशी 
राजाओं के यहाँ भेजे जाने वाले पत्रों के लिए किया जाता था किन्तु बाद में 
यह सभी प्रकार के फरमानों पर लगायी जाते लगी थी। [आईने अकबरी, 
जिल्द १, पु० ५२] अत्यावश्यक अथवा गोपनीय आदेशों पर केवल शाही मोहर 
लगायी जाती थी । ऐसे आदेशों को फरमाने-वयाजी कहते थे । दूसरे तभी 
फरमानों, परवानों तथा वरातों पर बजीर के नीचे के अधिकारियों का एक दल 
मोहर लगाता था। [ भाईने भकबरी, पू० २६३-२६४ ] | 
६. एक राजकुमार (शाहजादे) अथवा अमीर के सचिव (मुंशी) 
' की पन्र-पुस्तक की विषय-सूची | 
एक राजकुमार अथवा शाहजादे के सचिव (मुंशी) को पत्र पुस्तक में 
पत्र निम्नलिखित ढंग से व्यवस्थित होते थे 
(१) उसके स्वामी के यहाँ से सम्राट को लिखे गये पत्र । (किसी-किसी में 
उसके उत्तर भी होते थे ।) 
(२) उसके स्वामी के यहाँ से राजकुमारों को लिखे गये पत्र । 
(३) उसके स्वामी के यहाँ से मन्त्रियों, दूसरे उच्च अधिकारियों तथा अपने 
अधीनस्थ कर्मचारियों को लिखे गये पत्र । 
(४) उसके स्वामी के यहाँ से अपने मित्रों, सम्वन्धियों, राज्य के एजेण्टों तथा 
दरबार के वकोलों को लिखे गये पत्न । 
(५) मुंशी के यहाँ से उपर्युक्त चार वर्गों के लोगों के पास लिखे गये पत्र--- 
(क) अपने स्वामी की ओर से अर्थात्‌ हस्व-उल-हुकम के ढंग के पत्र [ कित्तु 
इन पत्रों 'की शली हस्व-उल-हुकम की शैली से भिन्न होती थी।) 
(ख) अपनी (मुंशी की) ओर से । 
(६) मुंशी के यहाँ से उसके निजी सम्बन्धियों को लिखे गये पत्न । (इनमें 
:- अधिकांश पत्र व्यर्थ हैं ।) 
(७) मुंशी के यहाँ से दूसरे मुंशियों तथा कवियों के पास लिखे गये पत्र । 
ये सुसज्जित गद्य अथवा पथ में होते थे । इनमें कम से कम भाव और 





४ कुछ पत्र सिकर में (जिसे फारसी में मुरमूज तथा हिन्दी में अंक-पललवी 
कहते हैं) लिखे गये थे। इनके (भाषोन्तरित) उदाहरण आदाबे-भालमगीरी 
तथा हफ्त अंजुमन में दिये हुए हैं । ' 


सरकारी पत्र और मोहरे २०१५ 


तथ्य की बातें तथा अधिक से अधिक णब्द (शब्द-जाल) होते थे । शैली 
- तथा अलंकार शास्त्र (मुंगियानें) पर अपना अधिकार दिखाना इसका 
एकमात्र उद्देश्य होता था । 
अठारहवीं घत्ताब्दी के पतनोन्मुख काल के बहुत-से पत्र-संग्रहों के अन्त में 
विशेष अवसरों के लिए उपयुक्त 'आदेश-पत्र' एवं पखत-प्रपत्र' दिये हुए हैं-- 
यथा, सम्राद्‌ अथवा नवाब के राज्यारोहण, जन्मदिवस, विजय, पुत्र-जन्मदिवस 
अथवा ईद के अवसर पर बधाई देने वाले पत्र अथवा किसी व्यक्ति के पास 
उसकी किसी पद पर नियुक्तित अश्रवा पदोन्नति, विजय, उसके पुत्र के जन्मदिवस 
अथवा विवाह पर लिखे गये पत्र, ईद के अवसर पर वधाई पन्न, किसी प्रिय की 
मृत्यु पर शौक-पत्र आदि । (इनमें वीच-बीच में परिचित पद्चों के उद्धरण दिये 
रहते थे। इनका प्रयोग करते समय केवल रिक्त स्थानों में दृल्हा अथवा दूत 
व्यक्ति का नाम और सम्बन्ध अंकित कर देना होता था।) विभिन्न पदों से 
सम्बन्धित नियुवित-पत्रों के रिक्‍त-अपत्र (फार्म) भी इनमें दिये हुए हैं। इनमें 
इन पदों से सम्बन्धित कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। निगार नाम-ए-मुंशी 
और इंशा-ए-हरकरन इस प्रकार के पत्रों के उदाहरण हू | इनके अन्त में प्रायः 
उपाधियों तथा विभिन्न पदों और कायलियों के सम्बोधन के उचित प्रकारों की 
सूची दी हुई होती है । ह 


मुगल शासन की सफलता एवं असफलता २०७ 


पाता था। एक ही नाम, एक ही शुद्धता तथा एक ही उपाधि के सियकों के 

हरा सम्पूर्ण साम्राज्य में एक ही द्वब्य-स्तर व्याप्त था। इन सिषकों में केवल 
ट्कसाल-नगरों के नामों का अन्तर होता था । सरकारी कर्मचारी एवं सेनिक 

फेक सूबे से दूसरे सूचे को बहधा स्थानान्तरित (४0४) होते रहते थे । 

से भ्रकार एक प्रान्त के निवासी दूसरे प्रान्त में प्रायः स्वदेश का ही अनुभव 

उरते थे; व्यापारी और यात्री एक नगर से दूसरे नगर तथा एक सूत्र से दूसरे 
पूवे को सुविधापूर्वक जाते थे और सभी इस वृहत्‌ देश की राजनीतिक एकता 

अनुभव करते थे | इस पर भी, इस राजनीतिक एकता से राप्ट्रीयता नहीं- 
गप्त हो सकी थी क्‍योंकि जनता को न तो नागरिक स्वतन्त्रता ही प्राप्त थी 

और न देश के शासन में उसका हाथ ही था । वह नागरिक नहीं अपितु एक 

पान्राज्य की केवल साधारण प्रजा थी। 


भारत को मुसलमानों की दूसरी देन ऐतिहासिक साहित्य है। हिन्दुओं 
+ काल-निरुपण सम्बन्धी ज्ञान अत्यन्त अपूर्ण रूप से विकसित हुआ था, क्योंकि 
गायद वेदास्ती होने के कारण उनका व्याव नित्यता पर ही हक और 
उन लोगों ने इस क्षणभंगुर संसार को और इसकी क्षण भर में नष्ट होने वाली 
पटनाओं को तुच्छ समझा था । मुसलमानों के पूर्व के हिन्दुओं ने किसी | 
सच्चे इतिहास की बिलकुल रचना नहीं की थी । संस्कृत में केवल चार 
राजनीतिक जीवन-चरित्र सुरक्षित हैं और उत सब में तथ्य अलंकार-शास्त्र, 
शैली के कौतुक तथा घुमा-फिराकर कहे हुए कथनों की पुप्पराशि से दवे 
हुए हैं। उनमें किसी में भी हमें तिथि नहीं मिलती है। उस समय भी जबकि 
हिन्दुओं ने फारसी सीखी और फारसी “आदेशों का अनुकरण कर उस-भाषा 
में अपने समय का इतिहास तथा संस्मरण लिखा, उनके ग्रन्थों में तिथियों का 
ढु:खद अभाव था | - 


दूसरी ओर यहूदियों, फोनीसिया-वासियों तथा मध्य-पूर्व की अन्य जातियों 
की भांति अरब-निवासियों की बुद्धि भी शुष्क, विधियुक्त तथा यथा थी । 
उनमें सभी दस्तावेजों में समय के क्रम से सम्बन्धित भावना विद्यमान है और 
उनके सभी पत्रों में उनके लिखने की तिथि और भहीने का सदैव उल्लेख है। 
मुसलमानों का ऐतिहासिक साहित्य चाहे कुछ भी छोड़ दे किन्तु वह तिथियों 
का उल्लेख करना कदाचित्‌ ही भूलता है। इस प्रकार हमें अपने ऐतिहासिक 
अध्ययन के लिए एक ठोस आधार मिलता है। हजरत मुहम्मद की हिजरत 
के समय से आरम्भ होने वाले तथा चन्द्र वर्ष के अनुसार गणना किये जांने 


२०८ मुगल शासन-पद्धति ... ४ ' 


वाले एक सन्‌ (०७) का प्रयोग मुसलमानों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक था 
क्योंकि इसने मुसलिम प्रभुत्व के अधीन सम्पूर्ण संसार को घटनाओं के सम्बन्ध 
में तिथि डालने की एकसी पद्धति प्रदान की थी । “इसमें तथा हिन्दू अभिलेखों 
एवं पुस्तकों में प्रयुकत उलझनपूर्ण संवर्तों की विभिन्नतो और मंहीनों तथा वर्षो 
की विभिन्न लम्बाइयों के कारण आश्चर्यजनक अन्तर है | उदाहरणार्थ हिन्दुओं 
का चन्द्र-सौर वर्ष, जिसमें प्रत्येक मास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष (व्रदी और 
सुदी) में विभकत है, जहाँ तक उसके आरम्भ तथा मलमांस का सम्बन्ध है, 
उत्तरी और दक्षिणी भारत में एकसा नहीं है । इसलिए सत्रहवीं शताब्दी के 
पुराने मराठी कागजों में दी हुई इस प्रकार की तिथियों को ईस्वीं सन्‌ में 
किसी निश्चित शुद्धता के साथ बदलना असम्भव है। मुसलिम तिथियाँ एक 
समान और भलीभांँति ज्ञात पद्धत का अनुसरण करती हैं।. 


२. वाह्य जगत से स्थापित सम्बन्ध 


तीसरे, मुग़ल-साञ्राज्य और इसके कथित पठान पूर्वाधिकारियों ने भारत 
और वाह्य एशियायी जगत्‌ के बीच पुनः सम्बन्ध स्थापित किया था जो कि 
वौद्ध धर्म के अपने जन्म-स्थान में ही पतन के साथ-साथ नष्ट हो चुका था-। 
बुखारा तथा समरकन्द, वल्ख और खुरासान, ख्वारिज्म और ईरान से 
अफगानिस्तान के सीमान्त दर्रो से होकर भारत में जन और व्यापार की धारा 
शान्तिपूवंक बहती रही, क्योंकि मुगल-साम्राज्य के लगभग अन्त तक अफग़ा- 
निस्तान दिल्‍ली के शासकों के ही अधीन था । संन्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में, 
जहाँगीर के शासनकाल में, प्रति वर्ष चौदह हजार ऊँट तथा व्यापार की वस्तुएँ 
बोलन दरें से होकर भारत से दक्षिणी अफग्रानिस्तान के कन्धार प्रदेश और 
फिर वहाँ से ईरान को जाया करती थीं। पश्चिमी घाट के हमारे वन्दरगाह-- 
अर्थात्‌ थट्टा, भड़ौंच, सूरत, चौल, राजापुर, गोआ (पुतंगालियों के अधिकार 
में आने के पूर्व) तथा करवार--भारत और व्वाह्य जगत्‌ के वीच इतने 
दरवाजों का कार्य करते थे कि समुद्र के हारा अरब, ईरान, ढर्की, मिस्र, 
वारवेरी, अवीसीनिया और जंजीवार तक भी .पहुँचा जा सकता था। 
मछलीपड्म के पूर्वी वन्दरगाह से, जो १६८७ ई० तक गोलकुण्डा के सुलतानीं 
के अधीन तथा उसके पश्चात्‌ मुग़लों के अधीन था, लंका, सुमात्रा, जावा, 


२ 


_ भारत तथा अन्य देशों में नये चांद के दृष्टिगोच्चर होने में अन्तर होने 
के कारण कुछ महीनों के आरम्भ के समय में उनमें प्राय: एक दिन का 
अन्तर होता था । ० कक यम 


मुगल शासन्‌ की सफलता एवं असफलता २०६ 


स्पाम भोरः चीन को भी जहाज जाया करते थे। अरब के निवासी, अपने 
..चचेरे भाई यहुदियों की भाँति, जन्मजात व्यापारी थे और वे समुद्री जीवन 
, को सुखप्रद समझते थे । जैसा कि हमें “पेरिप्लस ऑँव दी एरीश्रोयिन सी” से 
जात है, भारत के पश्चिमी घाट के व्यापार पर ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में 
उनका एकाधिकार था। सम्पूर्ण अद्वृसनपूर्व (0७07 8४%) तथा मलय जगत्‌ 
के सभी भागों सहित मध्य-पूर्व (8॥60॥0 ॥0७) का उनके धर्म तथा उनकी 
पवित्र भाषा में परिवर्तत के कारण एशिया और अफ्रीका के समुद्री व्यापार में 

उन्हें वड़ी सुविधा मिली । 
मुसलमानों ने जिसे आरम्भ किया था, उसे अंग्रेजों मे पुरा कर दिया । 
आज भारत का एकाकीपन दूर हो चुका है और उससें सम्पूर्ण वाह्य जगत 
की--आंथिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक--धाराओं की लहर दौड़ गयी है। 

३. इस्लाम के कारण भारत में धामिक परिवतेन 


चौथे, हण्टर तथा कुछ अन्य यूुरोपियन लेखकों की यह धारणा है कि. ... 
मध्यकाल में हिन्दुओं में अहतवाद सम्बन्धी अथवा कम से कम ब्राह्मण और 
जाति विरोधी आन्दोलन इस्लाम के प्रभाव के कारण हुए थे। किन्तु हमें 
स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीनकाल से ही हिन्दुओं के सभी उच्चकोटि के 
विचारकों, धर्म-सुधारकों एवं भवतों ने अद्वैतवाद ने सिद्धान्त की घोषणा की है. 
और जनपूजा के असंख्य देवताओं के पीछे एक परमत्रह्म को माना है। इसलिए 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बात सत्य नहीं है कि इस्लाम ने हिन्दुओं को 


अद्वेतवाद की शिक्षा दी। वास्तविकता तो यह थी कि मध्यकालीन भारत . 


के हिन्दुओं के इन विवादास्पद आन्दोलनों को उनके अत्यन्त पड़ोस में 
मुसलमानों की उपस्थिति से बड़ी प्रेरणा मिली | मुसलिम समाज के उदाहरण 
' से हिल्दुओं के अविवेकपूर्ण निर्णय को बल मिला । 2 
बहुत-से सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई जिन्होंने इस्लाम और हिल्दू धर्म को 
मिलाने तथा उनकी धामिक कर्म-पदवतियों, उनके सिद्धान्तों और धर्म सलस्ती 
दूसरे बाह्य लक्षणों पर बल दिये विना ही दोनों धर्मों के भक्तों के गा 
' मिलन-स्थान प्रस्तुत करते का यत्न किया । कवीर तथा दाहू और नानक एवं 
चंतन्‍्य का यही उद्देश्य था। उन लोगों ने स्वतन्त्रतापूर्वक हिन्दओं कफ 
, मानों का धर्म-परिवर्तत किया और समान रूप से जटिल का हि पैसल- 
. ' धर्मपरायणता को त्याग दिया । ा अर मुल्ला 
क्‍ शी प्रकार, भफी आन्दोलन ने भी हिन्दुओं और मुसलमानों में ते अधिक _ 


२१० मुगल शासन-पद्धति 


विद्वान और धर्मनिष्ठ लोगों के लिए एक सार्वजनिक मंच प्रस्तुत किया । मध्य- 
कालीन भारत के उपर्युक्त जन-धर्मो की भाँति सूफी धर्म का प्रसार कभी भी - 
अपढ़ जनता तक नहीं हुआ । संकुचित विचारों से मुक्त दार्शनिकों, लेखकों 
तथा रहस्यवादियों के लिए सुरक्षित यह सार रूप में एक विशिष्ट धर्म-प्रायः . 
एक बौद्धिक एवं भावनात्मक मनोरंजन---था । सूफी धर्म की पूर्वी शाखा मुख्य , 
रूप से हिन्दू वेदान्त की ही एक शाखा है और अकबर के समय से भारत में. 
इसका द्रुत गति से प्रसार एवं विकास हुआ। 

हिन्दुओं ने फारसी भाषा में एक बहुत बड़े सूफी साहित्य को जन्म दिया | ' 
यत्भपि साहित्यिक दृष्टि से यह निम्तककोटि का था, फिर भी भारतीय जनता 
में, विशेष रूप से सत्नहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में, इस धर्म का व्यापक 
प्रसार हुआ । हो सकता है यह राजनीतिक व्यवस्था तथा मुग़ल-साम्राज्य के... 
पतन के फलस्वरूप आर्थिक हास से बचने के लिए एक शरण-स्थान के रूप में 
हो। ये जन-प्रिय धर्म तथा सूफी दर्शन शासक और शासित वर्ग को परस्पर 
निकट लाने को प्रस्तुत हुए । 


४. समाज, भवन-निर्माण-कला एवं कला पर मुसलिम प्रभाव 


पाँचवें, उत्तरी भारत में आधुनिक हिन्दु-समाज के शिप्टाचार की वहुत- 
सी बातें इस्लाम के प्रभाव के ही, कारण विद्यमान हैं जिसने कुछ हद तक 


मध्यम श्रेणी के लोगों के पहनावे और जन-साहित्य में भी परिवर्तत कर दिया : 


था। फिर भी जनसाधारण इससे प्रभावित न हुआ । 


इसके अतिरिक्त आखेट, श्येन (बाज) को सिखलाने की कला और बहुत- 
से खेल पद्धति और पारिभाषिक नामों की दृष्टि से मुसलमानों जैसे हो गये । 
फारसी, अरबी और तुर्की शब्द अधिक संख्या में हिन्दी, बँगला और मराठी 
भाषा में भी प्रवेश कर गये । इसी प्रकार का प्रभाव अंग्रेजी जीवन और भाषा 
पर नॉमेन विजय के फलस्वरूप हुआ था। . | 


आंशिक रूप में तुर्की द्वारा तथा उससे कम अंश में ईरान द्वारा, यूरोप का 
अनुकरण कर, मुसलमानों ने युद्धकला का अत्यधिक विकास किया । हिल्दु- '. 
काल के राजा तुच्छ सेनाओं अथवा वहुत-से तुच्छ सैनिक-वर्गों के संगठन 
का नेतृत्व किया करते थे.। किन्तु मुग़ल सम्राद्‌ एक प्रधान के आदेशों का 
पालन करने वाली एक मह॒ती सेना रखते थे जिसका प्रबन्ध करने के लिए वहुत 
बड़ी संगठन-शक्ति और क्षमता की आवश्यकता थी। इसने, इस प्रकार, हिन्दू- 
काल में सम्भव अवसरों की, अपेक्षा सेनापतित्व के प्रदर्शन का अधिक अवसर 


मुगल शासन की सफलता एवं असफलता 3 


प्रदान किया । केवल संगठन की दृष्टि से (वास्तविक कार्यक्षमता से भिन्न, युद्ध 
साधन के रूप में), मध्यकालीन एशियायी स्तर के अनुसार, मुगल सेना का 
अत्येक विभाग प्रायः पूर्ण था । 

सभ्यता की सामान्य प्रगति तथा तोपों के प्रचार के स्वाभाविक परिणाम- 
स्वरूप भारत में मुसलमानों ने दुर्गकरण की पद्धति में बड़ी उन्नति 
की थी। _ 


मुसलिम शासन ने भवन-निर्माण-कला में भी स्पष्ट प्रगति की थी । हिन्दू 
' राजाओं से अपने धन तथा कौशल को मन्दिरों पर ही अधिक व्यय किया । उनके 
सभी प्रासाद नष्ट हो चुके हैं और यह प्रतीत होता है कि वे उच्च अथवा बहु- 
मूल्य ढाँचे घाले न थे। किन्तु मुसलमानों ते मसजियों के अतिरिक्त प्रासादों 
और मकबरों का भी निर्माण करवाया था । अद्ध॑-वृत्तीय चमकदार मेहराव और 

मेहरावदार गुम्बद विशेष, रूप से मुसलमानी हैं और इसी प्रकार के ज्यॉमितीय 
ढंग से प्रदर्शित उद्यान भी हैं । 


ललित कला के क्षेत्र में मुसलमानों की बहुमुल्य देन चित्रकला की भारत- 
अरवी प्रणाली है। मुग़लों ने बुखारा और खुरासान के मार्ग द्वारा चीनी चित्र- 
- फैला को भी अपनाया था और अकबर के दरवार में यह कला देशी हिन्दू चित्र- 
कला से मिल गयी थी जिसकी परम्पराएँ उपेक्षा और निर्धनता के मध्य जीवित 
थीं। इस एकीकरण का फल यह हुआ कि चीनी लक्षणों का द्रतगति से लोप 
हो गया और अस्वीकृत न किये जाने योग्य विदेशी कलायुक्त चित्रों को विशुद्ध 
भारतीय रूप दिया गया । [स्टडीक्ष इत सुग़ल इण्डिया, १० २६०-२६१] इस 
प्रकार चित्रकला में एक सच्ची चेतना का प्रादुर्भाव हुआ और मुग़लकाल में 
उस क्षेत्र में हमारे कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया । यह शंली 
भारतीय कला' अथवा 'मुग़ल चित्रकला के नाम से अब भी विद्यमान है। 
तवाकधित राजपुत-प्रणाती केवल मुगल अथवा हिन्दू पीराणिक अथवा काव्य 
विषयों से युक्त भारत-अरबी प्रणाली है। इनकी बनावट भिमश्न थी, विन्तु 
फला अथवा शैली भिन्न नथी। 
इस प्रकार साधारण रुप से मुसलिम शासन ने और विशेष हप से मुंगल- 
साम्राज्य ने मध्यकालीन भारत के लिए बहुत-्सी महान और सुखर चीजें 
उपलब्ध की थीं। फिर नी यह क्षमफल वयों हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर देते के 
निमिस हम वोगों के लिए भारत में मृसलिम राज्य की सदसता और निर्वलता 
मी ऊझोच कार मेला आवर्यम है । 


२१२ मुग़ल शासन-पद्धति 


५. भारत में मुसलिम-स्थिति. की दशविति के तत्त्व 


भारत में मुसलमानों को सर्वप्रथम विजित तथा विदेशी लोगों के बीच 
समान भाषा, परम्परा, धर्म, उपदेशक, राजनीतिक स्तर रखने का लानभ प्राप्त 
भा। जातिगत भेदों की अनुपस्थिति तथा इस्लाम की प्रजातन्त्रीय प्रवृत्ति ने 
विजयी सम्प्रदाय को श्वातृत्व के सूत्र में बाँध दिया और उन्हें एक कर दिया | 
यही कारण था कि मुसलिम भारत के राज्यों ने अठारहवीं शताब्दी में अपने 
अधःपतन के पूर्व, विदेशी आक़मणों के समय, प्राय: एक अद्वितीय एकता का 
परिचय दिया था। भारत के मुसलिम शासकों की शवित का दूसरा स्लोत यह 
था कि उन्होंने प्राचीन ग्राम-शासन पद्धति तथा हिन्दुओं के समय की भूमि-कर 
वसूल करने की प्रणाली को कायम रखा और माल-विभाग में अधिकांश 
हिन्दू अधिकारियों को ही निमुक्त किया । इसका फल यह हुआ कि हमारे 
करोड़ों ग्रामीणों का जीवन, राजधानी में राजबंशीय परिवर्तेनों के होने पर भी, 
स्थिर रहा और उनके पास अपने नये स्वामी से असन्तुप्ट होने तथा उनके 
विरुद्ध उठ खड़े होने का कोई कारण न रहा । 


६. नवागन्तुक मुसलमानों का भारतीय हो जाना 


किन्तु भारत में आक्रमण करने वाली मुसलिम जाति के ठहरने की 
लम्बी अवधि के कारण उनकी विदेशीयता नप्ट हो गयी और इससे उन पर 
एक विशुद्ध भारतीय छाप लगा दी और यहाँ तक कि सत्रहवीं शताब्दी के आगे 
भारतीय मुसलमानों को चुखारा, ईरान अथवा अरब के नवागन्तुकों को अपने 
समाज में प्रसन्नतापूर्वक खपाना उत्तरोत्तर कठिन हो गया। (यह परिवर्तन 
भारतीय जलवायु के प्रभाव से उनके डील-डौल और रंग में अपकर्ष 
(वशंथ्पंण।रणा) आ जाने के कारण स्पष्ट था।) भारतीय मुसलमानों ने 
बहुत-सी भारतीय प्रथाओं, विचारों, खाद्य-पदार्थों (विशेष रूप से पान), वेप- 
भूषा और एक भारतीय भाषा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी [ज़वाने हिन्दवी, भारतीय 
जवान | को भी अपना लिया था। इस भाषा का व्याकरण सम्बन्धी ढाँचा यद्यपि 
संस्कृत का सा है किन्तु इसकी शब्दावली हिन्दी शब्दों के अतिरिक्त फारसी और 
अरबी शब्दों से पूर्ण है। इस प्रकार शताब्दियों के क्रम में भारतीय मुसलमान 
वाह्मय अरवी जगत्‌ के अपने भाइयों से लगभग पूर्ण रूप से पृथक हो गये । भारत . 
में आये हुए बाद के मुसलमान स्थानीय जनों में मिल गये किन्तु यह केवल दो या 
तीन पीढ़ियों के समाप्त होने पर ही सम्भव हो सका। इस अवधि के भीतर उन 


मुगल शासन की सफलता एवं असफलता २१३ 


. लोगों ने स्पष्ट रूप से भारतीय आचारों को अपनाकर और विदेशी विशेयताओं 
को त्याग दिया था । 
विशाल हूप से अत्यधिक हिन्दू तत्त्तों और विशुद्ध भारतीय वातावरण 
' के बीच इस देश में शताब्दियों तक निवास करने के कारण मुसलमान धीरे- 
धीरे कुछ वातों में देशी जनों के साथ घुल-मिल गये । भारतीय मुसलमानों ने 
' अधिक संख्या में स्थानीय स्त्रियों के साथ विवाह किया और ऐसे असंख्य लोगों 
की सामाजिक समानता स्वीकार की जिन्होंने हिन्दू धर्म (अथवा पतित बौद्ध 
धर्म) की त्यागकर अपना धर्म-परिवर्तत कर लिया था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि उनकी रक्‍त-विशुद्धता और उनके विशिष्ट जातीय लक्षण शीक्र ही 
नप्ट हो गये । उन लोगों ने बहुत-सी हिन्दू प्रथाओं, विचारों और जीवन के 
तरीकों को भी अपना लिया। मध्यकालीन जनग्रिय धम, सूफी मत, उद्‌ 
भाषा तथा भारत-अरबी कला विजित और विजेताओं की समान सम्पत्ति थी, 
. और ये सब उन्हें सांस्कृतिक रूप से आत्मसात्‌ करने के लिए (#0 9९४4) 
प्रस्तुत्त हुए किन्तु जाति-प्रथा की पत्थर सदृश्न कठोर दीवारों ने उन्हें पृथक्‌ ही 
रखा। वहुत-से मुसलमान साधु (पीर) निम्न वर्ग के हिन्दुओं द्वारा पूजे गये 
और विख्यात मुसलिम संत शिवाजी तथा महादजी सिन्धिया जैसे हिन्दू धर्म- 
परायण नायकों द्वारा सम्मानित किये गये । बंगाल तथा दूसरे भदेशों की अन- 
भिन्न मुसलमान जनता, जहाँ पर कोई जागरूक सुधारक मुल्ला न था, हिन्दुओं के 
धामिक त्यौहारों तथा जनप्रिय ग्राम देवताओं के सम्मान में हुए उत्सवों में उसी 
प्रकार भाग लेती थी जिस प्रकार अभी हाल तक बिहार में निम्नजाति के 
हिन्दू मुसलमानों के साथ मुहरम के अवसर पर निकाले गये जुलूस में पूर्ण जोश 
के साथ भाग लिया करते थे । 
इस प्रकार, जहाँ प्राचीन धर्म-पुस्तकें तथा कट्टर सिद्धान्त दोनों सम्प्रदायों 
. को पृथक रखते थे, वहाँ उसी भारतीय ल्षितिज के अन्तर्गत एक समान लक्ष्य 
तथा जीवन की हिताहित की बातों ने, कट्टर सुल्तानों अथवा बादशाहों हारा 
समय-समय पर छेड़े गये (जिहाद) धामिक युद्धों के अतिरिक्त, उन्हें परस्पर 
निकट खींच लिया धा।._ क्‍ 
अवध सिविल सर्विस के एक अनुभवी सदस्य श्री एचं० सी० इरविन ने अपने 
सृक्ष्म विश्लेषण में स्पप्ट किया है--'कि विभेद की सबसे चौड़ी रेखा जो हिन्दू 
आचारों को मुसलमानों से पृथक करती है. ..अन्ततोगत्वा इस आधार पर वनी 
हुई है कि हिन्दू मस्तिष्क, विचारों की प्रदृत्ति तथा जीवन का ढंग निराशात्मक 


२१४ मुगल शासन-पद्धति 


योग धर्म पर आश्रित है और उसी के साँचे में ढला हुआ हैं; जबकि मुसलमानों _ 
की ये बातें सुखान्तक आनन्दवाद के धर्म की प्रभुता से प्रभावित हैं ।*"* हिन्दुओं 
के सदाचार का आदर्श विशेष रूप से संन्यास और काम एवं इच्छाओं के दमन 
तथा अप्रधान रूप से शुभ कर्म में निहित है'*'॥ उनका स्थायित्व किसी अच्छी 
वस्तु की आशाहीनता का फल है किन्तु मुसलमानों के सदाचार के आदर्श की 
उत्पत्ति किसी निश्चित स्तर तक के भौतिक सुख के सन्‍्तोप तथा संकीर्ण 
विचारों से होता है जिसके ऊपर वह उठने का यत्न नहीं करता है । . 


“सज्जनता, दब्वूपन तथा शिकायत न करने वाली धीरता के साथ-साथ 
मस्तिष्क की असंगतता एवं उद्देश्य की अस्थिरता हिन्दुओं की मुख्य विशेषताएँ 
हैं।'''इन गुणों में से प्रथम तीन गुणों का जो कुछ भी अंश मुसलमानों में 
विद्यमान है, उसको उन्होंने मुख्यतया अपने हिन्दू पड़ोसियों. के लम्बे सम्पक 
अथवा शायद मूल हिन्दू धर्म से प्राप्त किया है। अन्तिम दो ग्रुणा का 
थोड़ा-सा अथवा कुछ भी अंश उसमें नहीं है क्योंकि वह व्यावहारिक, तकंसंगत, 
तीक्ष्ण दृष्टि वाला तथा पर्याप्त दृढ़ है किन्तु सब का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित है। 

“मुसलमानों के विचार कठोर और अपरिवतंनीय होते हैं ।” 

“फिर भी, ये वातें पूर्ण रूप से अवध के मुसलमानों के एक छोटे-से 
वर्ग के लिए ही चरितार्थ होती हैं जो हिन्दु सम्पर्क के प्रभावों से लगभग पूर्णतः 
बच गया है ।... (इस वर्ग में) मुख्य रूप से कुछ नगरों में रहने वाले 
पुराने तथा धनी लोगों के वंशज हैं। ग्रामीण तथा निम्न वंश के मुसलमान 
अधिक मात्रा में हिन्दुओं जैसे हो गये हैँ । ब्रिटिश शासन की दबाने तथा 
परस्पर मिलाने वाली शक्ति के अन्तर्गत सम्मिश्रण का क्रम जारी है। [गाडन 
आँव इण्डिया (१८८०), पृ० ५८-६० ] 


७. राज्य के अन्तर्गत छिन्न-भिन्न करने वाली शक्तियाँ 


भारत में मुसलिम साम्राज्य का प्रसार किसी संगठित केन्द्रीय शक्ति की 
प्रत्यक्ष का्येवाही की अपेक्षा अकेले मुखियाओं एवं साहसी व्यक्तियों द्वारा 
हुआ था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यहाँ पर सैद्धान्तिक बादशाह के रूप में 
सदेव एक वधानिक सुल्तान हुआ करता था; किन्तु उत्साही एवं उन्मादपूर्ण 
सेनानायक इस केन्द्रीय शासन के केवल नाममात्र के ऋणी थे, जिन्होंने सीमा 
के बाहर हिन्दू प्रान्‍्तों को जीता था और जो सुल्तान के एक शब्द द्वारा हटाये, 
जाने योग्य केवल वेतन-प्राप्त नौकर होने के स्थान पर साधारणत: अपनी सेना 
तथा अपने कोष के स्वामी थे । मेकॉले ने पोप के सम्बन्ध में लिखे अपने 


मुग़ल शासन की सफलता एवं असफलता २१५ 


प्रसिद्ध लेख में इस वात का वर्णन किया है कि किस प्रकार रोमन कैथोलिक 
चर्च नये लोगों का धर्म-परिवर्तन करने के लिए अपने सामान्य पादरी के पद 
को काम में लगाये बिना ही असम्बद्ध अथवा अस्वाभाविक पर्मोक्मत्तों के 
उत्साह का प्रयोग करता है और इन उत्साहियों के ऐच्छिक कार्यो से पूरा 
लाभ उठाता है। प्रसार और जीत के समय मुसलिम भारत के केंद्रीय राजा 
की भी इसी प्रकार की नीति थी। उसने अपने धर्म के दुस्साहसी व्यक्तियों के 
साथ उत्तम सम्बन्ध स्थापित किया था और अपना तिजी जब और धन व्यय 
किये बिना ही उनके साहसपूर्ण उपक्रमों तथा लबलीन प्रयासों से लाभ उठाया 
था | इसके साथ ही साथ उस्हें अपने अति, अधीन करने अथवा उनके द्वारा 
विजित एवं शासित प्रान्तों पर अत्यन्त कठोर निगस्त्रण करते के लिए हृठ न 
कर उन्हें प्रसन्न रखता था । 
यह व्यवस्थो उस समय तक सुचारु रुप से कार्य करती रही जिस समग्र 
तक नये प्रदेश जीतने के लिए शेष रहे । किन्तु जब मुसलमानों का प्रसार पूर्व 
: और दक्षिण की ओर अपनी अत्यन्त दृरस्थ सम्भव सीमा तक पहुँच गया, तो 
विद्रोह, पडयन्त्र, बादशाहों की हत्या तथा उत्तराधिकार के लिए अराजकता- 
पूर्ण युद्ध साधारण बातें हो गयीं क्योंकि मुसलिम विजय की प्राचीन योजता ने 
स्थानीय स्वायत्त शासनाधिकार की दिशा में एक विधटतशील अथवा छिन्न- 
भिन्न करने की भावना को अपनी देन के रूप में छोड़ रफा था। राजवंशों के 
बार-बार होने वाले इस परिव्तनों तथा भयानक ग्रह-बुढों ने सभ्यता के 
विकास, देश की आ्थिक उन्नति तथा संस्थाओं के विकास में बाधा पहुँचाई । 
लैध्टिन भाषा की एक कहावत भी हैं कि “शस्त्रों के बीच विधि शान्त है!” 
८. जनता. का उत्तरोत्तर पतन 
इस्लाम धर्म में वंशानुगत धनिक वर्ग ने था क्योंकि निंजी सम्पत्ति के 

अधिकार को मान्यता प्राप्त न थी । प्रत्येक अमीर की भूमि एवं उसकी तिजी 
 झम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी। इनका 
यदि कोई अंश उसके पुत्र को मिल जाता था तो यह बादशाह की केवल 
अनुकम्पा होती थी। इसमें कोई स्देह तहीं कि इस नियम ने प्रयास को 
शिधिल कर दिया और इसके साथ-साथ इसने सम्यता अर्थात्‌ अतीत के घत- 
संग्रह को भविष्य के विकास के लिए प्रयोग करने के आधार को ही नप्ट कर 
दिया । ऐसे समाज में संभी वस्तुएँ क्षणमंगुर थीं। एक अमीर द्वारा स्थापित 
आधिक उन्नति एवं स्थिति उसकी मूंत्यु के पश्चात्‌ धूल में मिल जाती थी और 


+ 5 


२१६ मुगल शासन-पद्धति 


उसके पुत्र को अपने पिता द्वारा की गयी उन्नति का लाभ उठाने योग्य हुए हो 
धिना नये सिरे से एक साधारण व्यक्ति की भाँति अपना जीवन आरम्भ करना 
पड़ता था । इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी एक मुसलिम देश के अत्यन्त छोटे से 
छोटे उद्भव से भाग्य बनाने तथा भ्ृत्यु होने पर राज्य द्वारा मृत व्यक्ति की 
निजी सम्पत्ति की जब्ती से उसके जीवन भर की कमाई नप्ट होने और उसके 
पुत्रों को निर्धन व्यक्तियों की स्थिति में करन का क्रम जारी रहता था । 

यह तो रही धनी वर्ग की वात | जहाँ तक साधारण जनता का प्रश्न था, 
मुसलिम राज्य ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने, राष्ट्रीय चरित्र का विकास 
करने अथवा लोगों की आर्थिक उदन्नति को निश्चित करने का यत्न नहीं किया 
था । विचारों की स्वतन्त्रता न थी और दरवार में निम्नकोदि की चाहुकारिता 
की आशा की जाती थी तथा उसे प्रोत्साहन दिया जाता था । यही कारण था ' 
कि भारतीय मुसलमानों में साहित्य तथा कला के क्षेत्र में कोई प्रतिभाशाली 
व्यक्ति न उत्पन्न हुआ। 

यदि हम सुदूर दक्षिण के कुछ मन्दिरों को प्रथक कर दे तो राजदरबार 
: ही संस्कृति का एकमात्र केन्द्र तथा ललित कला का एकमात्र शिशुग्रह था। 
किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र का इससे लाभ नहीं होता था और दरबार प्रश्नय 
(एशधा०78४89०) का रचनात्मक प्रतिभाओं (७९४४४ए०७ 2०7४8) पर. बड़ा बुरा 
प्रभाव पड़ता था। इसीलिए मध्यकालीन भारत में हिन्दू और मुसलमान 
साहित्य एवं कला प्रजातान्त्रिक यूनान अथवा इंगलेण्ड के उत्पादन से बहुत 
पीछे रहा, ” 

8.. हिन्दुओं के स्वाभाविक विकास की अवरुद्धि 


पर गासल ते हिन्दुओं के विकास को अवरुद्ध कर दिया | विजय के 
आरम्भ में. हक मठ जौर बड़े-बड़े मन्दिर लूट लिये गये और इस प्रकार 
हिन्दुओं के 5 अब नष्ट कर डाले गये । किसी भी शक्तिशाली हिन्दू 
राजा को संस्कृत गं एवं लेखकों का संरक्षक बनाने के लिए नहीं छोड़ा 
गया । इसका फल झह हुआ कि संस्कृत विद्या मध्यकालीन भारत से स्वतः ही 
लुप्त-सी हो पर ॥४जका जो कुछ भी अंश बच रहा, वह विशेष अनुपयोगी न 
था और इसमें की सूक्ष्मताओं, धामिक हृत्यों. के विस्तार, धामिक 
विधियों के नये संस्कूरण, प्राचीन पुस्तकों की टीकाओं और टौकाओं की 
टीकाओं का संग्रह मात्र था। इस प्रकार उत्तरी भारत १२०० ई० से लेकर 
१५५०.ई० तक वोडृद़क दृष्टिकोण से मरुस्थल ही रहा । केवल अकबर के 


भुगल शासत की सफलता एवं असफलत्ता २१७ 


'” राज्यकाल में ही हिन्दी में तुलसीदास तथा बेंगला में वेष्णव लेखकों के कारण 
एक महान्‌ हिन्दू साहित्य पुतः रवा गया किन्तु वह केवल यहाँ की देशी भाषां 
में ही था। अकबर ने ही एक सच्चे राष्ट्रीय दरवार की स्थापना और उसी 
के अंधीन भारतीय ज्ञान का महान्‌ उत्थान हुआ । यु 


१०. भारतीय मुसलमानों का अपकष॑ण 


- मुग़लकालीन भारतीय इतिहास के सूक्ष्म अध्ययन से मुसलिम सामन्तशाही 
एवं भारत में बसे हुए मध्यम वर्ग के द्रतगति से पतन का स्पष्ट आभास हो 
जाता है। इस पतन की तीब्रता एवं निश्चितता अंशतः हिन्दू धर्म को छोड़कर 
मुसलमान धर्म को अपनाने वाले लोगों एवं ईरान अथवा मध्य एशिया से 
आये हुए नवागन्तुकों की प्रतिभा तथा आचरण से आवृत्त थी। किन्तु यह 
और भी अधिक विचित्र बात है कि अन्तिम दोनों वर्गो के पौन्रों का भारतीय 
भूमि पर आशातीत पतन हुआ । पर 

- इस विचित्र बात का प्रधान कारण वर्णशंकरों की अनियस्त्रित और निम्न- 
कोटि की उत्पत्ति तथा सभी कुलों, जातियों तथा सभ्यताओं की स्त्रियों से पूर्ण 

। अन्त.पुर का पोषण था । इनकी सस्तानें विशुद्ध हिन्दुओं, ईरानियों अथवा 
. वुर्कों की अपेक्षा अत्यन्त विम्तकोदि की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती थीं. 
मुगल-साम्राज्य द्वारा देश को प्रदत्त शान्ति और व्यवस्था के साथ-साथ 
अत्यधिक धन होने के कारण उच्च वर्ग के मुसलिम लोगों में विलासिता घर 
कर गयी थी और शासक वंश के होने | के नाते उनकी स्थिति से उनमें ्द्प 
' और आलस्य भी आ गया या। वशानुगत अमीरी की पतनोस्मुख होने को 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है और यह क्रम केवल सेना, व्यावहारिक प्रशासन तथा 
दुधरे प्रकार के स्वस्थ कार्यों में कदित परिष्म करे दवा. एक अजातान्त्रिक 
.. देश के स्वतन्त्र जन-जीवन अथवा इंप्साहसिक एवं अनुसन्धानात्मक कार्यों में 
अर मे ही से का वस्ताह। किन गत सर के पुन मे ए 
सुधारात्मक बातों की कमी थी, जिन्हें सम्राट उनके पिता की अजित स्पा 
का एक भाग सर्देव छोड़ दिया कर्ता था और उन्हें उनके बंध के करिए अंक 
ऊँचा पद दे दिया करता था। ,. '€ ध 
भारतीय मुसलमान अपनी 'मातृ 322 
 श्ापा को कायम न रख सके और इस कक जर्सी अथवा | 
हुं 5 गों ने साहित्यिक उद्देश्यों 
के निमित्त किसी भारतीय भाषा क्ष्े नहीं जम हियेगी 

(अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी) में लिखने हें कप पके लीड । उन्हें कब 

ही ' . हँति थी जिसे वे अपने घरों, 


२१८ मुगल शासन-पद्धति 


लयों, मुहल्लों तथा शिविरों में बोलते थे । जबकि हिन्दुस्तानी उसकी मातृभाषा 
थी, भारतीय मुसलमान सरकारी पत्रव्यवहार, गम्भीर एवं ललित साहित्य 
तथा शिप्ट व्यवहार में फारसी भापा से चिपके रहने का तीज एवं नाशक 
यत्न लगभग १८०७० ई० तक करते रहे। इस समय हिन्दुस्तानी उनको 
साहित्यिक भाषा के रूप में स्पप्ट रूप से स्वीकृत थी। भाषा की यही 
कठिनाई भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक बन्ध्यापन (छ077शा॥689) का 
कारण थी और इसने मुग़लकाल में वास्तविक शिक्षा के प्रसार की गति को. 
बहुत धीमा कर दिया था। 


भारत के और विशेष रूप से तुर्की और अफग्रान नस्ल के मुसलमान 
संन्‍्य-वंश के थे किन्तु वे न तो अत्यन्त बुद्धिमान ही थे और न व्यवसायी ही 
थे | इसीलिए जब उनकी विजय अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच गयी तो 
उनका पतन आरम्भ हो गया । 


अमीरों के अन्तःपुर में स्त्रियों के अधःपत्तन के कारण उनके बच्चों का 
अध:पतन होना स्वाभाविक था। अरब और ईरान की अपेक्षा भारत में इस 
दोप ने अधिक निक्ृृष्ट रूप धारण कर लिया था जहाँ पर केवल थोड़े-से ही 
लोग एक से अधिक पत्नी रखने की क्षमता रखते थे । ये पत्नियाँ प्रायः अपने 
पतियों के ही वंश की होती थीं । 
११. प्रगति एवं आत्म-सुधार की भावना के अभाव के कारण 
मुग़ल-साम्राज्य का पतन 


मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विद्यार्थी इस तथ्य से चकित हुए .विना 

नहीं रह सकता है कि अठारहवीं शत्ताब्दी में मुग़ल-साम्राज्य का निराशाजनक 

पतन हुआ यद्यपि इसके पास उत्तम से उत्तम साधन उपलब्ध थे और इसने 

सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में भारत के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर लिया 

था | अठारहवीं शताब्दी में मुगल सम्यता एक नप्ट बन्दुक की गोली की भाँति 

थी और मुगल-साम्राज्य का पतन केवल समय की बात थी यद्यपि उस समय 
भारत में कोई नादिरशाह अथवा अहमद अब्दाली नहीं आया था । 

सभी पूर्वी देशों के राजतन्त्रात्मक राज्यों की प्रवृत्ति एवं ब्रिटिश साम्राज्य 

जैसे एक आधुनिक शिष्ट साम्राज्य की प्रवृत्ति का अन्तर ही इस पतन का सर्वे- 

. प्रथम कारण है। ऐसे आधुनिक साम्राज्य के भीतर एक स्व-आलोचनात्मक 

एवं सुधा रात्मक प्रवृत्ति रहती है। इसी लिए पतन के नये दोपों तथा स्रोत्तों का 

शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है और उनके असाध्य होने के पूर्व ही उनका * प्रवन्ध 


घ 


मुग़ल्ल शासन की सफलता एवं असफलता २१६ 


कर दिया जाता है। पृवी राजतल्ात्मक राज्यों अथवा रोम तथा मंसीडोनिया 
जैसे प्राचीनकाल के यूरोपीय राजतस्तात्मक राज्यों में ऐसी व्यवस्था न थी । 


... इसे, पूर्वी राजतस्त्रात्मक राज्य प्रधान रूप से सम्राट के व्यवितित्व पर 
और किसी अंश तक शासन करने वाले अल्पसंख्यकों के चरित्र पर आश्रित हैं । 
दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य प्रजातस्त्रात्मक है; इसमें समस्त ब्रिटिश जाति 
तथा उसमें लुप्त दूसरी जातियों का अधिकांश विश्व पर अधिकार है । इस पर 
किसी अकेले राजा अथवा अकेले परिवार का अधिकार नहीं है। यही कारण 
है कि यदि एक पीढ़ी का शासत्र करने वाला ब्रिटिश परिवार दूसरी पीढ़ी में 
अष्ट हो जाय तो उसका स्थान लेने के लिए ब्निदिश जाति में से नये तथा 
पत्रय शासक निकल क्षाते हैं। दूसरी ओर, मुग़लकालीन भारत में यहाँ पर 
पैदा हुए मुसलमानों का पतन तेजी से हुआ और यह आश्चर्यजनक था । 
इसे कोई वस्तु रोक न सकी क्योंकि उस समय ते तो जन-शिक्षा ही थी, दे 
जनता प्रें इस सम्बन्ध में वाद-विवाद ही होता धा और न किसी प्रकार का 
सामाजिक सुधार ही था । जैवर दरें के उस पार से आने वाले योग्य साहसी 
ध्यक्तियों का आयात भी बन्द हो गया जिन्होंने अअवर और शाहजहाँ के 
शासनकाल के बंभव में योग दिया था । भारत के शासक परिवार के पतन 
को न तो अंसंख्य स्थानीय लोगों में से और न विदेशों से आये हुए थोड़े-से 
व्यक्तियों में से नये लोगों द्वारा रोका जा सका ।. 


मुगल शासन का सबसे घातक दोप यह था कि इसने देश में स्देव सेन्य 
, शासन के लक्षणों को ही कायम रखा और एक राष्ट्र अथवा एक सजातीय 
राज्य का निर्माण करने का यत्न नहीं किया । शाहजहां के स्वर्णयुगीत आगरा 
और दिल्‍ली के बेभव से हमें यह तथ्य नहीं भूल जाना चाहिए कि मुगल सम्राटों 
ने राजनीतिक मूलभूत सिद्धान्त (महान लोगों के विना भहान्‌ साम्राज्य स्थापित 
नहीं हो सकता) का कभी भी अनुसरण नहीं किया था । उन सम्नाटों में सबसे 
अच्छे सम्राट के अन्तर्गत भी महान्‌ मन्त्रियों एवं सेनानायकों के बावजूद 
'अतीत के सबसे बुरे दिनों की भाँति, समस्त जनता 'मानव भेड़ों' के ही समान 
रही । जिन अंग्रेजों ने भारतीय नवाबों और महाराजाओं को उखाड़ फेंका था, 
चाहे वे मुद्दी ही भर रहे हों और उनमें से कुछ पेशेवर सैनिक भी न रहे हो 
उनके पीछे ब्रिटिश प्रजातत्त्र की -सामूहिक प्रतिभाओं एवं ल्लोतों का एक 
वृहत्‌ भण्डार था, जबकि हमारे नवायों और महाराजाओं के पीछे थोडे-्से 
स्वार्थी अनुयायियों तथा किराये के सैनिकों के अतिरिक्त कोई न था | 


रे 


२२० मुगल शासन-पद्धति 


उन लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों का किसी प्रकार का भी राष्ट्रीय विरोध 


नकिया। 


बगदाद के आरम्मिक अव्वासी खलीफाओं के दरवार में बुद्धिवादी 
(मुतज़ल) आन्दोलन के पतन के पश्चात्‌ व्याख्या-कृत इस्लाम धर्म अत्यन्त जटिल, 
अनुरोध-शून्‍्य तथा वातावरण के परिवर्तनों के अनुकूल अपनाने के अयोग्य हो 
गया । इसमें काल्विनवाद की भाँति एक अत्यन्त कट्टर धर्म की सभी अच्छाइयाँ 
और बुराइयाँ आ गयी थीं | इस्लाम की इसो जटिलता के कारण सभी देशों में 
उसके अनुयायी किसी सीमा तक सफल होते में समर्थ रहे । किन्तु वहीं पर वे 
रुफ गये जबकि प्रगति ही जगत्‌ के जीवन का सिद्धान्त है। इसी समय जबकि 
यूरोप निरन्तर प्रगति कर रहा था, स्थिर मुसलमान उनकी अपेक्षा पीछे हट 
रहे थे और प्रति वर्ष ज्ञान, संगठन, एकत्र स्रोतों तथा अजित क्षमता में यूरोप 


और एशिया के बीच बड़ा अन्तर होता जा रहा था । इससे एशिया वालों को 


यूरोप वालों से मुकावला करना अत्यधिक कठिन हो गया था | मुग़ल-साम्राज्य 
पर अंग्रेजों की विजय यूरोप के राष्ट्रों द्दरा समस्त अफ्रीका और एशिया के 


अवश्यम्भावी अधिकार का केवल एक अंश है । इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार 


व्यक्त किया जा सकता है कि प्रगतिशील जातियाँ रूढ़िवादी जातियों का स्थान 
उसी प्रकार ग्रहण कर रही थीं जिस प्रकार उद्योगी परिवार निद्रालु निरुद्योगी 
परिवारों का अपने समाज के नेतृत्व में स्थान ग्रहण करते हैं| इसलिए यदि 
हम अपने देश के इतिहास-अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आगे आये 
और पंक्तिबद्ध हो जायें तथा इस महान्‌ संसार को परिवर्तत के चक्‍्करदार 
नाले में गहराई में तेजी के साथ बहने दें । 


भारत के लिए ब्रिटेन का मुख्य रूप से सबसे बड़ा उपहार राजनीतिक . 


जज 


है; आर्थिक उपहार तो केवल गौण है। वे व्यवित के लिए उसकी सम्पत्ति की ._ 


सुरक्षा और (उत्पादन तथा सेवा की) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हैं। इन सवों से 
पवित्र तथा सुविधाजनक न्यायालयों, योग्य पुलिस, यान्त्रिक आयात-निर्यात 
तथा एकसे सिक्‍के की अपेक्षा भी आधुनिक भारत की आथिक दशा की अधिक 
उन्नति की है। दूसरी ओर मुग़लकालीन भारत वस्तुतः एक सैन्य-शासन-प्रणाली 
के अन्तर्गत था और वह भी अर्द्ध-घुमक्कड़ लोगों द्वारा संचालित होता था। 
इस राजनीतिक तथ्य ने उस ग्रुग में हमारी आथिक स्थिति को पूर्णतः अपने 
अधीन कर लिया था । घुमक्कड़ जाति के शासकों के अधीन प्रजा का अवर्णनीय 
वौद्धिक एवं चारिन्रिक पतन ही महान्‌ मुग़लों के समय की कल्पित स्वर्ण-भूमि 


मुगल शासन को सफलता एवं असफलता २२१ 


: शे वास्तविक आधिक संकट कौ एकमात्र व्याख्या है। भारत ने आधिक 
पत्र में भी ब्रिटिश शासन के राजनीतिक अथवा आर्थिक प्रभावों से भिन्न अन्य 
, अभावों से अधिक लाभ उठाया है--अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वतस्वता, अधिकारों 
: की सुरक्षा, और इन सबसे बढ़कर प्रगति की उस प्रवृत्ति तथा जनता की 
दास-भावना' के उस निवारण का लाभ जिसके लिए हम पश्चिमी शिक्षा, 
आगल-विधि तथा आग्ल-समाज के सम्पर्क के ऋणी हैं। “कान्प्युसस के 
सिद्धान्तों को अनुसरण” करने की अपेक्षा इनके द्वारा भारतीय अपने राष्ट्रीय 
विकास की चरमसीमा पर पहुँचने के योग्य होंगे। 


नि2]89॥/(प्रा/ (६॥079५8 


अध्याय १६ 
जानकारी के स्रोत 


१, आईने अकवरी की आलोचना 


मुगल शासन-पद्धति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम ज्ञात 
स्रोत अबवुल फजल की आईने अकवचरी है । यद्यपि यह ग्रस्थ बाद की सरकारी 
हस्त-पुस्तिकाओं का मूल और कुछ अर्थो में आदर्श ग्रन्थ है, किन्तु फिर 
भी इसमें वहुत्त-से दोप हैं। भारत में यह.अपनी कोटि का प्रथम ग्रन्थ था और 
इसकी रचना उस समय हुई थी जिस समय नवनिर्मित मुग़ल शासन अर्द्ध- 
तरलावस्था (फ्नीनीषंत ०णावंंध्॑ण्ा) में था। अतः अधिक समय के जमे हुए 
शासन के अनुभवी अधिकारी जिस प्रकार कार्य करने के अभ्यस्त थे, उस प्रकार 
की बातों को कहने की अपेक्षा अबुल फजल हम लोगों से केवल वही बातें 
कहता है जिनका पालन करना ही एक अधिकारी का उद्देश्य होना चाहिए। . 


कहने का तात्पर्य यह है कि वह लोगों के समक्ष शासन की वास्तविक कार्य- - ' 


प्रणाली का सच्चा विवरण प्रस्तुत न करके एक आदर वस्तु प्रस्तुत करता है । 
इस पर भी, वह एक दम्भी अलंकारणास्त्री (ँा७०संणंघ्) है और जब वह _ 
एक तथ्य का उल्लेख करता है तो उसे अलंकारों के आवरण तथा अस्पष्ट भावों 
से आच्छादित कर देता है। इसलिए उसका ग्रन्थ शासकीय ढाँचे का सही एवं 
विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने में अधिक सहायता नहीं देता है । किन्तु जहाँ तक 
सांख्यिकीय भाग का सम्बन्ध है वह विस्तृत और शुद्ध है। जब हम आईने 
अकवरी के वर्णनात्मक भागों को पढ़ते हैं तो तथ्यों की अस्पष्टता एवं असत्यता 
के विचार से दुखी हो जाते हैं । । 


जसा कि डब्ल्यू० कुक लिखते हैं, “जो कोई भी अकबर के शासन के 
विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रन्थ आईने अकवरी को पढ़ता है, उसमें से किसी 
भी विभागीय स्वरूप के किसी अभाव को समझने में असफल नहीं हो सकता 
है । अकबर विस्तार का स्वामी था; किन्तु यहाँ पर इस विस्तार को उसको 
चरमसीमा तक पहुँचा दिया गया है। इसमें हमें शिविर एवं रांज्य-परिवार, 


२२४ मुगल शासन-पद्धति 


किन्तु उस समय से मैंने एक अच्छी दस्तुरुल अम्ल का अनुकरण और: 


अध्ययन किया है। इसकी एक पाण्डुलिपि इण्डिया ऑफिस (लन्दन) के पुस्त- 


कालय में 'फारसी सं ३७० है। इसके दोनों सिरे खराब हैं । दूसरी ब्रिटिश ' 


म्वृूजियम ओरिएण्टल सं० १६४१ है। यह पूर्ण है किन्तु इसका नाम जवाविते 
आलमगीरी अथवा सम्राट ओरंगजेव के नियम' है। विभिन्न पाण्डुलिपियों से 
नकल करने के कारण नामों और तथ्यों में अन्तर होने के अतिरिक्‍त' उसी 
पुस्तक की नकलों की दो पाण्डुलिपियाँ और हैं। उनमें सम्राट के शासनकाल 


के तैंतीसवें अर्थात्‌ १६६९० ई० वर्ष तक के अंक दिये गये हैं जबकि मुग़ल- 


साम्राज्य बीजापुर, गोलकुण्डा और राग्रगढ़ (मराठा राजधानी) पर वलपूर्वक . 


अधिकार कर लेने तथा इन तीनों राज्यों को दिल्‍ली राज्य में मिला लेने के 
पश्चात्‌ अपनी चरमसीमा पर पहुँच गया था। जगजीवनदास और 'राय 
छतरमल के प्रन्थीं में केवल अठारहवीं शताब्दी के मध्य के बाद के आँकड़े मिल 


सकते हैं | इनमें से अन्तिम का उल्लेख मैंने १६०१ ई० में प्रकाशित अपनी 


“इण्डिया ऑँव औरंगजेव' नामक पुस्तक में किया है । 


ये दस्तूरुल अम्ल अथवा सरकारी पुस्तकें विभिन्न प्रान्तों की मालगुजारी, 
उनकी तहसीलों की संख्या, साम्राज्य के विभिन्न नगरों के बीच दूरी, राजदर- 


वार में सरकारी दस्तावेजों से सम्बन्धित नियम, विभिन्न दीवानों के कार्यालयों 


को भेजे जाने वाले दस्तावेजों, राज्य के कुल व्यय, मनसवदारों तथा अन्य 


सेन्य-दलों की संख्या, मुसलिम तथा हिन्दू अमीरों एवं गायकों की साधारण , 


उपाधियों, वस्शियों और दीवानों के कार्यो का विभाजन, खानसामा, बुयुतात, 
मीरआतिश, वर्कत्दाजों और दलों के अन्य विशेष वर्गों के मुशरिफ तथा अहंदीस 
के बख्शी के कार्यों एवं सरकारी कार्यपद्धति, उच्च दीवान के कार्यालयों और 


उसके द्वारा, सम्नाद्‌ के यहाँ से प्राप्त, उसके पास उत्तर में भेजे गये, तैयार | 


किये गये, दस्तखत किये गये अथवा सम्राद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किये दस्तावेजों, 
शाहजादों और मनसबदारों के नकद वेतनों से सम्बन्धित सूक्ष्म नियमों, अश्वा- 
रोही सेना के अश्वों को दागने और नाल लगाने के नियमों, साधनों के आधार 
पर अधिकारियों के वर्गीकरण, छट्टी और समय से अधिक ठहरने की छुट्टी से 
सम्बन्धित नियमों, तथा एक अधिकारी के पद के अनुसार जागीर अधिकार में 
रखने वालों के भुगतान और विभिन्न श्रेणियों के मनसवदारों के वोझा ढोने 
वाले जानवरों के चारे के लिए अनुदान को व्यवस्थित करने के सम्बस्ध में हमें 
कम से कम शब्दों में परिचय कराती हैँ । ह 


व 


जानकारी के स्रोत श्श्प्‌ 


इसके उपरान्त हमें (विभिन्न स्थानों में प्रचलित) वाँटों के कोप्ठक, भारत 
के बहार के विभिन्न देशों के सिक्कों का विनिमय-मृल्य, साम्राज्य के किलों की 
सूची, श्रेणी के अनुसार मनसबदारों की संख्या, पदोन्नति, पदच्युति तथा रुग्णा- 
वकास से सम्बन्धित नियम---संक्षेप में वेतन सम्बन्धी सभी प्रकार के नियम, 
यूरोपीय वन्दूकचियों, खाई खोदने वालों तथा तोपचियों का विशेष वेतन 
[जवाबिते आलमगोरी, पृ० ६०च-६२१ब |, वन्दृक वाले फौजी सिपाहियों को 
वारूद-प्रदाय (सप्लाई) [जवाबिते आलमगीरी, पृ० ६३अ ], अस्त्र-शस्त्रों का 
वर्गीकरण, जज़िया की दर, समुद्री यात्राओं के लिए अनुकूल मौसमों की सूची 
[जवाबिते आलसगोरी, पृ० ६७अ-६८भ |, ईरान की मालगुजारी, विभिन्न 
राजकुमारों, राजकुमारियों एवं अमीरों की जब्त की हुई सम्पत्ति, ईरान से 
प्राप्त उपहारों की सूची, शाही कोयागारों का धन [जवाबिते आलमगीरी, 
पृ० १२३ रब ], कारखानों की सूची [ जवाविते आलम्गीरी, पृ० १३२घ-१३३अ ], 
औरंगजेव द्वारा हटाये गये आवबाबों तथा उसके द्वारा घोषित अवधानिक 
प्रथाओं की सूची [जवाबिते आलमगीरी, पृ० १३५अ-१३७भअ |, औरंगजेब 
. के समय के दकन के कुछ किलों के वर्णन के साथ-साथ बीजापुर, गोलकुण्डा 
आदि के घेरें के समय उसके सैनिक उपकरणों का विस्तृत विवरण तथा सम्राट्‌ 
के दकन सम्बन्धी अभियानों के विषय में और अधिक विवरण और उसके दकन 
के प्रान्तों से सम्बन्धित आँकड़े मिलते हैं । 


उपयक्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि इस दस्तुरुल अम्ल में कितनी अधिक 
उपयोगी और अत्यन्त नवीन सूचनाएँ एकत्र कर दी गयी हैं । दुर्भाग्य से दोनों 
पांडुलिपियाँ बहुत बुरी तरह से लिखी गयी हैं । 

प्रसन्नता की बात यह हैं कि कुछ के सम्बन्ध में हम दस्तूर को वाद के एक 
ग्रत्थ से शुद्ध और पूरा कर सकते हैं जो भारत-इईरानी साहित्य का अपने ढंग 
का एक निराला ग्रन्थ है। मेरा- तात्पर्य मीराते अहमदी अथवा गुजरात प्रान्त 
के अन्तिम शाही दीवान अली मुहम्मदर्खाँ द्वारा लिखित गुजरात के इतिहास' 
से है जो १७६१ ई में पूरा किया गया था । लेखक ने अपने कार्यालय में 
सुरक्षित इस प्रान्त के अधिकारियों के नाम भेजे गये वहुत-से शाही फरमानों की 
पूर्ण प्रतियाँ दे दी हैं । इस दृष्टि से यह पुस्तक प्रामाणिक दस्तावेजों पर 
आधारित सही सूचनाओं की एक सच्ची खान है । दूसरे ग्रन्थों में दिये हुए इन 
में से कुछ फरमानों के पाठों को तुलना करने से अली मुहम्मद्खाँ की ईमान- 
दारी और कार्य-प्रवृत्ति सिड हो जाती है । परिशिप्टांक जथवा तृतीय जिल्द में 


पड मुगल शासन-पद्धनि 


प्रास्तीय शासन के प्रतेक विभाग, अधिकारियों के कार्यों, कार्य लमों की समर्य- 
पद्धति, कोपागारों, करारोपण, वेतन लभा सानशित्रीय विस्तुस वियरणों तथा 
ठगविसलगत जीवन-सरिभों के सम्वन्ध में सूक्ष्म सूननाएँ दी हाई हैं 
2. अधिकारियों के कर्तेब्यां का रजिस्टर 

मुगल ध्रासन-पद्धति सी जानकारी का बहुमूल्य सोत १७१५० में 
(मुनेर के शाह अहमद मुनब्वर के जिप्य) हेदायेसूल्ला बिहारी द्वारा लिया गया 
हेदामेयुल कवायद नाग का एव अत्मस्त दुर्सेभ ग्रन्थ है । यह अधिकारियों मे 
कर्तव्यों आदि के सम्बन्ध में एक उपदेश-पुस्सता के उद्देश्य से लिणी गयी थी। 

हमें ज्ञात है कि अरब शासन के अन्सर्गंस मिस ने अधिकारियों द्वारा लिसे 
गये बहुत-से ग्रन्थों को प्रकाशिल किया था जो प्रणासन के छात्रों के! लिए बे 
ही महत्त्व के हैं | “मुसब्धीहि सरकारी कणों की (एक बहुत बड़ी) सम्पत्ति 
देते हैं। इब्नतुर्व॑र में फातिमी दरवार के शिप्टानार के अत्यन्त सूुद्म विवरण 
से यह विदित होता हे कि दरबार की औपचारिकता की एक पुस्तक से 
इसकी नकल की गयी है । ब्यनितयत ज्ञान छे आधार पर इच्न मम्मती दीयानों 
के लिए नियमों का उल्लेरा करता है और इसके पश्चात्‌ अख-भोलक एक 
उच्च न्यायालय का रजिस्टर प्रस्तुन करता है। इसी नमूने का एक अत्यन्त पूर्ण 
ग्रन्थ वल्काणस्दी का ग्रन्य है। अन्तिम रूप से इब्स दुकमक सथा इब्न दजियान 
जेसे लेखक सरकारी परिमापों के कगगजों का प्रयोग अथवा उसकी प्रतिलिपि 
तेयार करते है । [ एनसाइक्लोपीडिया आऑँव हस्लाम, जिल्द २, पृ० २२] 

हेदायेतुल कवायद में सूक्ष्म निर्देश है कि मुगल शासन के विभिन्न अधि- 
कारियों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, उनसे किन कर्तव्यों के पालन 
की आशा करनी चाहिए, उन्हें क्या सतर्कता बरतनी साहिए और उन्हें 
कौनसे फागज तैयार करने चाहिए अथवा किन कामजों की दो प्रतियाँ तैयार 
करनी चाहिए | यह एक कथनोपकथन के रूप में है। प्रत्येक भाग इस उवित के 
साथ आरम्भ होता है कि किसी पद (उदाहरणार्थ, फोजदारी) के लिए एक 
इच्छुक व्यवित उस कार्य में दक्ष व्यक्ति से पूछता है कि “अपने रवामी को सन्तुप्ट 
करने, लोगों को प्रसन्‍न करने तथा अपने लिये एक अच्छा नाम और वैभव प्राप्त 
फरने के लिए मुझे किस प्रकार फार्य करना चाहिए ? और विशेष गुणों की 
एक लम्बी सूची के साथ उसे उत्तर मिलता है। एक नवनियुक्त व्यक्तित को इन्हीं 
गुणों का अभ्यास करना चाहिए । (इस सूची के साथ-साथ ) उसे उसके पद के 
कार्य की वास्तविक पद्धति, उसके आकर्षणों एवं खतरों के सम्बन्ध में भी 


'जानकारी के स्रोत २२७ 


उत्तर मिलता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तर का एक अंश आदर्श अथवा 
साधारण नेक परामर्श है किन्तु इसका अधिकांश यथार्थ अनुभवों तथा मुगल 
शासकों के बहुत समय से देखे हुए व्यवहारों पर आधारित है । यहाँ पर हमें 
उस शासन का भीतरी दृश्य दिखायी देता है जो केवल सेंद्धान्तिक लेखों में नहीं 
मिल सकता है। 


हेदायेतुल कवायद की विपय-सूची :---ईश्वर, पैगम्वर और संरक्षक फकीर 
की प्रशंसा--लेखक तथा पुस्तक लिखने का अवसर--विपय-सूची पाँच 'वाबों' 
में विभक्‍त है---जो ४६ फसलों में पुतः विभाजित हैं । प्रथम बाब में पूर्ण पुरुष 
(इंसाने कामिल) , दविशों, सुल्तान, वकील और वजीर, खानसामा, वरुशी, 
गुसलखाने (स्नानागार) तथा दीवानखाना के दारोगा, सूवेदार, फौजदार, तोप- 
खाने के दारोगा, मिगवाशी (वन्दूकधारी सैनिकों का कप्तान) का वर्णन; द्वितीय 
बाब में सद्र, काजी, सुफ्ती, मुहतसिव, बाजार के मूल्य के निर्वारिक, संवाद- 
दाताओं, बख्णी के पेशकार, नौकरों के पसन्द करने की क्रिया, अमीन, करोड़ी, 
कोतवाल, मीरे इमारत (भवनाव्यक्ष ), मुशरिफ का वर्णन; तृतीय वाब में 
कचहरी आदि के ग्यारह तरह के दारोगाओं का वर्णन; चतुर्थ बाव में मुसाहिबों, 
किस प्रकार मालिक अपने नौकरों तथा माता-पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार 
करें, दूसरों के साथ व्यवहार करने के ढंग, दरबार आदि में जाने के ढंग, रहन- 
सहन, व्यय, वेशभूषा का वर्णन; पंचम बाव में यात्रा, जमादार, नाजिर, कार्या- 
लयों के कलकों (लिपिकों) , मुस्तौफी, कानूनगों, जमींदार, दृश्यों (तमाशों) के 
दर्शकों का वर्णन है । 
इस ग्रन्थ की केवल तीन पाण्डुलिपियाँ ज्ञात हैं-“- (१) इण्डिया आफिस 
पुस्तकालय, लन्दन को विलियम इरविन द्वारा अपनी मृत्यु के समय दी गयी पाण्डु- 
लिपि, जहाँ इसे हेदायेतुल कवायद कहते हैं; (२) अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 
अब्दुस समद का संग्रह, जहाँ इसे हेदायेतुल कवानीन की संज्ञा दी गयी है; और 
(३) पटना के एक प्राचीन कायस्थ परिवार से प्राप्त मेरी पाण्डुलिपि जिसके 
आरम्भ के दो पन्‍ने और जन्त के चार पन्ने नहीं हैं । यह एक छोटी पुस्तक है 
जिसके भ्रत्येक पृष्ठ में वारह और तेरह पंक्तियाँ हैं | प्रत्येक पंक्ति केचल पौने 
तीन इंच लम्बी है । यह पुस्तक १६० पृष्ठों अथवा ८५० फोलियो की है (जिनमें 
से प्रथम दो और अन्तिम चार गायव हैं।) 
४. अन्य स्रोत 


सोलहवीं शताब्दी के अकबरनामा से लेकर १७०६ ई० के बहादुर- ह 


न 


श्र८ मुगल शासन-पद्धति 


शाहनामा तक मुगल सम्राटों के दरवार के लम्बे ऐतिहासिक अभिलेखों में - 
शासकीय नियमों अथवा कार्य-पद्धतियों में किये गये परिवर्ततों और नवीनीकरणों 
से सम्बन्धित सूचनाओं का संग्रह है । 

अन्य पाण्डुलिपियों (उदाहरणार्थ निगारतामाये मुंशी" तथा इंशाये हर- 
करन ) में अधिकारियों को उनके पदों पर नियुक्त करने से सम्बन्धित विशिष्ट 
पत्रों के रिक्त प्रपत्र दिये हुए हैं । ये उनके कार्यो की व्याख्या करते हैं । 

शासन और अकवर के दरवार का फादर मास्सेरेयिट का ब्यौरा (अंग्रेजी 
अनुवाद, पृू० २०३-२१२, न्याय, पृ० २०६-२११) तथा डेलेट द्वारा दिया 
गया दरवार का अत्यन्त संक्षिप्त सन्दर्भ (अंग्रेजी अनुवाद, प्रष्ठ ६३-६६) 
अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म है। मनुची अपनी पुस्तक स्टोरिया डु मोगोर, जिल्द २, 
पृ० ३२६-३६०, ४१५-४२१ और ४४६-४५२, में मुगल शासन-पद्धति, 
दरबार तथा समाज का वर्णव करता है जो यद्यपि संक्षिप्त और प्राय: 
आड्म्वरपूर्ण है कित्तु आलोचना और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के लिए बहुमूल्य है । 
औरंगजेव और उसके उत्तराधिकारियों के दरबार के समाचार-फ्त्रों में, जिन्हें 
अखबवाराते-दरवारे मौला कहते थे, हमें शासकीय नियमों तथा पद्धति के 
वास्तविक प्रभावों के अनेक उदाहरणों का प्रासंगिक उल्लेख मिलता है। 
राजवादे तथा टूसरे लोगों द्वारा मुद्रित मराठी लेख (जिनमें अधिकांश कानूनी 
निर्णय तथा व्यक्तियों, अधिकार-पत्रों आदि से सम्बन्धित आदेश हैं) दूसरे 
प्रकार के उदाहरण हैं । इनमें से अधिकांश सचहवीं शताब्दी के थाद के हैं । 

(हारुन-अल-रशीद के अधीन बगदाद के प्रधान काजी) अबू युसुफ इब्न 
याकूब को 'किताबुल खराज' नामक पुस्तक में कट्टर हनफी सम्प्रदाय की 
मुसलिम संस्थाओं एवं प्रथाओं के मूल सिद्धान्तों का उल्लेख है। 

मुगल शासकीय प्रणाली के वास्तविक लक्षणों के अध्ययन के निमित्त एक 


अपरिहार्य पुस्तक है जो हैदराबाद (द्कन) के रिकॉर्ड आफिस द्वारा प्रकाशित 
है और जिसका नाम “सलैक्टैड 3.3 ण्ट्स आँव शाहजहाँ रेन” है । इसमें 


झा ४७.०. 


जानकारी के स्रोत 


न क| 


२७६ 


नासिरुद्दीनसखाँ, संचालक, दफ्तरे दीवानी, १६५०, की भूमिका है। इसमें 
१६२७ से लेकर १६५७ ई० तक के अनेक प्रकार के सरकारी अभिलेखों का 
मूल पाठ (कुछ के चिच्) और अंग्रेजी अनुवाद दिया हुआ है। इनके साथ ही - 
साथ प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या तथा फरमानों अथवा भू-अनुदानों 
सम्बन्धी आदेशों से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विस्तृत रीतियों के पालन का विस्तृत्त 
विवरण दिया हुआ है । 

सन्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में मुगल सम्राटों तथा उनके अधिकारियों 
द्वारा निष्क्ान्त बहुत-से सरकारी कागज जयपुर राज्य के अभिलेख रक्षालय में 
सुरक्षित हैं | ये केवल हैदराबाद के संग्रह के आकार से कई ग्रुने बड़े ही नहीं हैं 
अपितु अधिक उच्चकोटि और अत्यधिक महत्त्व के भी हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध 
अधीनस्थ राजकुमारों और उच्च सेनानायकों से है न कि निम्नकोदि के स्थानीय 
अधिकारियों से (जैसा कि हेदराबाद के रिकार्डों की दणा है) । इन दोनों 
अभिलेख रक्षालयों की सहायता से एक आधुनिक छात्र मुसल-साम्राज्य के 
सचिवालय सम्बन्धी कार्यों का अनुमान कर सकता है । 


नि9]89॥/(प्रा्वा ७६॥॥0॥9५8 


